छ 


१ से श्र 
9 


सचित्र ज्योतिष-शिक्षा 


प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


रचयिता 
बी० एल० ठाकुर, ज्योतिषाचार्य 


मोतीलाल बनारसीदास 
दिल्ली वाराणसी पटना बंगलौर मद्रास 


ह 


© मोतीलाल बनारसीदास 
बंगलो रोड, जवाहरनगर, दिल्ली ११० ००७ 
पपा हाई रोड, मैलापुर, मद्रास ६०० ००४ 
१६ सेन्ट मार्वस रोड, बंगलौर ५६० ००१ 
अशोक राजपथ, पटना ८०० ००४ 
_ चौक, वाराणसी २२१ ००१ 


समपंण 


पुण्य प्रताप पु'ज से जिनके, 

मैंने ज्योतिष शास्त्र पढ़ा ॥ 
जिनके उत्साहित करने से, 

इसमें मेरा ज्ञान बढ़ा ॥१॥ 
परम पूज्यवर पिता आपकी, 

पुण्य स्मृति ये सञ्चित है॥ 
सेवा में लघु सेवक की यह, 
सादर भेंट समर्पित हे ॥२।। 


मावकथन 


वैदिक काल से भारतीय विज्ञानों में ज्योतिष शास्त्र का एक प्रमुख स्थान 
रहा है। विना दूर्वीन के गणित और फलित ज्योतिष दोनों ही में, प्राचीन काल में 
जितना विशद विवेचन ज्योतिष के सम्वन्ध में भारतवर्ष में हुआ है, शायद ही किसी 
अन्य राष्ट्र में हुआ हो। जब से हिन्दी भारत'की राष्टू-भाषा घोषित की गई है, तव से 
आधुनिक भौतिक विज्ञान के अनेकानेक ग्रन्थ हिन्दी मे लिखे जा रहे हैं। इस कार्य में 
अनेक कठिनाइयां सम्मुख आती हैं । पारिभाषिक शब्द ही हजारों की संख्या में गढ़ने 


. पड़ते हैं । परन्तु यह दुःख की वात है कि जहाँ पारिभाषिक शब्दों का कोई सवाल 


नहीं, जो विद्याएँ हमारी पैतृक सम्पत्ति हूँ, उनकी भी सरल सुन्दर और विस्तृत 
व्याख्याए' हिन्दी में आज भी दुषप्राप्य हुँ। 

हर्ण का विपय है कि ज्योतिष शास्त्र सम्बन्धी इस कमी को पूरा करने में 
*सिहसदन' नरसिंहपुर के श्री बी० एछ० ठाकुर सलग्न हैँ । उन्होंने अपने “सचित्र 
ज्योतिष शास्त्र” का प्रथम भाग पूर्ण कर लिया है । इस शास्त्र में स्वयं मुझे रुचि है । 

यह सुन्दर ग्रन्थ पढ़ कर मुझे संतोप हुआ । पुस्तक में यथा स्थान अनेक चित्र 
दिये हैं और यद्यपि ठाकुर साहव ने अनेक भागों का काफी विस्तार से समझाया है, 
भाषा सरल है और ठाकुर साहव ने इस वात को सदा ध्यान में रक्खा है कि पुस्तक 
उनके लिये लिखी जा रही है जिन्होंने पहिले कभी भारतीय ज्योतिष शास्त्र में कोई 
शिक्षा प्राप्त नहीं की । 

आशा है, ठाकुर साहब का यह स्तुत्य प्रयत्न सफल होगा और हिन्दी ससार 
उनके ज्योतिष शास्त्र को पूर्णतया अपनावेगा । 


लाग |; कुञ्जी लाल दुवे 
दिनांक २२ फरवरी १९१४ | उपकुलपति 
नागपुर विश्वविद्यालय 

लेफ्ट० कर्नल पंडित के० एल० दुबे 

बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए० 

वाइस चान्सलर नागपुर यूनिवरसिटी 

व स्पीकर मध्य प्रदेश लेजिसलेटिव असेम्बली 

नागपुर म० प्र० 


FFP ववद 


~ 
उद्देश्य 

बहुत से ज्योतिष ग्रन्थों के होने पर भी इस पुस्तक के लिखने की क्यों 
आवश्यकता हुई यहाँ संक्षेप में यह बता देना अनुचित न होगा । 

आज कल पाश्चात्य देशों में भी फलित में विश्वास बढ़ने लगा है । कई पुरुष 
स्वयं भी अनुभव कर फलित पर विश्वास करने लगे हैं, इस कारण इस शास्त्र के 
अध्ययन की ओर लोगों की रुचि वढ़ रही है, परन्तु ज्योतिष के अधिकतर ग्रन्थ 
संस्कृत में ही हैं और वे ग्रन्थ विद्वानों के समझने योग्य ही लिखे गये हैं, अर्थात्‌ वे ही 
उनको समझ सकते हैँ जो उस विषय में कुछ जानते हों । परन्तु जो उस विषय में 
कुछ भी न जानते हों उनके समझने में वे पुस्तके भाषा टीका में होने पर भी समझ में 
नहीं आ सकर्ती । कारण कि नवीन विद्यार्थी को उन पुस्तकों के समझने में वडी 
कठिनाई होती है । संस्कृत की भी उतनी योग्यता प्राप्त करने का समय या साधन 
का अभाव भी बहुत खटकता है । 


इस कारण राष्ट्रभाषा हिन्दी में एक ऐसी पुस्तक को आवश्यकता है कि जिससे 
कोई विद्यार्थी यदि ज्योतिष का एक अक्षर भी न जानता हो तो बिना किसी दूसरी 
पुस्तक का सहारा लिये घर बेदे स्वयं ज्योतिष का अध्ययन कर सके । 


मैंने भी ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में बहुत वर्ष व्यतीत किये हैं और कई 
पण्डितों से मिल कर इसका अध्ययन करते समय आवश्यक संक्षिप्त नोट भी तैयार 
करता गया जिससे उस विषय की विस्मृति न हो । 

कई मित्रों ने जिनको इस विषय के अध्ययन की तीव्र इच्छा हुई, ये नोट देख कर 
प्रसन्न हुए और जन साधारण के लाभार्थ प्रकाशित करा देने की सम्मति दी। है] 
कारण इस पुस्तक के प्रकाशित करने की आवश्यकता हुई । 

यह पुस्तक इस बात को ध्यान में रखकर लिखी गईं है कि पाठक इस विपय से 
अनभिज्ञ हैं, इसी कारण क्रिसी.विषय को समझाते समय नवीन विद्यार्थी को अध्ययन 
करते समय कठिनाई न हो, कहीं-कहीं एक बात की पुनरुक्ति भी करनी पड़ी है और 
इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि कोई कठिन शब्द न आवे जिससे भावार्थ 
समझने में कठिनाई जान पड़े । जहाँ आवश्यक हुआ है वहाँ कठिन शब्दों को समझा 
दिया गया है । पारिभाषिक शब्द तो सत्र ही समझा दिये गये हैं । इसमें स्थान 
स्थान पर विशेष शब्दों के अंग्रेजी में भी अर्थ दे दिये गये हैं जिससे अंग्रेजी जानने 
वालों को इसके अतिरिक्त भी इतर अंग्रेजी के ज्योतिष ग्रंथों को भी समझने की . 
यो ग्यता प्राप्त हो जायगी । तात्पर्य यह है कि शास्त्ररूपी सागर को पार करने के लिये 
पाठक इस पुस्तक को नौका रूप में पायेंगे । 


( ऽ ) 


केवल इस ज्ञान खण्ड के ही पढ़ लेने से कोई पूरा ज्योतिषी नहीं वन सकता, 
किन्तु यह खण्ड ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान की वृद्धि में सहायक होगा, एवम्‌ ज्योतिष 
शास्त्र में प्रवेश करने के लिये सच्चे मार्ग दर्शक क्रा काम देगा । 


नवीन विद्यार्थी को क्रमानुसार इसके सम्पूर्ण खण्डों का अध्ययन करना होगा । 
ज्ञान खण्ड अध्ययन कर लेने से ज्योतिष सम्बन्धी बहुत सी महत्त्वपूर्ण मुख्य मुख्य वातें 
समझ में आने लगेगी । इसमे, ज्योतिषियों के लाभाथं बहुत से उपयोगी चुटकुले भी 
दिये हैं । जैसे किसी का जन्म सम्वत्‌ मास पक्ष दिन समय आदि न ज्ञात हो तो केवल 
कुंडली चक्र को देख कर ही ये सब बाते किस प्रकार वताई जा सकती हैं या विना 
पंचांग के तिथि नक्षत्र करण वार सूर्य चन्द्र स्पष्ट आदि किस प्रकार बताये जा सकते हैं 
समझाया है । इनके अतिरिक्त तारीख से तिथि आदि कैसे जानना भी बताया है और 
अनन्त वर्षो की जन्त्री देकर जननी बनाने की युक्ति भी वताई गई है । इस ज्ञान खण्ड 
के अध्ययन करने के उपरान्त आगे अध्ययन करना चाहिए । इस ज्ञान खण्ड के 
अध्ययन कर लेने से किसी की टिप्पणी ( संक्षिप्त जन्मपत्रिका ) बना लेना आ जाता 
है। अन्त में फलित सम्बन्धी मुख्य मुख्य वाते संक्षेप में बताई गई हैं जिनको जानना 
आवश्यक है और जिनके जान लेने पर फलित समझने की योग्यता बढ़ेगी । इसके 
उपरान्त ज्यों ज्यों आप आगे के और भी खण्ड अध्ययन करते जायेंगे योग्यता बढ़ती 
जायगी और पूर्ण अध्ययन कर लेने पर आप ज्योतिष के अच्छे जानकार अवश्य वन 
जायेंगे । 


गणित खण्ड के अध्ययन से आप किसी की भी पूरी जन्मपत्री वना सकेंगे, और 
जन्मपत्र बनाने के सम्बन्ध की सम्पूर्ण बातें आप को आ जावेगी । इसमें समय ज्ञान, 
दृष्ट साधन, ग्रह साधन, लग्न साधन, द्वादश भाव साधन, वर्ग साधन, अष्टक वर्ग 
साधन, ग्रह षडबल साधन, भाव षड़बल साधन, आयु साधन, दशा साधन, अहगंण 
साधन, अहगेण से ग्रह साधन आदि अनेक प्रकार का गणित उदाहरण देकर सरलता 
पूर्वक समझाया है, जिससे नवीन विद्यार्थी को समझने में अड्चन न हो। इसके 
उत्तराद्धे में प्रत्येक गणित की क्रिया करने की रीति भी समझाई गई है। 


म फलित खण्ड-- फलित सम्बन्धी शेप सब वाते रहेंगी और महान्‌ पुरुषों की 
ग से उदाहरण देकर अभ्यास कराया जायगा जिससे फल कथन करने की 
योग्यता आ जायगी । यह योग्य विद्वानों के अध्यक्षता में तैयार होगा जिन्होने सारा 


जीवन इसे अध्ययन कर व इसमें अनुभव प्राप्त कर फलादेश ' कथन में कीति 
प्राप्त की है। ह 


.वषफल खण्ड--वर्षफल बनाने का पूरा गणित उदाहरण देकर समझाया जायगा 


ओर वर्ष भर का सम्पूर्णं फल रहेगा जिससे आप अपना या किसी का भी वर्षफल 
बना सकेंगे । ८ 


॥ ७ )) 


प्रश्न खण्ड--प्रश्‍न ज्योतिष सम्बन्धी सम्पूर्ण बातें रहेगी ओर किसी प्रश्न का 
उत्तर देने का अभ्यास उदाहरण देकर कराया जायगा । 

मुहूर्त खण्ड--मुहु्त सम्बन्धी सम्पूर्ण वाते इसमें रहेंगी । 

संहिता खण्ड- “ज्योतिष की शेष बातें मेदनीसंहिता आदि सम्बन्धी वाते इसमें 
रहेंगी । इसमें वर्षा का विचार देश के फल का विचार वस्तु की मंहगाई आदि का 
विचार इत्यादि वातें रहेंगी । 

यह पुस्तक ज्योतिष के नवीन विद्यार्थी को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से लिखी गई 
है । इस कारण यदि इसके प्रकाशन से जनता का कुछ भी लाभ हुआ तो मैं अपना 
उद्देश्य सफल समझूंगा । 

पाठक यदि इस ज्ञान खण्ड को अपना कर यदि मेरा उत्साह बढ़ायेंगे तो इसके 
इतर खण्डों के प्रकाशन में शीघ्रता होगी । 

अंत में विशेष प्रार्थना है कि भूल होना मानुषीय है, यदि किसी विषय को 
समझाने में कोई त्रुटि हुई हो तो या अन्य प्रकार की कोई भूल हुई हो तो सज्जनों से 
आशा है कि क्षमा प्रदान कर भूल की सूचना देगे या अपनी कठिनाई सूचित करेंगे तो 
मैं अति अनुगृहीत होऊँगा और भविष्य में भूल सुधार दी जायेगी और कठिनाई दूर 
कर आवश्यक बातों का समावेश कर दिया जायगा । 

इस खण्ड के लिखने में श्री उमाप्रसाद जी पोतदार हस्तरेखा शास्त्री और 
ज्योतिषाचार्य और मेरे भाई नमंदा प्रसाद ठाकुर ( जो हस्तरेखा और ज्योतिष शास्त्र 
में दक्ष हैं) ने उचित परामर्श देकर बहुत सहायता की है । इसलिये उनको धन्यवाद है । 


भवदीय 
बी० एल० ठाकुर ज्योतिपाचाय 


नरसिंहपुर सिह सदन 
दिनांक १८-७-१९४५ नरसिंहपुर म० प्र० 


ज्योतिष शिक्षा 


( ज्ञान खण्ड ) 
अध्यायानुसार विषय-स्ची 
अध्याय विषय पृष्ठ अध्याय विषय पृष्ठ 
समर्पण ३ १९ अंग्रेजी पंचांग १०२ 
आवकथन र्‌ २० कुण्डली विचार १०५ 
उद्दश्य ६ २१ लग्न निकालना १२ 
१ ज्योतिष शास्त्र के भेद १ २२ इष्टकाल और कुण्डली 
२ ज्योतिष शास्त्र में विश्वास २ बनाना ११९ 
ह र जगत और ग्रह ६ २३ राशियाँ और कालांग १२४ 
राशि चक्र १२ २४ राशि गुण धर्म १२८ . 
५ नक्षत्र विचार १९ 


२५ ग्रह विचार और स्वगृह १३० 


६ धुव की पहिचान २१ 
क्षत्रों २६ ग्रह की उच्च नीच 
७ नक्षत्रों की पहिचान और 
चित्र २३ राशियाँ १३५ 
८ राशियों के स्वरूप ३६ २७ ग्रहमंत्री १३८ 
९ अक्षांश देशान्तर विचार ३८ २८ ग्रहों की दृष्टि विचार १४५ 
१० आकाश की कल्पित रेखाओं २९ ग्रहों का परिचय १५४ 
का स्पष्टीकरण ४५ ३० ग्रह गुण घम १५६ 
११ ग्रहों की गति ५१ ३१ ग्रहो का प्रभाव १६० 
१२ सम्पात विचार ५५ ३२ भाव परिचय नाम आदि १६३ 
१३ सायन निरयन विचार ५९ ३३ भाव विचार १६९ 
१४ काल प्रमाण और वषं आदि ३४ धूपघड़ी बनाना १७३ 
विचार ६० ३५ बिना पंचांग के तिथि आदि 
१५ मास और पक्षादि विचार ६७ ज्ञान र ५७६ 
१६ पंचांग के अंग तिथि आदि ३६ सायन सूयं-चन्द्र साधन १८२ 
का विचार ७१ ३७ नारीख से तिथि जानना अनन्त 
१७ मुहूर्त का संक्षिप्त ज्ञान ७९ वर्षों की जन्त्री आदि १९४ 
१७ पंचांग कंसे देखना और ३८ दिन मान चन्द्रोदय आदि 


उपयोग ९१ जानना २१० 


अध्याय विषय 

३९ कुण्डली पर से जन्म सगय 
ज्ञान 

४० ग्रह बल विचार 

४१ नक्षत्र गुण धर्म 

४२ जन्म पत्री वनाना 

४३ फलित सम्बन्धी स्थूल 
विचार 

४४ फलित विचार करने के 
कुछ नियम 


( १२ ) 


पृष्ठ अध्याय विषय 
; ४४ गोचर विचार 
२१६ ४६ शनि का विशेष विचार 
२२० ४७ आयुर्दाय विचार 
२२६ ४८ मारकेश विचार 
२२७ ४९ दशा साधन 
५० कार्यसिद्धि योग 
२३० ५१ नवांश ज्ञान 
२४३ 


पृष्ठ 

२५० 
२५२ 
२५४ 
२५७ 
२५८ 
२६५ 
२६६ 


चित्र 


प्रकार घुमते हैं 
२ ग्रहों के परिक्रमा करने का 
क्रम 
३ ग्रहों के आकार का आनुपा- 
तिक मिलान 
४ राहु केतु की स्थिति 
५ राशि चक्र और ग्रह घूमने 
की दिशा व पृथ्वी के आस 
पास ग्रहों का घूमना 
६ राशि चक्र विषुवत वृत्त का 
ध्रुव 
७ पृथ्वी की कक्षा या परिक्रमा 
मागं 
८ कोण 
९ समकोण 
१० एक चक्र के समकोण 
११ ऊध्वं रेखा के दोनों ओर के 
कोण 
१२ कोण नापने का चक्र 
१३ आकाश में अंशों का 
अनुमान 
१४ सप्त ऋषि, लघु ऋक्ष, धुव 
और महि 
१५ अश्विनी 
१६ भरणी 
१७ कृत्तिका 
१८ रोहिणी 


चित्रों की 


१ सूर्यं के आस-पास ग्रह इत 


सूची 


चित्र पृष्ठ 

१९ मृगशिर २५ 
२० आर्द्रा २५ 
२१ पुनवंसु २६ 
२२ पुष्य २६ 
२३ आश्लेषा २६ 
२४ मघा २७ 
२५ पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा 

फाल्गुनी २७ 
२६ हस्त २७ 
२७ चित्रा २७ 
२० स्वाती २७ 
२९ विशाखा २७ 
३० अनुराधा २७ 
३१ ज्येष्ठा २८ 
३२ मूल " २८ 
३३ पूर्वाषाढा उत्तराषाढा र्‌द 
३४ अभिजित २९ 
३५ श्रवण २९ 
३६ धनिष्ठा २९ 
३७ पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्र- 

पद ३० 
३८ रेवती ३० 
३९ आकाश के नक्षत्रो का 

चित्रपट १ ३३ 
४० आकाश के नक्षत्रो का 

चित्रपट २ ३४ 
४१ आकाश के नक्षत्रों का 

चित्रपट ३ ३५ 


( १४ ) 


चित्र पृष्ठ 
बारह राशियों के .कल्पित स्वरूप 
४२ मेष ३७ 
४३ वृष ३७ 
४४ मिथुन ३७ 
४५ कके ३७ 
४६ सिह ३७ 
४७ कन्पा ३७ 
४८ तुला ३८ 
४९ वृश्चिक ३८ 
५० घन ३८ 
* ५१ मकर ३८ 
५२ कुंभ ३८ 
५३ मीन ३८ 
५४ अक्षांश और देशान्तर ३९ 
५५ घुव की ऊंचाई का नाप ४२ 
५६ इलाहाबाद में मध्याह्न में 
' सूर्य की ऊँचाई ४३ 
५७ नर्रासह पुर में मध्याल्ल में 
सूये की ऊंचाई ४३ 
५८ नाडीवृत्त, क्रांतिवृत्त, भोग 
और शर द 
५९ दूसरा उदाहरण शर भोग 
आदि का ४९ 
६० क्षितिज, क्रांतिवृत्त, 
नाड़ीवृत्त ध्रुव ५० 
६१ सम्पात बिन्दु ५५ 
६२ क्रांति सीमा नाडी वृत्त 
आदि ५६ 
६३ आकाश में पूवं दशम अस्त 
पाताल १०६ 
६४ आकाश की दिशायें दर्शक 
चित्र , १०६ 


चित्र पृष्ठ 
६५ साकाश का चौकोर चित्र १०८ 
६६ लग्न दशम अस्त पाताल 
दर्शक चौकोर चित्र १०९ 
६७ आकाश में द्वादश भाव ११० 
६८ लग्न कुंडली ११० 


६९ भाव सूचक लग्न कुंडली १११ 
७० आकाश में लग्न से अस्त 


तक भाव ११६ 
७१ राशियों के घूमने का क्रम 

और स्वराशि १३२ 
७२ स्वराशि दर्शक चित्र १३३ 
७३ ग्रह की दृष्टि सूचक चित्र १४६ 
ग्रहों के कल्पित स्वरूप के चित्र 
७४ रवि १५९ 
७५ चन्द्र [7] 
७६ मंगल शि 
७७ बुध हश 
७८ गुर्‌ ३1) 
७९ शुक्र २२ 
८० शनि शा 
८१ राहु गा 
८२ केतु १२ 
५३ धूपघड़ी बनाना १७४ 
८४ धूपघड़ी का. चक्र बनाना १७५ 
८५ समय सूचक चक्र और ध्रुव ` 

का अक्षांश १७५ 


८६ भूमि पर धूपघड़ी बनाना 
८७ कुण्डली के भिन्न-भिन्न प्रकार 
और पाश्चात्य पद्धति से कुंडली 
२३३-२३६ 
5८ दिशाओं की राशियाँ 


और भाव २६७ 


ठ्ड 
ज्योतिष-शिक्षा 
[ प्रारम्भिक ज्ञानखण्ड ] 
बुद्धि विनायक विघ्न हर, बिनवौं बारम्वार। 
विनय करू वागीश की, विमल बुद्धि दातार॥ १॥ 


जय महेश जिन तन लसँ, वर नक्षत्र की माल । 
जाकी आज्ञा से भ्रमत, ग्रह आदिक अरु काल ॥२॥ 


ग्रह प्रभाव से प्रगट हो, पूवं जन्म का कमं । 
कष्ट कटै प्रभु घ्यान से, अरु प्रगटे शुभ घम ॥ ३॥ 
घरू ध्यान कल्यान हित, किरपा करहु कृपाल । 
शीघ्र पुर्ण हो ग्रन्थ यह, दो शक्ती तत्काल॥ ४॥ 


अध्याय १ 
ज्योतिष शास्त्र के भेद 


ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि ज्योतिष 
शास्त्र के कितने भेद हैं । इसके मुख्य दो भेद हैं-- 

(१) गणित ज्योतिष 45४३-९००५ ( एस्दा नमी ) = जिससे पंचाङ्ग आदि 
बनाये जाते हैं । 

( २) फलित ज्योतिष ^5४३-।०४) ( एस्द्रा लजी )=जिससे ग्रहों के फल का 
विचार होता है । 

इनके भी कई भेद हो गये हैं जो नीचे समझाये जाते हैं:--- 

१ गणित ज्योतिष--इससे ग्रहों का स्वरूप अवस्था गति आदि का निश्चय 
'किया जाता है । इसके तीन भेद हैं--- 

(१ ) सिद्धान्त--जिसमें कल्प ( सृष्टि के आदि ) से ग्रह आदि स्पष्ट करने के 
लिए गणित करने की रीतिदीहै। 

( २) तन्त्र--जिसमें युग ( वर्तमान कलियुग ) से गणित करने की रीति दी हैं। 

(३) करण--जिसमें इष्ट शाका से गणित करने की रीति दी है। 

गणित ज्योतिष के अन्तगंत वह गणित भी है जिसमें जोडना, घटाना, गुणा, भाग 
वर्गमूल आदि निकालना तथा भूमि, आकाश आदि के नापने की विधि बतलाई गई है ॥ 
इसी गणित द्वारा ग्रहों की स्थिति आदि निकाली जाती है । 

२ फलित ज्योतिष ( नजूम )--प्रहों की स्थिति पर से शुभाशुभ फलों का 
विचार इससे होता है । इसके भेद इस प्रकार हैं -- 

( १) होरा अर्थात्‌ जातक--आधान कुंडली से दुःख सुख का विचार । 

(२ ) मूहेत--कार्य आरम्भ करने में ग्रह, तिथि, नक्षत्र, वार आदि के प्रमाण से 
शुभाशुभ फल का विचार । 

(३) ताजिक--वर्ष प्रवेश, मास प्रवेश, दिन प्रवेश आदि बनाकार वर्षे भर के 
शुभाशुभ फल का विचार । 

( ४ ) प्रॅश्‍न ज्योतिष--किसी भी समय इष्टकाल पर से किसी भी प्रश्न का 
तत्सम्बन्धी दुःख सुख आदि के परिणाम का विचार | 

( ५ ) मेदनीय किंवा राष्टू ज्योतिष--किसी देश या राष्ट की उन्नति-अवनति 
दुःख सुख आदि का विचार | 

( ६ ) संहिता खण्ड -किसी सम्बत का शुभाशुभ, भूकम्प, इन्द्र धनुष, केतु 
उदय आदि का फल, शुभाशुभ शकुन, शरीर चिह्न द्वारा मरण होने का ज्ञान, स्व्रोदय, 
पल्लीपतन, सामुद्रिक, अङ्ग स्फुरण आदि का विचार । 


अध्याय २ 


ज्योतिष शास्त्र में विश्वास 


इस ग्रन्थ में फलित ज्योतिष का अध्ययन करने के लिए ही प्रारम्भिक बातें बताई 
गई हैं । फलित ज्योतिष में कई मनुष्य विश्वास करते हैं कई नहीं करते और कहते 
हैं कि ग्रह इतने दूर होते हुए पृथ्वी पर किस प्रकार प्रभाव पहुंचा सकते हैं । इस 
कारण प्रारम्भ में ही संक्षेप में ग्रहों के प्रभाव के विषय में थोड़ा बता देना अनावश्यक 
न्न होगा । 

यह निविवाद सिद्ध है कि सूर्य के आस-पास पृथ्वी आदि कई ग्रह परिक्रमा 
करते हैं और समस्त ग्रह आदि एवं सूर्य अनन्त विश्व के अन्तरिक्ष में निराधार लटके 
हुए निरन्तर नियमित रूप से गतिशील रहते हैं। सूर्य के आस पास चन्द्र सहित 
पृथ्वी एवं बुध, शुक्र, मंगल, गुरू, शनि आदि ग्रह घूम रहे हैं । इन सबों के समुदाय को 
सोर जगत्‌ या सूर्य का परिवार कहते हैं । 

ये सब ग्रह सूये की आकर्षण शक्ति के वशीभूत होकर विशेष नियम के अनुसार 
सूर्य के आस पास घूम रहे हैं । इनमें प्रत्येक ग्रहों की भी पृथक-पृथक आकर्षण शक्ति 
है जैसे पृथ्वी का उपग्रह चन्द्रमा, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से खिचा हुआ 
पृथ्वी के आस पास घूम रहा है और सूर्य की आकर्षण शक्ति से खिचे हुए चन्द्र 
और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं । इसी प्रकार शनि आदि ग्रहों के भी उपग्रह 
है जो उन ग्रहों के आकर्षण के प्रभाव से इन ग्रहों की परिक्रमा करते हुए सूर्य के 
आकर्षण से प्रभावित होकर सूयं की भी परिक्रमा कर रहें हैं । 

पृथ्वी से ९.३८ लाख मील दूर होते हुए भी जब समस्त पृथ्वी पर सूर्य की 
आकर्षण शक्ति का प्रभाव पड़ता है तो पृथ्वी में रहने वाले जड़ एवं चैतन्य पशु-पक्षी, 
मनुष्य आदि भी सूर्य के प्रभाव से प्रभावित होने से कैसे बच सकते हैं । 


प्रत्यक्ष देखने में आता हैं कि जब सूर्य विशेष राशियों में आता है तो किस प्रकार 
जाड़ा,गर्मी, बरसात आदि ऋतुओं में परिवर्तन होता है जिसका प्राणी मात्र पर प्रभाव 
पड़ता है । सूयं के ही कारण प्रकाश, उष्णता, ग्रह गति होती है । सूर्य न हो तो प्राणी 
मात्र का जीना असम्भव हो जाय । आज कळ सूर्य की किरणों से चिकित्सा भी 
होने लगी है । 

प्रातः काल सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं । मध्याह्न में सीधी पड़ती है और 
रात्रि में किरणों का अभाव रहता है । इस प्रकार जैसे समय में जिस बालक का जन्म 
हो उस समय का प्रभाव उसके स्वभाव में परिणत हो जाता है । अर्थात्‌ समय 
के अनुसार ही स्वभाव पड़ जाता है । ग्रीष्म में ( वृष और मिथुन के सूयं में ) सूर्य 
की किरणे सीधी पड़ती है । हेमन्त ऋतु में ( वृश्चिक-धनु के सूर्य में ) तिरछी पड़ती 


ज्योतिष शास्त्र में विश्वास : ३ 


है। इस लिए इन सूर्य की राशियों में जिस बालक का जन्म होगा उसी के अनुसार 
शरीर में प्रभाव बढ़ेगा । 


सूर्यं का प्रभाव पौधों और वृक्षों पर भी पड़ता है । वर्षा ऋतु में इल्लियाँ अधिक 
उत्पन्न होती है और कृषि को हानि पहुंचाती है । बुखार का प्रकोप भी समयानुसार 
बढ्ता है। इस प्रकार समस्त जड़ चैतन्य पर सूर्य का प्रभाव पड़ता है । सब ग्रहों में 
सूर्य बड़ा बलवान्‌ है इसी कारण सूर्य को मनुष्य की आत्मा कहा है । 


जहाँ जो जिस परिस्थिति में उत्पन्न हुआ है वही उसका प्राकृतिक स्वभाव बन 
जाता है । इसी प्रकार विशेष ग्रह स्थिति और समय से उत्पन्न बालक का विशेष 
स्वभाव बन जाता है । जैसे ठंडी प्रकृति में उत्पन्न हुए वृक्ष को यदि उष्ण प्रकृति के 
स्थान में लगाओ तो नहीं होगा, यदि हुआ भी तो शक्ति हीन, रोगी होगा । कारण 
कि ठंडे वातावरण में उत्पन्न होने से उसका जीवन भी जन्म समय के वातावरण से 
प्रभावित होकर वहीं की प्रकृति का स्वभाव ग्रहण करता है। इसी कारण भिन्न-भिन्न 
स्थिति में उत्पन्न हुए बालकों की प्रकृति भी भिन्न-भिन्न हो जाती हैं । किसी 
विशेष ग्रह का प्रभाव भिन्न-भिन्न मनुष्यों पर भिन्न-भिन्न प्रकार से होता है । 

Dr. Maurice Faure (डाक्टर मारिस फाउर) ने सन्‌ १९२७ में फ्रेंच अकादमी 
के समक्ष डाक्टरी और ज्योतिष सम्बन्धी रिकार्ड उपस्थित कर बताया था कि सूर्य के 
धब्बे भी सूर्य के आस पास एक ही दिशा में परिक्रमा करते हैं। २५३ दिन में उनकी 
एक परिक्रमा होती है । जब धब्बे दिखाई देते हैं तो उस समय साधारण मृत्यु संख्या 
से दुगनी मृत्यु संख्या हो जाती है । इसका पूरा प्रमाण भी उपस्थित किया गया था । 


चन्द्र का प्रभाव सूर्य से दूसरे नम्बर का है। इसका महत्तम पृथ्वी से अन्तर 
२५२९४८ मील है । यह पृथ्वी के सब ग्रहों से समीप होने के कारण अधिक प्रभावित 
करता है। चन्द्र की भी आकर्षण शक्ति समूची पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे जड़ 
चैतन्य सभी प्रभावित हो रहे हैं। प्रत्यक्ष में देखा जाता है कि चन्द्र की घटाबढ़ी के 
कारण समुद्र की लहरों पर प्रभाव पड़ता है। पूर्णिमा को ज्वारभाटे का पूर्ण प्रभाव 
देखने में आता है । जब समुद्र सरीखे जड़ पदार्थ पर भी इतना प्रभाव पड़ता है कि 
जल राशि को अपनी ओर आकर्षित कर बड़ी-बड़ी लहरों का उत्पादक होता है तो 
यह इतर प्राणियों पर क्यों न प्रभाव करेगा ? 


मनुष्य के चित्त पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसी कारण चन्द्रमा को मनुष्य 
का मन कहते है । बहुधा देखा जाता है कि चन्द्र के घटाव बढ़ाव का प्रभाव पागल 
पर अधिक पड़ता है इसी कारण पागलपन को चन्द्र के नाम से अंग्रेजी में ल्यूनेसी 
1.५००० कहते हैं । सर इसाक न्यूटन 1528० ०८०० ने सिद्ध कर बताया है कि 
पागलपन चन्द्र से सम्बन्धित है और मानसिक दशा पर चन्द्र का बहुत प्रमाव 
पड़ता है । 


४; सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड ` 


केवल जीवों पर ही नहीं वनस्पतियों आदि पर भी इसका पूरा प्रभाव पड़ता है । 
जंगल में जो बांस आदि उजेले पक्ष में काटे जाते हैं, वे शीघ्र घुन जाते हैं क्योंकिः 
शुक्ल पक्ष का अधिक प्रभाव वृक्ष आदि की उत्पादक शक्ति पर पड़ता हैं । इससे उनमें 
कीड़े शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं। 

अभी ब्रिटिश कालोनियल ( उपनिवेश ) आफिस के विशेषज्ञ ने खोजकर प्रगट 
(किया है कि मछलियों पर चन्द्र का विशेष प्रभाव पड़ता है। पूर्णमासी के समय मछलियां 
अधिक पकड़ी जाती हैं, कृष्ण पक्ष में इस सम्बन्ध से लाभजनक स्थिति नहीं रहती । 

खोज से यह भी पता लगा है कि अपनी मध्यान्ह रेखा के अनुसार चन्द्र की 
विशेष तिथियों को ही ओस्टर और मुसेल ( घोंधा मछलियों की जाति ) अपने धोंघे 
खोलते और अपना पालन करते हैं । 


इसी प्रकार इतर ग्रहों को भो आकर्षण शक्ति सूर्य की आकर्षण शक्ति से प्रभावित 
होकर पृथ्वी आदि समस्त ग्रहों पर प्रभाव उत्पन्न करती है और वे ग्रह भी अपने 
डीलडोल के अनुसार सम्पूर्ण सूर्य सम्प्रदाय पर प्रकाश डालते हैं तो फिर जीव जन्तु 
वनस्पति आदि प्रभावित होने से कंसे बच सकते हैं ? 

ग्रह के प्रभाव से हीरा आदि अमूल्य रत्न भी अपना विचित्र प्रभाव धारण करते हैं। 

अभी हाळ में एक होप (आशा) नाम के प्रसिद्ध हीरे के विचित्र प्रभाव की कथा 
प्रकाशित हुई थी । यह हीरा जिसके-जिसके पास गया उसका नाश हुआ । यह हीरा 
भारतवर्ष के किसी मन्दिर की मूर्ति की आँख में जगा था । वह किसी प्रकार वेलजियम 
के निवासी के हाथ लगा । उसने फ्रांस के बादशाह लुइस-१४ को वेचा । पश्चात्‌ भेरी 
एण्टोनिटी ने उसे पहिना, उसकी अपघात से मृत्यु हुई। अमस्टरडाम के विलियम 
फल्स ने उस हीरे को काटा, उसका सर्वनाश हुआ । फ्रांसिस बिऊलिऊ ने उसे प्राप्त 
किया, उसकी मृत्यु क्षुधां पीड़ा से हुई । सन्‌ १९०१ में इशाक कोलोट ने उसे मोल: 
लिया, उपघात से उसकी मृत्यु हुई । उपरान्त वह होरा रूस के राजकुमार कन्टोस्की के 
पास पहुँचा जिसने अभिनय के समय एक सुन्दर नर्तकी को पहिनने को दिया था, वह 
अभिनय करते समय गोली से मारी गई । उपरान्त राजकुमार भी शस्त्राघात से मारा 
गया । इसके बाद वह हीरा किसी यूनान निवासी के पास पहुंचा, उसकी अपनी स्त्री 
और बच्चे सहित फिसलने से मृत्यु हुई। पूवं सुलतान अब्दूल हमीद ने वह हीरा 
कान्स्टेन्टनोपल में अपनी प्रेमिका को पहिनने को दिया वह गोळी से मारी गई । 
बाद में हबीब नाम के अरमेनियन के पास पहुँचा । वह सिगापुर में डूब कर मर गया । 
सन्‌ १९११ में एवलिन मेकलीन ने उसे मोल लिया, उसका लड़का बिन्सेन्ट मोटर से 
दव कर मर गया; स्त्री मिसेस एवलिन मेकनील रेनोल्ड ने उसे पहिना तो उसकी 
अचानक मृत्यु हो गई। 

इन्ही सब सिंद्धान्तों पर पाश्चात्य देशों में भी ग्रहों के प्रभाव को मान कर फलित 
ज्योतिष फर विश्वास करने लगे हैँ । यहाँ तक कि भविष्य कथन करते हैं। उनके 


ज्योतिष शास्त्र में विश्वास :- ५ 


सम्बन्ध की बातें भी प्रमाणित की जाती हैं कि कहाँ तक भविष्य कथन सत्य निकला जिन 
पर विचार करने से भविष्य कथन की सत्यता पर लोगों का विश्वास होने लगा है। 


प्रायः यह भी देखा जाता है कि कई लोगों की भविष्यवाणी असत्य भी निकल 
जाती है। इसका मुख्य कारण कल्पना शक्ति है। क्योंकि यह तो कल्पना और तकं 
शास्त्र है, जिसमें कल्पना और तकं करने के सिद्धान्त दिये हैं, उनमें वे प्रभाव घटित 
होने का संकेत मिलता है । यदि कल्पना में भूल हुई तों भविष्य कथन में अवश्य अन्तर 
पड़ेगा । डाक्टर जो कई वर्षो तक अंग्रेजी पढ़ कर डाक्टरी विद्या अध्ययन कर पद 
आप्त करता है, जब डाक्टर होकर किसी रोग का निदान करता है तो उस रोग के 
विषय में भिन्न-भिन्न डाक्टरो की भिन्न-भिन्न राय हो जाती है । जब असली रोग की 
जड़ पा जाते हैं तो निदानपक्का हो जाता है । 


इस विषय में श्री स्टेनली लीफ इंगलंण्ड के प्रमुख प्राकृतिक चिकित्सक एवं 
“हुँल्य फार आळ” मासिक पत्रिका के सम्पादक ने लिखा है । सर डेविड्‌ डूमंड ने 
रलासगो की रायल फेकल्टी आफ सर्जरी के सभापति की हैसियत से अपने भाषण में 
क़हा था कि 'शव परीक्षा से यह बात भलीभाँति प्रमाणित हो चुकी है कि औसत दर्जे 
के चिकित्सकों का निदान ८० प्रतिशत गलत हुआ करता है” । 

बोस्टन के सुप्रसिद्ध चिकित्सक और निदान शास्त्री डाक्टर रिचडं केवट ने,जिन्होंने 
निदान पर एक शास्त्रीय पुस्तक लिखी और हावंड विश्वविद्यालय में सम्मानित अध्या- 
पक है, अमेरिकन मेडिकल असोशियेशन के वाषिक अधिवेशन में अपने विस्तृत अनुभव 
के आधार पर लिखित एक निबन्ध प्रस्तुत किया था। जिसमें उन्होंने एक हजार 
"रोगियों का विवरण देकर विश्लेषण कर यह परिणाम निकाला था कि सब मिलाकर 
५० प्रतिशत निदान सही ओर ५० प्रतिशत बिलकुल गलत थे । 

हृदय रोग के प्रसिद्ध चिकित्सक सर जेम्स मैकेंजी ने अपनी मृत्यु के कुछ समय 
पूवं एक भाषण में यह धारणा व्यक्त की थी कि जीवन पर्यन्त अनुसंधान ओर शव- 
परीक्षण करने के उपरान्त मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि चिकित्सक लोग साधारण 
रोगों में ७० प्रतिशत गलत निदान करते हैं। असाधारण रोगों में यह संख्या और 
अधिक होगी । जब उन्नति के शिखर पर पहुंची डाक्टरी विद्या का यह हाल है तो 
फिर ज्योतिष शास्त्र को क्यों बदनाम किया जाता है ? 


इसी प्रकार बड़े-बड़े जज जो अनेक वर्षो तक विद्या अध्ययन कर कानूनी पुस्तकों 
“का पूरा ज्ञान प्राप्त कर चुकते हैं किसी अभियोग का निर्णय कर अपराधी को प्राण 
-दण्ड की सजा देते हैं । परन्तु अपील करने पर ऊंची अदालत उस जज के निर्णय को 
पलट कर अपराधी को उन्ही साक्षियों के आधार पर निर्दोष पाकर छोड़ देती है । 
इसी को कहते हँ विचार शक्तियों में अन्तर । विचार करने में असावघानी या कोई 
विशेष बात की सुझ का अभाव या संमझ की भूल वहाँ पर होने के कारण फल कथन 
'में अन्तर पड़ सकता है । 


६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


इस कारण बडी सावधानी से ज्योतिष के एक-एक विषय का क्रम पूर्वक अध्ययन 
और मनन करने की आवश्यकता है । अनुभव होने पर उसका परिणाम प्रत्यक्ष गोचर 
होने लगेगा । 


अध्याय ३ 


सौर जगत और ग्रह 20197 System and Planets 

उस सर्वव्यापी जगन्निर्माता परमेश्वर की लीला कितनी विचित्र है। आप 
आकाश की ओर ध्यान दें तो विदित होगा कि आकाश में अनेक तारागण अधर में 
लटके हुए हुँ । आकाश में करोड़ों तारागण हैं जो साधारण दृष्टि से गोचर नहीं होते । 
उनमें कई तारागण तो केवल बड़ी-बड़ी दूरबीनों के सहारे ही देखे जा सकते हैं । 

अन्य तारागणों के मध्य तारागणों का एक मंडल है जिसे सौर जगत्‌ या सौर 
परिवार या सूयं सम्प्रदाय कहते हैं। उनके मध्य में अपना एक ही सूर्य है जिसके 
आस पास अपनी पृथ्वी और इतर ग्रह बुध, शुक्र, गुरु आदि परिक्रमा करते हैं, जिन 
सबका सूर्य से सम्बन्ध है और जो सब, सूर्य की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से सूर्य को 
छोड़ कर कहीं दूसरी जगह भटक कर नहीं जा सकते। इसी कारण इन सब ग्रहों 
के समुदाय को और उन तारागणों को जो इन ग्रहों की परिक्रमा के मार्ग के आस 
पास पड़ते हैं, सौर जगत्‌ कहते हैं । 

आकाश में कई प्रकाशवान्‌ तारागण दिखते हैं । उनमें कई तो अपने सूर्य से भी 
कई गुने बड़े हैं। बहुत दूरी के कारण यहाँ से छोटे दिखते हैं । इसी प्रकार जो ग्रह 
शुक्र, गुरु आदि देखने में छोटे दिखते हैं बड़े भीमकाय ग्रह हैं, जो अधर में लटके हुए 
हैं। इन सबके आकार आदि का वर्णन आगे होगा] . 

एक विचित्र तारे का पता लगा है जो सूयं से १६० गुना बड़ा है। १० हजार 
वर्ष में उसका प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता हैं और वह पृथ्वी से ५२५६० लाख मील को 
दूरी पर है । ऐसे कई तारे हैं जो सूर्य से करोड़ गुना तेजस्वी हैं । इस प्रकार आकाश 
में अनेक सूर्य हूं । उनमें से अपना सूर्य एक हैं ओर इस अपने सूर्य का परिवार अलग 
है भौर इस परिवार के ग्रह इसी सूर्य की परिक्रमा करते है । 

खोज से पता लगा है कि अपना सौर जगत्‌ किसी और शक्तिशाली सूर्य के 
आस पास अपने परिवार सहित धूम रहा है । कृतिका नक्षत्र को केन्द्र मान कर अपना 
सोर जगत्‌ घूम रहा है । अमेरिकन साइन्टिस्ट्स असोशियेशन ने कई वर्षों की जाँच के 
उपरान्त बताया है कि अपना सूर्य एक सेकेन्ड में १३० मील के हिसाब से 7६० 
ड गोन (अजगर) नक्षत्र की ओर अपने परिवार सहित घुम रहा है। यह नक्षत्र उत्तर 
धव तारे के पास है। 


सौर जगत्‌ और ग्रह : ७ 


यहाँ के ज्योतिष शास्त्र का सम्बन्ध केवल अपने सौर जगत्‌ से है । महषियों ने 
सूर्यादि सब ग्रहों की गति प्रभाव आदि का पूर्ण अध्ययन कर और अनुभव कर जिस 
शास्त्र का निर्माण किया है उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं । 


ग्रह ( Planets ) 

अपने सौर जगत्‌ में सूर्य सब ग्रहों का प्रधान और केन्द्र है। उसके आस पास ग्रह 
घूमते हैं । चित्र संख्या १ और २ से, सूर्य से ग्रहों की दूरी का और ग्रहों की परिक्रमा 
का क्रम समझ पड़ेगा । 

सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों में पृथ्वी को छोड़ कर शेष ग्रहों के नाम नीचे 
दिये है । 


क्रम ग्रह अंग्रेजी नाम फारसी नाम अंग्रेजी चिन्ह हिन्दी चिन्ह 
१ सूर्य Sun सन आफताब ० र. या सू. 
२ चंद्रमा Moon मून माहताव (a चं. 
(कमर) 
३ मंगल Mars मासं मिर्रीख छा मं. 
४ बुच Mercury मरकरी उत्तारुद [०] बु. 
५ गुरु 
(बृहस्पति) .]५¡४९९ जुपीटर मुश्वरी 4 गु. 
६ शुक्र ४९१५५ वीनस जुहृरा 2 झु. 
७ शनि Saturn सेटनं जुहुल P श. 
८ राहु ` Caput केपुट रास 60 रा. 
या.D4६०॥'5 डँगोन्स 
Head हैड 
या A5९7 असेन्डिग 
Node नोड 
९ केतु Gauda कअडा जनव छ के. 
या D7.६०॥' ड्‌ गोन्स 
Tail टेल 
या 12८5८८10:78 डिसेन्डिग 
Node नोड 
१० वरुण Naptune नेपच्यून YW वः 
या फ 
॥ 1 प्र, 


११ प्रजापति Herschel हरसल 
या Uranus 


८ ¦ सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


ग्रह और तारे में अन्तर 

किसी निर्मल रात्रि को आकाश की ओर देखें तो अनेक तारागण दृष्टि गोचर 
होंगे, उनमें मुख्य दो प्रकार के तारागण हैं। एक साधारण तारे और दूसरे ग्रह । 

इनमें से ग्रह और तारे इस प्रकार पहिचाने जा सकते हैं-- 


सौर जगत्‌ और ग्रह :९ 


(१) तारे ३०४३ : आकाश में कई तारे ऐसे हैं जो स्वयं प्रकाशवान्‌ है । ऐसे 
तारागण रात्रि को दीपक की लव सदृश जुग जुगाते दिखाई देते हैं अर्थात्‌ उनके 
प्रकाश की लव या किरणें छोटी बड़ी होती दिखती हैं। इन्हें तारागण कहते हैं । 

(२) ग्रह 718120 : दूसरे प्रकार के ऐसे तारे दिखेंगे जिनका प्रकाश एक-सा 
रहता है अर्थात्‌ जुग जुगाते नहीं दिखते । ऐसे दिखते हैं जैसे बिना लव की अंगार हो 
जिनका एक सरीखा प्रकाश दिखता है । ये ग्रह सूर्य के प्रकाश पड़ने से प्रकाशित होते 
हैं। वे स्वतः प्रकाशवान्‌ नहीं हैं । ये ही ग्रह कहलाते हैं । 

शुक्र ग्रह सूर्यं के उदय होने के बहुत पहिले आकाश में देखा जाता है । इसे 
लोग “भुन सरिया' तारा भी कहते है और उसे अधिकतर लोग इसे पहिचानते हैं । 
इसको ध्यान से देखो तो समझ पड़ेगा कि यह तारा है या ग्रह । कभी यह शुक्र ग्रह 
सूर्यास्त के बाद दिखता है तव भी इसे पहिचान सकते हैं । 


प्रतिदिन शुक्र, गुरु आदि ग्रहों और इतर तारागणों को अवलोकन करते रहने से 
अह और तारागण में अन्तर समझ पड़ेगा । 
अंग्रेजी के ज्योतिष ग्रन्थों में ग्रहों के स्थान में उपरोक्त चिन्हों का उपयोग हुआ 


चित्र संख्या ३-ग्रहों के आकार का अनुपातिक मिलान 

है उस कारण उन चिन्हों कों घ्यान में रखना चाहिए । इनमें से केवळ ९ मुख्य ग्रह 
हैं । हशेल और नेपच्यून ग्रह नवीन खोज किये हुए हैं और पाश्‍चात्य पद्धति में उनका 
भी वर्णन रहता है इस कारण उनको भी बता दिया है, जिनको मिलकर ११ ग्रह हो 
जाते हैं। इस प्रकार हर्शल और नेपच्यून के निकालने से बचे हुए ९ ग्रहों में से ७ 
ग्रह आकाश में दिखते है । दो ग्रह राहु और केतु अदृश्य ग्रह है । 

राहु-केतु न 

यद्यपि राहु और केतु की गणना ग्रहों में की गई है परन्तु वास्तव में ये ग्रह 1 
है। इनको अप्रकाश ग्रह 8180०" 12८ कहते हैं । अर्थात्‌ आकाश में ये ग्रह नहीं 
“दिखते और न इनका कोई आकार ही हैं। पृथ्वी के आस-पास चन्द्रमा परिक्रमा 


१० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


करता है और चन्द्रमा सहित पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है । इस प्रकार पृथ्वी की 
परिक्रमा की परिधि को चन्द्र अपनी परिक्रमा में दो जगह काटता है । अर्थात्‌ पृथ्वी 
और चन्द्र की परिक्रमा की परिधि एक दूसरे को दो जगह काटती है, उनमें से एक 
बिन्दु को राहु कहते हैं जो नीचे से उपर की ओर जाने वाला विन्दु है। और दूसरे 
बिन्दु को जो उसके ठीक विरुद्ध है, केतु कहते हैं। यह ऊपर से नीचे आने वाला 
बिन्दु है इसीसे राहु को 4५८९१४ 1१०१९ (असेडिग नोड) और केतु को ६5९०- 
पगु १४०१७ ( डिसेन्डिग नोड ) भी कहते हैं । 

ये दोनों ग्रह बिन्दु मात्र हैं। एक दूसरे से सदा ६ राशि के अन्तर पर रहते हैं 
और सदा दूसरे ग्रहों की दिशा से विरूद्ध क्रम से चलते हैं। जव चन्द्रमा पूर्णमासी के 
समय या सूर्य अमावस्या के समय इन्हीं पातों के पास पहुंचता है तो चन्द्र ग्रहण या 
सूर्य ग्रहण होता है । इस कारण राहु और केतु को भी ग्रह माना गया है। 

जिस प्रकार चन्द्र और सूर्य ग्रहण के समय संसार के वातावरण में विचित्र प्रभाव 


चित्र संख्या ४-राहु केतु की स्थिति 


होता है इसी प्रकार राहु केतु की स्थिति के कारण भी मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है । 
चित्र संख्या ४ से राहु केतु की स्थिति समझ में आवेगी । 

पृथ्वी का भ्रमण-मागं ही सूर्यं का भ्रमण-मागं कहा जाता है । इसे ही क्रान्ति 
वृत्तः कहते हैं । इसी प्रकार चन्द्र पृथ्वी की परिक्रमा करते समय क्रान्ति वृत्त को २ 
स्थानों में काटता है जो चित्र सख्या ४ में तीर की नोक से बताये गये हैं इन्हीं स्थानों 
को चन्द्र के पात भी कहते हैं । 

देखें चित्र संख्या ४ । चन्द्रमा अ बिन्दु में पहुंचकर आ होते हुए ब बिन्दु पर 
जाता है इसलिए इस चढाव के बिन्दु अ को उत्तर पात या राहु कहते हैं। चन्द्रमः 


सौर जगत्‌ और ग्रह : ११ 


ब विन्दु सेबा होते हुए अ बिन्दु पर आता है इस ब बिन्दु को दक्षिण पात या 
केतु कहते हँ। 


चित्र संख्या ५ 


राशिचक्र और ग्रहों के घूमने की दिशा सूचक चित्र, इसमें पृथ्वी के आस-पास 
ग्रह घूमते हुए बताये है । 

चन्द्रमा जिस मार्ग में परिक्रमा करता है उसे चन्द्रकक्षा कहते हैं। चन्द्रकक्षा 
क्रान्ति वृत्त को लगभग ५ अंश कोण बनाये हुए काटती है। अर्थात जहाँ चन्द्र का 
मागे पृथ्वी के मार्ग को काटता है वहाँ लगभग ५ अंश का कोण बनता है इसी कोण ` 
को चन्द्र का विक्षेप कहते हैं। विक्षेपं = शर = Celestial Latitue 

सूर्य स्थिर है 

सूर्य आकाश में पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होते दिखता 
है, परन्तु वास्तव में सूये स्थिर है। पृथ्वी इतर ग्रहों के सदृश पश्चिम से पूर्वं की 
ओर घूमती है इस कारण पृथ्वी लोक के रहने वालो को सूर्य भ्रमण करता हुआ 


१२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


दिखता है । परन्तु ज्योतिष शास्त्र में गणित की सुविधा के लिए पृथ्वी को स्थिर 
मान कर सूर्य को चलित माना है । चाहे सूये को या पृथ्वी को स्थिर मानें परन्तु 
उनकी स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ता । सूर्ये को चलित मान लेने में गणित में 
बहुत सरलता प्रतीत होती है । इसी कारण सूर्य को चलित माना है परन्तु वास्तव में 
सूर्य स्थिर है इसका ध्यान रहे । 

पृथ्वी ग्रह के स्थान में सूयं ग्रह मानकर जो सूर्य का गणित किया जाता है वह्‌ 
पृथ्वी का ही गणित है । पीछे चित्र क्रम संख्या ५ में पृथ्वी को केन्द्र मानकर सूर्य 
आदि ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए बताये गए हैं । 

राशि-चक्र पूवं से पश्चिम की ओर घूमता हैं जिससे पहिले मेष फिर वृष इत्यादि 
क्रमानुसार राशियाँ आकाश में उदय होती दिखाई देती हैं । परन्तु ग्रह पश्चिम से पूवं 
की ओर घूमते हैं जैसा चित्र संख्या ५ में तीर द्वारा समझाया गया है । 

इस राशि-चक्र में प्रत्येक राशियों के अंश भी बताये गए हैं जिनमें २ अंश का 
एक छोटा घर है। सब नक्षत्र और राशियाँ पूर्वं (लग्न = उदय स्थान) से शिरोबिन्दु 
(आकाश = दशम स्थान) की ओर जाते दिखते हैं। और शिरोबिन्दु से पूर्व ( लग्न ) 
को ओर चलते है । 


अध्याय ४ 
राशिचक्र 2००० 


आकाश में सूर्ये जिस मार्ग से भ्रमण करते हुए दिखता है उसे क्रान्तिवृत्त 
£०1६० कहते हुँ । इसे आपामंडल या क्रांतिमंडळ भी कहते हैं । देखें चित्र संख्या 
६। सब हो अह इसी मार्ग से या इसके समीप होकर सुर्य की परिक्रमा करते हैं । 
इसे रवि का मार्ग भी कहते हैं क्योंकि सूर्यं एक वषं में १२ राशियों में प्रायः इसी 
मार्ग से एक बार परिक्रमा कर लेता है। क्रान्तिवृत्त वास्तव में पृथ्वी का परिक्रमा 
करने का मार्ग है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एक वर्ष में प्रायः १२ राशियों में कर 
"लेती है । परन्तु साधारण प्रकार से यही कहा जाता है कि सूर्य क्रांतिवृत्त की १२ 
राशियों में एक वर्ष में परिक्रमा कर लेता है, इस बात का ध्यान रहें । यह क्रांतिवृत्त 
अंडाकार है । देखें चित्र संख्या ७ 
भचक्र या राशिचक्र-यह क्रान्तिवृत्त के उत्तर दक्षिण ९-९० की चौड़ाई का एक 
कल्पित पट्टा माना जाता है । इसे भचंक्र या राशिचक कहते हैं, क्योंकि सब ही ग्रह 
दस कल्पित पट्ट के भीतर क्रांतिवृत्त पर या उसके उत्तरया दक्षिण होकर घूमा 


राशिचक्र ; १३ 


> १ ०००२००००५ २>०५० > ¬= > >= ०० ¬ च ०५०७०५०७३ ०० 


चित्र संख्या ७-पृथ्वी की कक्षा ( परिक्रमा का मार्ग ) 0001६ ०1 the Earth 


करते हैं देखो चित्र संख्या ६ । 

क्रांति-क्रांतिवृत्त है जिसके उत्तर और दक्षिण में ९-९? का चौडा पट्टा है । इस 
पूरे चौड़े पट्टे को राशि चक्र कहते हैं । 

विषूवत्रृत्त=्यह आकाशीय विषुववृत्त, पृथ्वी के विषुववृत्त के सीध में आकाश 
में एक कल्पित रेखा है। 

आकाशीय विषुववृत्त-0०४०४४४॥ ६१५६०५ इस विषुववृत्त पर क्रांतिवृत्त 
२२-२८' का कोण बनाते हुए एक दूसरे को काटते हूं । 


12%, sl 
६. 


१४: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


इस राशिचक्र का आदि अन्त नहीं हैं किन्तु नापने के लिये जो बिन्दु स्थान नियत 
किया गया है वह मेष राशि का आदि स्थान है । यह राशिचक्र दिन में एक बार 
पूर्व से पश्चिम को घूमते दिखता है जैसे चित्र ५ में बताया है । 
इसे पट्टे ( राशिचक्र ) के 1२ समान विभाग करने से १२ राशियाँ बनी हैं 
और इसी के २७ समान विभाग किये जायें तो २७ नक्षत्र होते हैं। अश्विनी नक्षत्र से 
आरम्भ होने वाले और रेवती नक्षत्र के अन्त में पूरे होने वाले २७ नक्षत्र केइसी 
चक्र को भी भगण कहते हैं । 
जिस प्रकार भारत वर्ष में अनेक ग्राम है परन्तु किसी विशेष ग्राम को जाने में 
चाहे पक्की सड़क या रेल से जाओ जितने ग्राम उस मार्ग में या उसके आस पास 
समीप ही मिलते हैं, मार्ग के ग्रामों में केवल उन्ही ग्रामों की गणना होती है, यद्यपि 
अन्य ग्राम समुदाय अनेक हैं । इसी प्रकार कोटयनुकोटि तारागणों में से केवळ २७ ही 
नक्षत्रों की गणना की है । राशि चक्र के पट्टे के भीतर अर्थात्‌ जिस मार्ग से सब ग्रह 
सूर्य की परिक्रमा करते हैं, केवल उसी मार्ग में जो-जो तारागणों का समुदाय है, उनमें 
से २७ तारागणों के समुदाय को ही चुन लिया गया है, जिनके समीप से ग्रह भ्रमण 
करते हैं । मान लो कि ये ही मार्ग के २७ ग्राम हैं । इस कारण केवळ उन्हीं तारागणों 
न के समुदाय को गणना ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों में की गई है, जिससे ग्रहों के स्थान 
आदि प्रकट करने में सुविधा हो कि अमुक ग्रह अमुक समय पर अमुक स्थान पर है । 
इन नक्षत्रों के नाम और परिचय आगे दिये हैं । 
राशियाँ 582 बुज 
राशिचक्र के १२ समान विभाग करने से १२ राशियाँ बनती हैं । उनके नाम ये 
हैं । फारसी में इन्हें बु जं कहते हैं । 


क्रम राशि अंग्रेजी नाम फारसी नाम अंग्रेजी चिन्ह हिन्दी चिन्ह 
१ मेष Aries एरीज हामल (0 मे० 
२ वृष Tauruऽ टॉरस सूर 1०1 बु० 
३ मिथुन 0८यंणा जेमिनी जोझा प मिर 
४ ककं Gancer केन्सर सर्तान 69 क्‌० 
५ सिह Leo लियो असद 2 सि" 
६ कन्या शाप विरगो सुंबला पी? क० 
७ तुला Libra लिब्रा मीझान = तु० 
८ वृश्चिक 9८०701० स्कारपियो अक्रब M वृ० 
९ धन Sagittarus सगीट्टारस कौस त्रा चर 
१० मकर ८09१८८०:२ केप्रीकानं ज्‌दी ७ म० 
११ कुंभ 2“प०४7४०४ अक्वारियस दलु कर्क कुं० 
१२ मीन Pisces पिसेस हृत ग मी 


राशिचक्र : १५ 


राशिचक़ विभाग 

प्रत्येक चक्र 017012 में ३६० अंश होते हैं। इनके १२ विभाग करने से 
३६०--१२=३० अंश की प्रत्येक राशि होती है । 

इसी प्रकार ३६० अंश के २७ विभाग किये =३६०--२७=१३°-२०' तो प्रत्येक 
'विभाग १३ अंश २० कला का हुआ अर्थात्‌ राशिचक्र को २७ नक्षत्रों में बाँटने से 
प्रत्येक १३ "-२०! का हुआ । अर्थात्‌ एक राशि में रडे नक्षत्र हुए । 

प्रत्येक नक्षत्र के ४ विभाग किये तो प्रत्येक विभाग को चरण कहते हैं । 
इसकारण १ राशि=३०°=२५ नक्षत्र-९ चरण । १ चरण=३'-२०” 


१ चक्र= ३६० अंश १९४7०० ( डिगरी ) ] ये कोणात्मक अंशादि है । 
१ राशि--३०” ( कला ) ॥ इनके 
१ अंश=६०' ( कला ) प्यांगए८० ( मिनट ) | अंश" कला' विकला” 


१ कला=६०” ( विकला ) 5८००५ ( सेकेण्ड) | 

ये चिन्ह अंश कलादि के अंकों की इकाई वाली संख्या के ऊपर दाहिनी ओर कुछ 
'तिरछे लगाये जाते हैं जैसा ऊपर बताया गया है । जहाँ अंश, कला आदि लिखना हो 
वहाँ केवल ये चिन्ह लगा देते हैं जिसे समझ लेना चाहिये । 

कोणात्मक अंश Angular distance 


ऊपर जो कोणात्मक अंशादि बताये गये हैं इनके विषय में अच्छी प्रकार समझ | 


लेना चाहिये, क्योंकि उनका अधिक काम पड़ता है। 

कोणात्मक अंश को कुछ उदाहरण देकर समझाते हैं । 

कोण 4n६। ` 

जब दो रेखाएं किसी एक बिन्दु पर परस्पर मिलती हैं तो बीच में एक कोण बन 
जाता है । देखें चित्र संख्या ८ । यहाँ अ. व. एक लक्कीर, दूसरी लकीर अ. स. पर अ. 


2 छः 


~ 
८2 
दाण 


AE 
£ 


चित्र संख्या ८-कोण ^7।€ चित्र संख्या ९-समकोण 


स्तः 


बिन्दु पर मिली है जिससे ब अ स कोण बन गया है। बह कोण चित्र में तीर और 
-बिन्दुओं से बताया गया है । इसी कोण का नाप अंश, कला, विकला में होता है। 


१६ ¦ सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


अब चित्र संख्या ९ को देखें । एक वृक्ष भूमि पर बिलकुल सीधा खडा है । इसके 
कारण वृक्ष और धूमि के बीच में दोनों ओर यहाँ एक-एक समकोण बन गया है। वृक्ष 
सीधा होने के कारण ९० अंश का समकोण दोनों ओर बनाता है । किसी भी सम- 
कोण 7२12४1८ 481८ में ९० अंश होते है । उसके दूसरी ओर भी ९० अंश का दूसरा 
समकोण बनता है । दोनों समकोणों का योग ९० --९०८-१८०” होता है। 
वृक्ष की तरह किसी भूमि या रेखा पर जो सीधी खड़ी रेखा होती है उसे लम्ब 
Perpendicular Line कहते हैं । इस प्रकार किसी आधार ( भूमि आदि) पर 
लम्ब खड़ा करने से दोनों ओर एक-एक समकोण ९०-९०” होते हैं । पूरे चक़् में 
३६०० होते हैं । पूरे चक्र में ४ समकोण होते है । अद्धं चक्र में २ समकोण और चौथाई 
चक्र में १ समकोण होता है । जैसा चित्र संख्या १० में बताया गया है। इसी प्रकार एक 


चित्र संख्या १० चित्र संख्या ११ 
एक चक्र के ४ समकोण उद्ध रेखा के दोनों ओर के कोण 


राशि चक्र में ३६० अंश होते हैं और इन अंशों को १२ राशियों में विभक्त करने से 
प्रत्येक राशि ३६०--१२=३० की हुई । 

यदि कोई एक वृक्ष एक ओर सीधा झुक जाता है तो उसी मान से झुकाव की 
ओर के कोण का अंश कम हो जाता है परन्तु दूसरी ओर उसी प्रमाण से कोण बढ़ 
जाता हैं, परन्तु दोनों कोणों का योग १८०? ही होता हैं । क्योंकि दो समकोण का योग 
१८०? ही होता है । चित्र संख्या ११ देखें । वृक्ष के झुकाव के कारण जहाँ अधिक झुका 
है उस ओर ४५? का कोण है तो दूसरी ओर ( १८०१-४५० ) १३५° का कोण अवश्य 
होगा । अर्थात्‌ १८०? में से एक ओर का कोण घटाने से दूसरी ओर के कोण का अंश 
प्रकट हो जाता है । 
कोण और कोणात्मक दूरी का नाप 

किसी नाप का कोण बनाने के लिये एक पैमाने की आवश्यकता पड़ती है जैसा 
चित्र संख्या १२ में बताया है । 


. राशिचक्र : १७ 


चित्र संख्या १२-कोण नापने का चक्र 


एक अद्धंवृत्त 8८01 ८7८८ बनाओ ( इसमें २ समकोण ओर १८० होते हैं 
क्योंकि प्रत्येक समकोण में ९०° होते हैं) । अब इस १८०० के अद्धवृत्त में एक-एक 
अंश का चिह्न यहाँ चित्र में बताये अनुसार बनाकर विभाग कर लें तो यह कोण 
नापने का चक्र या पैमाना वन जायगा । इससे किसी भी नाप का कोण बना सकते हँ । 

मान लो २३"का कोण बनाना है तो १५९के आगे ८° और लो । जहां चित्र में तीर 
का निशान बनाया है वहाँ २३" हो जाते हैं। फिर जिस कागज में कोण बनाना है एक 
सीधी लकीर खींचकर उसमें किसी एक बिन्दु पर ( को. ) स्थान मान कर चिन्ह लगा 
दो । फिर उस सीधी लकीर पर इस पैमाने को इस प्रकार जमा दो जिससे पैमाने 
के नीचे की लकीर कागज की लकीर के ठीक ऊपर रहे और उसका ( को. ) चिन्ह. 
पैमाना के ( को. ) बिन्दु के ठीक नीचे रहे । फिर पैमाने में जहाँ २३० पूरे हुए थे 
( ण. ) स्थान के ठीक नीचे एक बिन्दु का चिल्ल कागज में बनाकर उस ( ण. ) 
स्थान के बिन्दु से ओर ( को. ) बिन्दु से मिलती हुई रेखा खींचो तो ( ति. को. ण. ) 
से जो कोण बनेगा वह २३ का होगा । 

इसी प्रकार किसी भी इच्छित अंश का कोण बना सकते हैं और किसी भी 
कोण को नापकर जान सकते हैं कि वह कितने अंश का है। कोण नापने का पैमाना 
धातु आदि का बना हुआ बाजार में डाइंग का सामान बेचने वाले के यहाँ मिल 
सकता है । 
अंश के विभाग 

जिस प्रकार घड़ी में १२ बजे तक के सब मंक अंकित रहते हैं और प्रत्येक 
खण्ड १ घण्टे का होता है; एक घण्टे के ६० विभाग करने से प्रत्येक विभाग एक 
मिनट का और १ मिनट के ६० विभाग करने से प्रत्येक विभाग एक सेकेन्ड का माना 
जाता है, इसी प्रकार राशि-चक्र के भी विभाग हैं। जहाँ राशि अंश आदि का 
उपयोग हुआ है । 

र 


१८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


जिस प्रकार सूर्य के अनुसार घडी का समय होता है और कोई पूछता है कि 
क्या बजा है तो घड़ी देखकर ठोक बतला सकते हैं कि ४ बजकर ४१ मिनट १० 
सेकेण्ड हुआ है अर्थात्‌ सूर्यं आकाश में इतना चढा है। इसी प्रकार ज्योतिष गणना 
में प्रत्येक ग्रह की स्थिति बताई जाती है । जैसे सूयं की स्थिति २ राशि ४ अंश 
४१ कला १० विकला पर है । उसको लिखने में इस प्रकार लिखेंगे सूये स्पष्ट २-४°- 
४११२ । 
आकाश में अंशों का अनुमान करना 

किसी मैदान में खड़े होकर देखें तो चारों ओर पृथ्वी से आकाश लगा हुआ 
दिखेगा ओर चारों ओर आकाश की गोलाई दृष्टि गोचर होगी । जहाँ आकाश पृथ्वी 
से मिला हुआ दिखता है उसे क्षितिज 1०72०7 कहते हैं । 

जिस स्थान पर खड़े हैं वह उस स्थान का केन्द्र हुआ । उससे ठीक सिर के ऊपर 
जो आकाश का बिन्दु है उसे ख स्वस्तिक या शिरो बिन्दु 2००४४ कहते हैं । इसी का 
नाम ख' भी है । 

क्षितिज से शिरोबिन्दु तक एक गोलाई ( वृत्त) का चतुर्थांश हुआ, जिसमें 
९०° होते हैं। इस प्रकार यदि क्षितिज से अंश गिनना आरम्भ करें तो शिर पर 
९०० होते हैं । 

शिरोबिन्दु को सदा दशम स्थान समझें । जैसा चित्र संख्या १३ में बताया है । 
क्षितिज में पूर्व की ओर लग्न का स्थान होता है । उसके विषय में और भी अधिक 
बातें भाव के वर्णन क्रम में मिलेंगी । 

लग्न ( क्षितिज ) और दशम ( शिरोबिन्दु ) के बीच के स्थान के ३ भाग करें 
९०-५८ ३८३० हुए । यही एक-एक भाग की १-१ राशि हुई । प्रत्येक राशि ३०° की 


चित्र संख्या १३- आकाश में अंशों का अनुमान 


नक्षत्र : १९ 
होगी । प्रत्येक विभाग ( १ राशि ) ३०" का होगा । देखें चित्र संख्या १३ । इसका 
अभ्यास आकाश की ओर देखकर प्रत्येक दिशा में करें । 


उत्तर की ओर ध्रुव तारे को देखें। वह जितने अंश ऊँचा है वही ऊँचाई उस 
स्थान का अक्षांश होगा । इसी प्रकार सव दिशाओं में आकाश के विभाग कर १ 


राशि--३०१ कितना होगा, अनुमान करें तो १° कितना होगा इसका भी अनुमान 
हो जायगा । 


अध्याय ५ 
नक्षत्र 0015(91190.015 या Asterisms 


पहिले बता चुके हैं कि राशिन्वक्र के २७ सभ विभाग करने से २७ नक्षत्र होते 
हैं । प्रत्येक नक्षत्र १३०--२०' का होता है और १ राशि में सवा दो नक्षत्र होते हैं । 
नक्षत्र का प्रत्येक चरण (चतुर्थ भाग) ३--२० का होता है । 


नक्षत्रो के नाम ये हैं-- 
क्रम नक्षत्र अंग्रेजी नाम | फारसी नाम हिन्दी चिन्ह 
१ अश्विनी Beta Arietis बीटा अरायटिस शरती अ. 
२ भरणी 41 arictis ४१ अरायटिस वर्तान भ. 
३ कृतिका एप Tauri ईटा टाउरी सुरया क्‌. 
४ रोहिणी A^Aldebaran अल्डे वरान दवरा रो. 
५ मगशिर 1,070009 0710115 लामडा ओरयोनिस हकुआ मृ. 
६ आर्द्रा Gamma Geminorum गामा जेमिनोरम हनझा आ. 
७ पुनर्वसु ?०।।५४ . पोल्लाक्स झिरा पु 
८ पुष्य Delta Cancri डेल्टा कंकरी नसरा पु. 
९ आश्लेषा 2८0 Fydrac झीटा हायडाई तुर्फा श्ले. 
१० मघा रडइulus रेगुलस जवहा म. 
११ पुर्वाफाल्गुनी Theta leonis थीटा लियोनिस झाहेरा पुफा, 
१२ उत्तराफाल्गुनी 10०1०0०01४ डनेबोला सफा उफा, 
१३ हस्त 11९० डेल्टा कोरवी अवा ह. 
१४ चित्रा Spica स्पीका समाक चि. 
१५ स्वाती arcturus आकंटयू रस गफरा स्वा. 


२० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


१६ विशाखा 2819 101६86 अल्फा लिब्नाई झवा 
१७ अनुराधा 7०५ 9००7; डेल्टा स्कारपी अकली 
१८ ज्येष्ठा Antares मंटारेश कल्ब 
१९ मूल Lambada Scorpii लामडा स्कार्पी सोला 
२० पूर्वाषाढा 0८19 9411३८ डेल्टा सागिट्टारी नआ 
२१ उत्तराषाढ़ी 7217 9४१३८। फी सागिट्टारी वलदा 
२१अ अभिजित्‌ ४९४३ ब्हेंगा झावे 
२२ श्रवण Altair आलूटायर वला 
२३ धनिष्ठा 41508 D९] अल्फा डेलूफिनी सोऊद 
२४ शतभिषक्‌ 1.७३१६ ५५३7 लामडा अक्वेरी अखवा 
२५ पूर्वाभाद्रपद Markab मर्काब मुकइ 
२६ उत्तराभाद्रपद 41४९€nib अळगेनिव मुअख 
२७ रेवती Zeta Piscium झीटा पीशियम रिशा 


पुभा. 
उभा. 
रे. 


२७ नक्षत्रों में अभिजित्‌ नक्षत्र ( २१ अ ) की गणना नहीं होती । क्योंकि यह 
नक्षत्र क्रान्ति प्रदेश के बाहर है । इसका उपयोग मुहूतं विषय में होता है । यह नक्षत्र 
आकाश में उत्तराषाढा और श्रवण के बीच में कुछ हट कर है । 

उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का चतुर्थ चरण अर्थात्‌ अन्तिम चतुर्थ भाग और श्रवण नक्षत्र 
के आदि का एक भाग जो ४ घड़ी का है अर्थात्‌ श्रवण नक्षत्र के आदि का पन्द्रहवाँ 
भाग इतना सब मिलाकर अभिजित्‌ नक्षत्र का भोग माना जाता है। अर्थात्‌ इतना 


अभिजित्‌ नक्षत्र होता है । 


प्रत्येक राशि में २३ नक्षत्र=९ चरण होते हैं । प्रत्येक राशि में किस नक्षत्र का 
कोन-कौन चरण आता है नीचे के चक्र से समझ में आ जायेगा । 


ऋम राशि नक्षत्र 
१ मेष ( १ ) अश्विनी 
(२ ) भरणी 


५ ) मृगशिर 


चरण 
Wn 
111] 
1००० 
om 
शा 
॥०० 
००॥ 
Im 
॥॥० 
००० 
un 


क्रम राशि नक्षत्र 
( ९ ) आश्लेषा 
५ सिंह (१०) मघा 
(११) पृ. फा. 
(१२ ) उ. फा. 
६ कन्या (१२) उ. फा. 
(१३) हस्त 
( १४ ) चित्रा 
७ तुला (१४) चित्रा 
(११) स्वाती 
(१६) विशाखा 
८ वृश्चिक( १६ ) विशाखा 


चरण 
ut 
in 
Ii 
looo 
०॥॥ 
mn 
॥०० 
००॥ 
[111 | 
॥॥० 


०००] 


नक्षत्र : २१ 


(१७) अनुराधा Wm | ` ( २३) धनिष्ठा 1०० 
( १८ ) ज्येष्ठा ॥ | ११ कुम्भ ( २३) धनिष्ठा ००॥ 
६ घन (१९) मूल i ( २४) शतभि० i 
(२०) पू. षा. ui (२५) पू. भा. पार 
(२१) उ. षा. 1००० | १२ मीन (२५) पू. भा; . ००० 
१० मकर ( २१ ) उ. षा. om (२६) उ. भा. im 
(२२) श्रवण mn (२७) रेवती in 


प्रत्येक नक्षत्र के ४ चरण होते हैं । इन चरणों में से जो चरण लिए गए हैं उनके 
लिए खड़ी लकीर और जो नहीं लिए गए उनके लिए ० बताया गया है । एक खड़ी 
लकीर को १ चरण समझना चाहिए। : 
ऊपर बताये १ चरण का चिन्ह । ॥| जैसे अश्विनी के ४ चरण, भरणी के 
छा » का ४ चरण ओर कृतिका का आदिका 
२७, 00 1 ¢ ` १ चरण मिल कर मेष राशि बनी है। 
Ss», र ५ I | अब कृतिका के अन्तिम ३ चरण बचे । 
ये कृतिका के अन्तिम ३ चरण, रोहिणी के ४ चरण और मृगशिर के आदि के 
२ चरण मिल कर वृष राशि वनती है । मृगशिर के अन्तिम २ चरण मिथुन राशि में 
चले जाते हैं । इसी प्रकार चक्र देखकर समझ लेना चाहिए। प्रत्येक राशि में इस 
प्रकार ९ चरण होते हैं। ये ९ चरण मिलकर २३ नक्षत्र पूरे हो जाते हैं । 
प्रत्येक चरण के लिए एक अक्षर होता है । जिस चरण में किसी बालक का 
जन्म होता है उसी चरण के अक्षर पर बालक का नाम रखा जाता है। चरण के 
अनुसार अक्षर बताने वाले चक्र को होड़ाचक्र कहते हैं । प्रत्येक पंचाग में यह चक्र 
दिया रहता है । यह विषय आगे समझाया जायेगा। 


अध्याय ६ 
ध्रव की पहिचान 
आकाश में नक्षत्रों को पहिचानने के पहिले ध्रूव को पहिचान लेना आवश्यक है । 
क्योंकि सब ग्रह आदिक एवं नक्षत्र-समुदाय ध्रुव के आस पास घूमते हुए प्रतीत होते 


हैं । ध्रुव की पहिचान हो जाने पर नक्षत्रों का उदय अस्त और क्रान्तिवृत्त की गोलाई 
आदि समझ में आ जायेगी । 


२२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


जिस प्रकार पृथ्वी का उत्तर और दक्षिण ध्रुव है और जिस प्रकार पृथ्वी का 
झुकाव ध्रुव की ओर जमीन के धरातल से २३-१७' पर है उसी प्रकार आकाशीय 
उत्तर ध्रुव भी नीचे के धरातल से ऊपर उठा हुआ दिखता है । धरातल से यह घव 
का झुकाव वहाँ के स्थानिक अक्षांश के अनुसार ही होता है। इस विषय का वर्णन 
आगे होगा । 


ध्रव तारा ?०।९ 527 के आस पास सप्तऋषि 07०४६ 8687 के ७ तारे हैं । 
वे धव की परिक्रमा करते रहते हैं जिससे ध्रुव तारे की पहिचान सरलता से हो 
सकती है । इस लिए इन सप्तऋषि तारों को पहिचानना आवश्यक है । सप्तऋषियों 
के पास ही लघुऋक्ष 1101० ४8०४० के तारे भी हैं जिन्हें लघु सप्तक्रषि भी कहते 
हैं। कभी-कभी सप्तऋषि तारागण नीचे की. ओर रहने से नहीं दिखते उस समय 
उसके विरुद्ध दिशा में और सीध में एक तारागणों का समुदाय दिखता है, जो 
अंग्रेजी के 'एम' 11 के आकार के हैं जिन्हें महि या कश्यप मंडल 02550९2 


स 
कवु =... ई 
क <, { 


* ; 
ha त 
पहफिंया कश्यप मंडल 

2052 


चित्र संख्या १४--सप्तऋषि लघुक्रक्ष घुव ओर महाष 


नक्षत्रों की पहिचान : २३ 


कहते हैं। इनसे भी घव तारे की पहिचान हो सकती है। चित्र संख्या १४ देखने से 
ये तारागण और ध्रुव पहिचाने जा सकते हैं। 
सप्तऋषि 
_ यह ७ तारों का झुण्ड है जो सदा उत्तर में प्रूव की परिक्रमा करते रहते हैं । 
ये ७ तारे ७ ऋषि माने गये हैं। इनमें से ४ तारे खाट के पाये सदृश हैं जिनसे कुछ 
लम्बाई लिए एक चौकोन बनता है । इनके नीचे की ओर से एक तिरछी, छोर में 
कुछ उठी हुई पूंछ सरीखी गई है जिसमें ३ तारे हैं। इस चौखटे के सबसे आगे के 
दो पाये एक ऊपर एक नीचे है जिनको ऋतु और: अत्रि कहते हैं । इन दोनों की सीध 
में यदि एक लकीर आगे उसी सीध की ओर बढ़ती हुई खींची जाये तो उसी सीध 
में एक तारा साधारण प्रकाश का दिखेगा । उसी तारे की ओर प्रतिदिन ध्यान दें तो 
वह कभी चलता नहीं दिखेगा और उसी तारे के आस पास सप्तऋषि घूमते दिखेंगे । 
दो चार बार ध्यान पूर्वक उत्तर की ओर देखने से यह ध्रुव तारा पहिचान में 
आ जायेगा । 

कश्यप मण्डल में बाँई ओर ऊपर जो तारा है उससे एक लम्बी रेखा लम्व स्वरूप 
खींची जावे तो वह भी ध्रूव में आकर मिलेगी । चित्र संख्या १४ के देखने से यह 
समझ में आ जायेगा । सप्तऋषि और महि के वीचों बीच यह ध्रुव तारा है। इस 
ध्र.व के आस पास सप्तऋषि आदि पूर्व से पश्चिम को घूमते दिखते हैं । 


अध्याय ७ 


नक्षत्रों की पहिचान 

क्रान्ति प्रदेश में २७ तारागणों का समुदाय या नक्षत्र हैं और अभिजित्‌ नक्षत्र 
क्रान्ति मण्डल के बाहर है । इन सबको पहिचान लेना चाहिए । इन सब नक्षत्रों को 
पहिचान लेने से ज्योतिष की कई बातें शीघ्र समझ में आने लगेगी । इस कारण इन 
सबकी पहिचान यहां देते हैं। आगे इनके नक्शे भी दिए हैं, जिनके सहारे आकाश 
में नक्षत्रों को पहिचानने का प्रयत्न करते रहना चाहिए । देखें चित्र संख्या ३९,४०,४१ 
(आकाश के तीन चित्र पट) । इनके अतिरिक्त पृथक्‌-पृथक्‌ नक्षत्रों को पहिचानने के 
लिए अलग चित्र दिये है । उनकी पहिचान यहाँ बताई जाती है । 

१ अश्विनी--के ३ तारे हैं परग्तु उनकी पहिचान के लिए एक ओर आगे का 
तारा मिला देने से शीघ्र पहिचाने जा सकत हैं। २ तारे बीच में पास-पास कुछ 
तिरछे एक से दूसरा कुछ नीचा परन्तु बराबरी से है और ऊपर छोर पर १ तारा 
और नीचे १ तारा है। ये दोनों तारे चमकदार हैं परन्तु उत्तर का तारा अधिक 


२४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा; प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


चमकदार है और तोसरा तारा जो पूर्व में है वह सबसे तेजस्वी है। इसके पश्चिम में 
भी एक तारा है। देखें चित्र संख्या १५ । यह नक्षत्र कुआर के महीने में ८-९ बजे 
रात को पूवं बिन्दु से कुछ उत्तर की ओर हट कर उदय होने के ६३ घण्टा के उपरान्त 
सिर पर आता है और ६३ घण्टा के उपरान्त पश्चिम बिन्दु से कुछ उत्तर की ओर 
अस्त होता है । 

यह नक्षत्र जनवरी के आरम्भ में व्यालू के समय सिर पर आता है और शिरो- 
बिन्दु से कुछ उत्तर की ओर दिखता है । इसके ३ तारों का आकार घोड़े के मुख 
सदृश होने से अश्विनी कहते हैं। कुंआर की पूणिमा के लगभग चन्द्रमा इस नक्षत्र 
पर रहता हैं । 

२ भरणी--इसके ३ छोटे-छोटे तारे हैं जिनसे छोटा सा त्रिकोण वनता है। 
अश्विनी और भरणी के बीच में रेखा खींचने पर उस रेखा के उत्तर में यह त्रिकोण 
पड़ता है । यह अश्विनी के आगे पूर्व की ओर है इसका आकार योनि सरीखा बताया 
है परन्तु यह त्रिकोणोकार है । देखें चित्र संख्या १६ । 

३ कृतिका--यह तारागणों का गुच्छा सा दिखता है किसान लोग इसे अच्छी तरह 
पहिचानते हैं । वे लोग इसे धोबी का मोंगरा कहते हैं। कातिक के महीने में व्याळू 
के समय यह पूवं में दिखता है और इसी को देखकर कार्तिक स्नान करने वाले समय 


चित्र संख्या-१५ चित्र संख्या-१६ चित्र संख्या-१७ चित्र संख्या-१८ 
१ अश्विनी २ भरणी ३ कृतिका ४ रोहिणी 
का अनुमान करते हैं। इसके ६ तारे माने जाते हैं और इसका आकार छुरा सदश 
कहा है । फरवरी में यह व्याळू के समय सिर पर आता है । कार्तिक की पूर्णिमा के 
लगभग चन्द्र इस नक्षत्र पर रहता है । देखें चित्र संख्या १७। 

४ रोहिणी--इसमें ५ तारे माने जाते हैं ओर आकार गाड़ी सदृश बताया गया 
हैं । परन्तु देखने में यह एक कोण सा दिखता है। यह कृतिका के कुछ बाजू से नीचे 
की ओर दिखता है। इसमें नीचे का तारा अधिक प्रकाशवान्‌ है। ये तारे कतिका से 
कुछ दक्षिण की ओर हैं। फरवरी में व्याळू के समय ये सिर पर आते हैं और कुछ 
दक्षिण की ओर रहते हैं। इनका आकार चित्र संख्या १८ देखने से समझ पड़ेगा । 

कहते हैं शनि और मंगल जब इस शकट ( गाडी ) का भेदन करते हैं ( इस 
त्रिकोण में से होकर जाते हैं ) तब प्रलय होता है। इसलिए ये ग्रह शकट भेदन 
दा ह 1 केवल चन्द्र ही यहाँ से जाता है । इसी कारण रोहिणी को चन्द्र की स्त्री 


नक्षत्रों की पहिचान : २५ 


५ मृगशिर या मृगशिरा--इसे बहुधा सब किसान पहिचानते हैं । इसे वे हिरनी 
या खटोला कहते हैं । इसके चारों ओर चौकोन बनाते हुए ४ प्रकाशवान्‌ तारे हैं । 
इनके वीच में ३ तारे एक दूसरे की सीध में हैं। इसे व्याध का तीर कहते हैं । व्याध 
का तारा बहुत नीचे हटकर अतिप्रकाशवान्‌ है और शीघ्र पहिचाना जा सकता है। 
मृगशिर के अन्त में ३ तारे पास-पास एक सीध में हैँ। इसे हिरन की पूंछ कहते हैं और 
सामने की ओर ३ तारों का एक छोटा त्रिकोण हैं उसे हिरन का मुख कहते हैं । 
अगहन के महीने में ब्यालू के समय यह पुर्व में दिखता है । अगहन की पूर्णिमा के लग- 
भग चन्द्र इस नक्षत्र पर रहता है। इन तारों में मृगशिर के ३ ही तारे माने जाते 
हैं। और आकार हिरन सदृश माना जाता है। ये तारे आकाश गंगा के किनारे हुँ 
और जव सिर पर आते हैं तव दिखते हैं । ये रोहिणी से कुछ दूर हट कर दक्षिण 
की ओर हैं। मार्च के महीने में व्याळू के समय ये सिर पर आते हैं। उदय के ६ 
घण्टा वाद सिर पर आते हैं । देखें चित्र संख्या १९। 


+ ॥ 0 £] ० 
व 2 (] 
जड शदीर 
८ ॥ | 
गद 
चित्र संख्या-१९ चित्र संख्या-२० 
५ मृगशिर ६ आर्द्रा 


६ आर्द्रा--इसका एक तारा है । यह प्रायः भरणी के सीध में हैं और मृगशिर 
तथा पुनर्वसु के बीच में दिखता है । मार्च के महीने में लगभग व्यालू के समय सिर 
पर आता है और सिर से कुछ दक्षिण की ओर दिखता है । इसका आकार मणि सदृश 
माना है । इसका प्रकार साधारण है । यह भी आकाश गंगा के बाहरी किनारे पर है। 
इसकी पहिचान के लिए और तारों को पहिचान कर इसे खोजें । देखें चित्र सं २० । 

७ पुनवंसु--इसके ४ तारे हैँ । घर सदृश इसका आकार बताया है। २तारे 
इसके पहिली श्रेणी के ( अधिक प्रकाशवान्‌ ) ओर तीसरा तारा भी पहिली श्रेणी का 
है । इस प्रकार उत्तर की ओर २ तारे हैं और दक्षिण की ओर २ तारे हैं । उत्तर की 
ओर के २ तारे सबसे पहिले उगते हैं । देखें चित्र संख्या २१। तारे कितनी श्रेणियों 
के है उनकी श्रेणी का क्रम चित्रपट ३९-४०-४१ देखने से प्रगट होगा । 

८ पुष्य--इसके ३ तारे लिये जाते हैं और बाण सदृश इसका आकार माना जाता 
है । देखें चित्र संख्या २२ । ये बारीक-बारीक तारे हैं जिनका छोटा त्रिकोण बनता 


२६ : सचित्र ज्यौतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


है । जो देखने में एक ही तारा सदृश दिखता है । अप्रेल के महीने में व्यालू के समय 
यह सिर पर आता है। पूष के महीने में पूणिमा के लगभग चन्द्रमा इस नक्षत्र पर 
रहता है । 


म 


0 | त व 
चित्र संख्या २१ चित्र संख्या २२ चित्र संख्या २३ 
७ पुनवंसु ८ पुष्य ९ आश्लेषा 


& आश्लेषा या अश्लेषा--इसके ५ तारे और चक्र सरीखा आकार बताया है । 
यह पुष्य के दक्षिण में है और उसो की वरावरी से सिर पर आता है । चन्द्र पुष्य से 
आश्लेषा पर शीघ्र आ जाता है। इसके बारीक तारे हैं जिनमें एक प्रकाशवान्‌ तारा 
है । देखें चित्र संख्या २३ । 

१० मधा--इसके ६ तारे माने जाते हैं और आकार भवन सदृश बताया गया 
है । परन्तु इन ६ तारों पर विचार करने से हंसिया सरीखा आकार दिखाई देता है। 
ध्यान में आते ही यह शीघ्र पहिचाना जा सकता है । इसके ४ बड़े तारे हैं । इनका 
आकार एक समानान्तर भुज चौकोन सा बनता है, जिस प्रकार दियासलाई की डिव्वो 
के ऊपर के ढक्कन को दवा देने से कुछ तिरछा चौकोन वनता है । इसके पश्चिम की 
ओर दक्षिण कोण का तारा तेजस्वी है और पहली श्रेणी का है । इसके दक्षिण में एक 
बारीक तारा है जो पाँचवाँ तारा है। पूर्व बाजू से दोनों दक्षिण के तारे अधिक तेजस्वी 
हैं । मई महीने के आरम्भ में व्यालू के तमय यह सिर पर कुछ दक्षिण की ओर हटा 
हुआ दिखता है । माघ की पूणिमा को चन्द्रमा इसके समीप रहता है । कोई इसके ५ 
तारे मानते हैं देखे चित्र संख्या २४। 

११ पूर्वा फाल्गुनी | मधा के पूर्व में कुछ उत्तर को दोनों फाल्गुनी के ४ 

१२ उत्तरा फाल्गुनी | तारे हैंजो चौकोन सरीखे दिखते हैं। उसके पूर्व- 
पश्चिम बाजू का उत्तर-दक्षिण वाजू से अन्तर दुगने से कुछ कम है । पश्चिम की ओर 
के २ तारे पूर्वा फाल्गुती हैं । इसके उत्तर की ओर का अधिक तेजस्वी है । पूर्व वाजू 
के दोनों तारों को उत्तरा फाल्गुनी कहते हें । इंसके नीचे दक्षिण का तारा अधिक 
तेजस्वी है । उत्तर का बारीक है । फाल्गुन में इस नक्षत्र पर पूंणिमा को चन्द्र आता 
है फाल्गुन में ये दो नक्षत्र व्यालू के समय पूर्व में दिखते हैं ) कोई जून में व्याळू के 
समय सिर पर दिखते हैं। और ठीक सिर पर आते हैं। देख चित्र संख्या २५ । 


नक्षत्रों की पहिचान : २७ 


क ब ञ्‌ Ee] 
i पर्क णा जे 
क रज जक डट 
च्य 
चित्र संख्या २४ चित्र संख्या २५ चित्र संख्या २६ 
१० मघा ११ पूर्वा फाल्गुनी १३ हस्त 


१२ उत्तरा फाल्गुनी 

१३ हस्त--इसके ५ तारे हैं। आकार हाथ सदृश है । यह मघा के दक्षिण ओर 
है । शीघ्र पहिचाना जा सकता है । हाथ की अंगुल्यों की ५ नोक सदृश ये पाँचों 
तारे दिखते हें । जून के महीने में ये व्यालू समय सिर पर दिखते हैं और शिरोबिन्दु 
से ३०-४० अंश दक्षिण की ओर रहते हैं । देखें चित्र संख्या २६ । 

१४ चित्रा हस्त के वाजू पूवं को कुछ उत्तर की ओर यह एक ही तारा है जो 
वड़ा प्रकाशवान्‌ है। आकार इसका मोती सदृश बताया है । जून के अन्तिम भाग में 
यह व्याळू के समय सिर पर आता है। चैत्र की पूणिमा को चन्द्र इस पर आता है । 
यह तारा प्रायः क्रांतिवृत्त पर है । देखें चित्र संख्या २७ । 

१५ स्वाती-यह अकेला और बहुत बड़ा तारा है । सरलता से पहिचाना जा 
सकता है। चित्रा से बहुत उत्तर को यह चमकता हुआ दिखता है । यह 
तारा चित्रा से भी अधिक प्रकाशवान्‌ है । चित्रा के प्रायः ५० मिनट बाद यह शिरो- 
विन्दु पर आता है और उसके १॥ घंटा बाद डूबता है । यह चित्रा से प्रायः ३०° 
दक्षिण को है । इसका एक ही तारा है और आकार मूंगा सदृश बताया है । यह कुछ 
लाल रंग का है । देखें चित्र संख्या २८ । 

१६ विशाखा--इसके २ तारे हैं। चित्रा के सामने ही नीचे की ओर २ तारे 
चमकते हुए दिखते हैं, परन्तु चित्रां से उनका तेज कम है । फरवरी में ५ बजे प्रातः 
के लगभग ये सिर पर दिखते है। पहिले तारे के उपरान्त दूसरा तारा २६ मिनट 
के अन्तर से उगता है । उसकी बराबरी से २ और छोटे तारे हैं जिनको मिला कर 
देखने से एक चौकोन सा बन जाता है। इसके ४ तारे और आकार तोरण सदृश 


& क 


चित्र संख्या २७ चित्र संख्या २८ चित्र संख्या २९ चित्र संख्या ३० 
१४ चित्रा १५ स्वाती १६ विशाखा १७ अनुराधा 


२८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


मानते हूं । वैशाख में चन्द्रमा पूर्णिमा को इस नक्षत्र पर आता है । मई महीने में 
व्यालू समय यह उदय होता है और उदय होने के समय पूर्व और आग्नेय कोण के 
बीच दिखता है। दोनों बड़े तारों में एक चित्रा के तारे के सामने नीचे की ओर 
दिखता है ओर दूसरा उसके वाई ओर दिखता है। दोनों तारे एक से तेजस्वी 
हैं, परन्तु चित्रा से तेज कम है । कभी चन्द्र दोनों बड़े तारों के बीच से होकर जाता 
है । देखें चित्र संख्या २९ । 


१७ अनुराधा--इसके ४ तारे हैं, जो प्रायः एक सीध में उत्तर दक्षिण को हैं 
ओर विशाखा के नीचे पूर्व को हैं । विशाखा के बड़े तारों से एक सीधी रेखा अनुराधा 
के तारों की सरळ रेखा के छोरों से मिलाई जावे ती उत्तर की अपेक्षा दक्षिण का 
अन्तर अधिक प्रगट होगा | इन तारों का आकार भात की बलि ( पिंड ) सदृश 
'बताया है अर्थात्‌ किसी ने भात की वलि के ४ कौर उठाकर ४ जगह में एक रेखा में 
एक के नीचे एक रख दिये हों । देखें चित्र संख्या ३० । 


१८ ज्येष्ठा--इसके ३ तारे प्राय: एक सीध में पूर्व पश्चिम को हैं । अनुराधा से 
सीधी रेखा में बीच से पूर्व को एक रूम्व खींचा जावे तो उसकी सीध में ३ अनुराधा 
के तारे खड़े एक के नीचे एक हैं तो ज्येष्ठा के तारे आड़े एक के बाद एक हैं । ज्येष्ठा 
के बीच का एक तारा पहिली श्रेणी का है । ज्येष्ठ मास में पूर्णमासी को चन्द्र इस 
नक्षत्र पर रहता है । इसका आकार कुण्डली सरीखा बताया है देखें चित्र संख्या ३१। 


0 0 
तप न्ह 


01 रि पवी क 
उत्तरा 
अ ` < 
र 0) + 


° नि 


चित्र संख्या ३१ चित्र संख्या ३२ चित्र संख्या ३३ 
१८ ज्येष्ठा १९ मूल २० पूर्वाषाढा २१ उत्तराषाढा 


१६ मूल- ज्येष्ठा के पूर्व में ११ तारे हैं, जो सिंह की पूंछ सरीखा या बिच्छु के 
'डंक सरीखा आकार गोलाई लिये बनाते हैं । यह शीघ्र पहिचाना जा सकता है । आकाश 
गंगा में यह क्रांतिवृत्त के दक्षिण को है। देखें चित्र संख्या ३ २। इसका आकार सिंह 
पुच्छ सरीखा माना है। यह जून के उत्तराद्धं में व्याठू के समय उदय होता है । 
सितम्बर में ५ बजे संध्या को और अप्रैल में प्रात: के समीप सिर पर दिखता है । 
अनुराधा आदि के तारों को मिला कर देखने से आकाश में एक बड़ा विच्छु सरीखा 
आकार सिर से ५०-६० अंश दक्षिण की ओर लटकता हुआ दिखता है । 


२० पुर्वाषोढ़ा इनमें प्रत्येक के २-२ तारे हैं । इनके २-२ तारे मिल कर 
२१ उत्तराषाढ़ा | एक समकोण सरीखा बन जाता है। २ तारे पूर्वाषाढा के 
आकाश गंगा के बाहर हैं। उत्तराषाढा की उत्तर-दक्षिण लम्बाई से पूर्व-पश्चिम लम्बाई 


मक्षत्रों की पहिचान : २९ 


का प्रमाण प्रायः दुगुना है । अप्रैल के प्रात: के लगभग यह चौकोन सिर पर आता है । 
देखें चित्र संख्या ३३ । पूर्वाषाढा का आकार हाथी दांत और उत्तराषाढा का आकार 
मंच ( मचेया ) सरीखा माना है। 

२ अभिजित्‌- दोनों आषाढा के वाद अभिजित्‌ का तारां लिया जाता है। 
परन्तु यह क्रांतिवृत्त प्रदेश से दूर और बाहर है इस कारण इसे नक्षत्र की गणना 
करते समय छोड़ देते हैं। यह तारा उत्तर की ओर आकाश गंगा के किनारे है और 
बड़ा प्रकाशवान्‌ है । इसके पास दो छोटे-छोटे तारे हैं जिनसे एक त्रिकोण सरीखा 
दिखता है । इस नक्षत्र को मिलाने से २८ नक्षत्र हो जाते हैं परन्तु इसे छोड़कर केवल 
क्रांति प्रदेश के ही २७ नक्षत्र लिये जाते हैं। यहु प्रायः प्रथम श्रेणी का है । देखें चित्र 
संख्या ३४। 

२२ श्रवण--इसके ३ तारे हैं जिनमें बीच का तारा पहिली श्रेणी का और बहुत 
चमकीला है । ये तारे आकाश गंगा में उत्तराषाढ़ा से बहुत उत्तर को कुछ पूर्व कोने में 
हुँ । श्रावण मास की पूर्णमासी को चंद्र इस नक्षत्र के समीप आता है । ये तारे शीघ्र 


. चित्र संख्या ३३ चित्र संख्या ३५ चित्र संख्या ३६ 
२३ अभिजित्‌ २२ श्रवण २३ धनिष्ठा 


पह्चाने जा सकते हैं। एक सीध में ये तीनों तारे हैं और प्रायः उत्तर दक्षिण कुछ 
तिरछे हें । इन तीन तारों का आकार वामन औतार के चरण सदृश माना जाता है 
परन्तु देखने में ये वाण सरीखे दिखते हैं । देखें चित्र संख्या ३५ । 


२३ धनिष्ठा-इसके ५ तारे हैं जो पास-पास हैं । श्रवण के पूर्व कुछ उत्तर बाजू 
इसका झुमका दिखता है । इसका आकार मृदंग सरीखा कहा गया है । नीचे का छोटा 
तारा छोड़ कर ४ तारों को देखें तो चपटा चौकोन सरीखा दिखता है । यह आकाश 
गंगा के बाहर है। ये ४ तारे पास-पास ओर मंद ज्योति के हैं । देखें चित्र संख्या ३६; 


२४ शतभिषक या शतभिषा--इसे शततारक भी कहते हैं । कहा जाता है कि ' 
इसमें १०० तारों का झुण्ड है । इसका आकार वृत्त 67०1० सरीखा बताया गया है 
परन्तु कोई इसमें से १० तारा को कोई १ ही तारा को ही शतभिषक्‌ मानते हैं । यह 
नवम्बर में व्याळू के समय सिर पर आता है और प्रायः २८ अंश सिर से दक्षिण की 
ओर दिखता है । इसीके सीध में बहुत नीचे दक्षिण में १ बहुत ही प्रकाशवान्‌ तारा है 
जिसे याममत्स्य कहते हूँ । दोनों का अन्तर ८ अंश का है। १०० तारे होने से इसका 
नाम शततार पड़ा है । वहाँ बहुत से तारेगण पास-पास हैं । 


३० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


२५ पुर्व भाद्रपद ` याममत्स्य और शतभिषक्‌ के प्रकाशवान्‌ तारा को सरल 


२६ उत्तर भाद्रपद | रेखा से मिलाओ और इस रेखा को उत्तर की ओर 
बढ़ाते जाओ तो इस रेखा के कुछ पश्चिम की ओर पूवं भाद्रपद के २ तारे आते हैं । 
याममत्स्य से जितने अंश पर उत्तर में शतभिषक्‌ है उतने ही अन्तर पर शतभिषक्‌ 
से उत्तर में पूं भाद्रपद का १ तारा है और उसके वाजू ठीक उत्तर में १३" पर पूर्व 
भाद्रपर का दूसरा तारा है । ये दोनों तारे एक से तेजस्वी हैं । नवम्बर में व्यालू के 
समय सिर पर आते हैं इस समय शिरोबिन्दु के दक्षिण ५-६ अंश पर रहते हैं और 
दूसरा उतने पर ही उत्तर को रहता है । इन दोनों तारों के बीच जितना अन्तर है 
उससे भी अधिक अन्तर पर प्रत्येक के पूर्व में एक-एक तारा है इस प्रकार २ तारे हैं । 
इन दोनों को उत्तर भाद्रपद कहते हैं । इन दोनों में उत्तर का अधिक तेजस्वी है यह 
दूसरी श्रेणी का तारा है। र 

पूर्व भाद्रपद के २ तारे और उत्तर भाद्रपद के २ तारे मिलकर एक चौकोन सरीखा 
बनता है । देखें चित्र संख्या ३७ । भाद्रपद मास की पूणिमा को चन्द्रमा इस नक्षत्र के 


~ ड 
चके उक्ष FR 
| ~ र पट ग 
चित्र संख्या ३७ चित्र संख्या ३८ 
२५ पूर्वा भाद्रपद, २६ उत्तरा भाद्रपद २७ रेवती 


समीप आता है | पूर्व भाद्रपद का आकार मञ्च सरीखा और उत्तर भाद्रपद का 
आकार यमल ( जोड़ा ) सरीखा बताया है । 

२७ रेवतो--इनमें ३२ तारे हैं । आकार मृदङ्ग सरीखा है और वैसा ही दिखता 
है । ये छोटे-छोटे तारे हैं । उत्तर भाद्रपद के दोनों तारों में से दक्षिण के तारे के 
आग्नेय कोण के लगभग १०-१० अंश पर तारों की १ कतार है जो पूर्व-पश्चिम गई 
है । इसमें ६-७ तारे तेजस्वी हैं और प्रायः एक दुसरे के समानान्तर पर हैं। इनके 
दक्षिण में अश्विनी है । देखें चित्र संख्या ३८ । 

इन नक्षत्रों के अतिरिक्त आकाश गंगा याममत्स्य आदि चित्र में दिये हैं जिनको 
देखकर आकाश में पहिचानने का प्रयत्न करें । 

आकाश गंगा Milk way 

यह आकाश में उत्तर से दक्षिण की ओर तिरछी गई हँ । इससे बहुत से तारों का 
घना समुदाय होता है, जिसके कारण आकाश का वह भाग श्वेत सरीखा दिखता है 
जेसे बादल के टुकड़े छाये हों । 


क नक्षत्रों की पहिचान : ३१ 
क्रांति प्रदेश का वर्णन आगे मिलेगा । 


अश्विनी से १२ नक्षत्र तक सब तारे विषुवतूबृत्त के उत्तर में हैं और स्वाती 


अभिजित्‌ श्रवण घनिष्ठा पूर्वाभाद्रपद उत्तराभाद्रपद रेवती इनके तारे भी विषुवत्‌ वृत्त 
- के उत्तर में हँ । शेष तारे दक्षिण में हैं । 


चन्द्र का भ्रमण मार्ग--चन्द्रमा इस प्रकार नक्षत्रों में से होकर जाता है । 


१--इन १० नक्षत्रों के दक्षिण की ओर से चन्द्रमा जाता है । नक्षत्रों के नाम के 
आगे उनकी क्रम संख्या दी है । 

(१) अश्विनी १, ( २) भरणी २. (३) पुनवंसु ७, ( ४ ) पु० फा० ११, 
(५) ३० फा० १२, ( ६) स्वाती १५, (७) श्रवण रर, ( ८ ) धनिष्ठा २३, 
(९) १० भा० २५, (१०) उ० भा० २६। 

२--इन ४ नक्षत्रों के उत्तर से चन्द्रमा जाता है । 

(१) मृग० ५, (२) आर्द्रा ६, ( ३ ) आश्लेषा ९, ( ४) हस्त १३, (५) 
मूल १९। 2 


३--शेष १२ नक्षत्रों के दोनों ओर से, कभी पास से कभी उन को डाकते हुए, 
चन्द्रमा जाता है। 


(१) कृतिका ३, ( २ ) रोहिणी ४, (३) पुष्य ८, (४) मघा १०, (५) 
चित्रा १४, (६ ) विशाखा १६, (७ ) अनुराधा १७, (८ ) ज्येष्ठा १८, (९) 
शतभिषक्‌ २४, (१०) पू० षा० २०, ( ११) उ० षा० २१, ( १२ ) रेवती २७ । 


आकाश के नकशे को देखने की रीति 

नकशे में जो दिशाएँ दी हैं उनके सम्बन्ध में कुछ भ्रम हो सकता है । कारण यह 
है कि उत्तर के उपरान्त वाई ओर पूर्व फिर दक्षिण फिर पश्चिम दिया है । पूर्व के 
स्थान में पश्चिम होने का कारण नीचे समझाया गया है । 


नकशे को आकाश से मिलान करने के लिये खुले मैदान में बेठे जहाँ से 
आकाश अच्छी तरह दिले मुँह कपर की ओर कर आकाश को देखें फिर नकशे को 
लोटाकर सिर के ऊपर रखें जिससे नकशे की पीठ आकाश की ओर रहे ओर नकशा 
पढ्ने में आ सके । नकशे में उत्तर दिया है वह उत्तर धुव की ओर करें और नकशे 
के पूर्व को पर्व की ओर रखें तो नकशे की शेष दिशाएँ ठीक स्थिति पर आ जायेंगी । 
इसके उपरान्त तारा देखने का जो समय बताया है उन्हीं महीनों की उन्हीं तारीखों 
को जैसा आगे बताया है उस नकशे के अनुसार ताराओं को खोजें तो अवश्य मिलेंगे । 

इसी प्रकार आकाश में देखते-देखते और पहिचानने का प्रयत्न करते रहने से 
मुख्य-मुख्य नक्षत्रों की अवश्य पहिचान होने लगेगी । जब आकाश खुला रहे और अंधेरी 
रात हो, तारा गणों का अवलोकन कर नक्षत्र पहिचानने का प्रयत्न करते हैं । 


३२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 
जब नक्षत्रों की पहिचान हो जावे तो ग्रहों की भी खोज करें । किसी पञ्चांग से 


प्रगट हो सकता है कि अमुक ग्रह अमुक नक्षत्र या राशि पर है । इनको समझ लेने 


से ज्योतिष शास्त्र की और बातें शीघ्र समझ में आने लगेंगी । 


आकाश का नकशा देखने का समय 

तारागण प्रतिदिन पश्चिम को १? पीछे हटते हैं । जो तारा आज संध्या को ७ 
बजे सिर पर है वह कल ७ वजने को ४ मिनट शेष रहेंगे तब सिर पर आवेगा । 
अर्थात्‌ ४ मिनट पहिले दिखेगा । 

वृत्त में ३६०० होते हैं और २४ घण्टे में एक वृत्त का चबकर पूरा होता है । 
अर्थात्‌ एक दिन रात में सूर्य या नक्षत्र का पूरा एक चक्कर हो जाता है । इस प्रकार 
से १ घण्टे में १५° या ४ मिनट में १° नक्षत्र चलते है । इसी हिसाव से प्रति दिन 
नक्षत्रों की चाल में १° का अन्तर पड़ जाता हैं। अन्तर=१ दिन में=४ मिनट । १५ 
दिन-१ घण्टा । १ मास-२ घण्टा । ३ मास-६ घण्टा । 

कारण यह है कि सावन मास से नक्षत्र दिन का मान २३ घण्टा ५६ मि० 
४.०९०६ से० का है अर्थात्‌ सावन दिन से नक्षत्र दिन लगभग ४ मिनट छोटा है । 
नक्षत्र उदय होने से अस्त होकर फिर दूसरे दिन उदय होने तक १ नक्षत्र दिन होता 
है । वह सूर्य के समय से ४ मिनट छोटा है अर्थात्‌ सूर्य का विषुवांश प्रतिदिन ४ 
मिनट बढ़ता है । 


नक्षत्रों की पहिचान : ३३ 


३४: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


तारा की श्रेणी 


"पीली डूसरे सोली चीची' पाचगे शटयों 
ऋ नेर ०९ © ७०७ ७ 


चित्र संश्या ४०- भाद्रपद मास का आकाश का चित्र पट 


नक्षत्रों की पहिचान : ३५ 


तारा की श्रेणी 
, ` जहि दसते सोसऐ-पोप्यी पायरी अदी. 


दज 
चित्र संख्या ४१--मागंशीष मास का आकाश का चित्र पट 


३६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


इस हिसाब से आज ७ बजे संध्या को जो नक्षत्र सिर पर दिखेगा वह कल ७ 
बजे संध्या को १° पश्चिम में हटा दिखेगा । १५ दिन में वहीं तारा ( १५५ ४ )-६० 
मिनट (१ घण्टा ) पहिले अर्थात्‌ ६ बजे संध्या को सिर पर आवेगा । ७ बजे संध्या को 
उसे देखेंगे तो १५० पश्चिम को वह तारा हटा दिखेगा । जो नक्षत्र आज ७ बजे संध्या 
को सिर पर है वह तीन महीना बाद ७ बजे संध्या को आकाश में डूबते दिखेगा; 
अर्थात्‌ ३ महीने में ९०? का अन्तर पड़ जाता है। जो तारा आज १० बजे रात सिर 
पर दिखेगा, एक महिना बाद वह सिर पर ८ बजे रात दिखेगा अर्थात्‌ १ महीने के 
बाद वह तारा आज से २ घण्टा पहिले उस स्थिति में आवेगा । 

इस नियम को ध्यान में रख कर नक्षत्र पर ( नकशा ) देखने का समय जान 
सकते हैं कि किस-किस तारीख को किस-किस समय पर चित्रपट में दिए हुए तारागण 
दिखाई देंगे । 

नक्षत्र पट ( नकशा ) देखने का समय । 

चित्रपट संच्या ३९ चित्रपट संख्या ४० चित्रपट संख्या ४१ 
तारीख महीना समय ता० महीना समय ता० सहीना समय 
२० नवम्बर ४ बजे रात ८ मई ५ बजे रात २२ अगस्त ४ बजे रात 

६ दिसम्बर ३ ,, २३१६ DY 5 ६ सितम्बर ३ ,, 


RA रे. 5 ७ जून ३ ,, २१ पब ल 
५ जनवरी १ , २२ , २ » ६ अक्टूबर १ ,, 
२° „» १२ „» ७ जुलाई १ ,, २१ » एक. 
४ फरवरी ११ , २२ » १२ ,, ५ नवम्बर ११ » 
२० , १० ,, ६ अगस्त ११ ,, २०, १० ३५ 
७ माघे ९ ,, २१ » १० ,, ६ दिसम्बर ९ ,, 
RD Gey ५ सितम्बर ९ „ २१. द. 5 
द्‌ अप्रेल ७ 2१ २० , ८ „+ ५ जनवरी ७ ,॥३ 
७ 
अध्याय ८ 
राशियों के स्वरुप 


आकाश में इन नक्षत्रों का आकार यदि ध्यान पूर्वक देखें तो कुछ आकृतियाँ बनी 
हुई प्रतीत होंगी । । इन्हीं आकृतियों के अनुमान से राशियों का नाम पड़ा है । जैसे :- 
१--मेष>मेढ़ा 


२-_ृष=्वेल 


राशियों के स्वरूप : २७ 


३--मिथुनसस्त्री पुरुष का जोडा । 

४-_करके=्केकडा । 

५सिंह=सिह । 

६- कन्यास्चाव में बैठी कुमारी । 

७--तुलास्तराजू । 

८--वृश्चिक-विच्छू । 

९--धनः्धनुषधारी पुरुष जिसका धड़ घोड़ें सरीखा है । 
१०--मकर-सिर हिरन सरीखा और धड़ घोड़े सरीखा । 
११--कुम्भ=्हाथों में घडा लिए हुए पुरुष । 
१२--मीन= मछलियाँ जिनमें १ का मुँह दूसरी की पूछ की ओर है। 

इनके आनुमानिक चित्र संख्या ४२ से ५३ तक में दिए हैं । 


राशियों के कल्पित चित्र 


चित्र संख्या ४२ चित्र संख्या ४३ चित्र संख्या ४४ 
मेष वृष मिथुन 


चित्र संख्या ४५ चित्र संख्या ४६ चित्र संख्या ४७ 
ककं सिह कत्या 


३८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


चित्र संख्या ४८ चित्र संख्या ४९ चित्र संख्या ५० 
तुला वृश्चिक घन 


चित्र संख्या ५१ चित्र संख्या ५२ चित्र संख्या १३ 
मकर कुंभ मीन 


अध्याय ६ 
पृथ्वीं के अक्षांश और देशान्तर का स्पष्टीकरण 


पृथ्वी के आक्षांश और देशान्तर का अधिक काम पड़ता है । इस कारण इनको" 
समझ लेना चाहिए । 

पृथ्वी नारंगी के सदृश गोल है और दोनों सिरों पर चपटी है । पृथ्वी के इन दोनों 
सिरों को प्रूव 010 कहते हैं । उत्तर के छोर को उत्तर धुव और जो ठीक उसके 
विरुद्ध नीचे का छोर है उसे दक्षिण ध्रुत कहते हैं । दोतों ध्र.वों के वीचोंबीच एक 
कल्पित रेखा गई है उसे धुरी १४८ कहते हैं । दोनों ध्रूवों के बीचोंबीच ध्रूवों से 
समानान्तर दूरी पर जो एक कल्पित रेखा पूर्व पश्चिम पृथ्वी की सतह पर से पृथ्वी 
को घेरते हुए गई है उसे विषुववृत्त या विषुवत्‌ रेखा या भूमध्य रेखा ८५०००८ कहते 
हैं। इस रेखा से उत्तर या दक्षिण धुव समानान्तर दूरी पर हैं। इसे भूमध्य रेखा 
कहते हुँ । 

अक्षाश Latitude 


भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण को समानान्तर दूरी पर जो कत्पित रेखाएं. 


प॒थ्वी की सतह पर पूर्व-पश्चिम बनाई गई हैं वे रेखाए' अक्षांश कहलाती हैं । इन, 


पृथ्वी अक्षांश और देशान्तर का स्पष्टीकरण : ३९ 


रेखाओं से प्रकट होता 
कितनी हैं । 


अक्षन्धुरी, अक्ष+अंश-घुरी का कोणात्मक अंश । 


ु अर्थात्‌ उससे प्रगट होता है कि उस स्थान में पृथ्वी की घुरी का झुकाव कोणात्मक 
अंश क्या है और भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी स्थान विशेष की कोणात्मक 
दूरी का ही नाम अक्षांश है । 


है कि किसी स्थान की उत्तर या दक्षिण दूरी भूमध्य रेखा से 


चित्र संख्या ५४-अक्षांश और देशान्तर 


चित्र संख्या ५४ देखने से अक्षांश समझ में आ जायेगा । भूमध्यरेखा पर अक्षांश 
° होता है और उसे निरक्ष देश कहते हैं क्योंकि वहाँ कुछ भी अक्षांश नहीं रहता । 
यहाँ से ज्यों-ज्यों उत्तर या दक्षिण की और जाओ तो अक्षांश बढ़ता जायेगा । 

देशान्तर 1.०181०१९ देश+अंतर>देशों का अंतर । 

इसे मध्याह्न रेखा १४०८४०ांशा भी कहते हैं । किसी प्रधान रेखा ऐपांगाट साला 
01४४ से पूर्व या पश्चिम में किसी स्थान का अन्तर इससे नापा जाता है। 

किसी प्रधान मध्याह्न रेखा से आरम्भ कर समानान्तर दूरी पर भूमध्य रेखा परं 
जो रेखाएं पूर्व-पश्चिम की दूरी बताने को खींची जाती हैं, वे ही देशान्तर रेखाएं 
कहलाती हैं । इन रेखाओं का एक छोर उत्तर ध्रुब में और दूसरा छोर दक्षिण ध्र.ब 


४० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


में मिलता है । ये रेखाएं भूमध्य रेखा को काटते हुए उत्तर और दक्षिण को जातो 
हैं। इनके बीच का हिस्सा अपने शिर के ऊपर से होकर जाता है । ये भी कल्पित 
रेखाएं हैं । यद्यपि ये रेखाए उत्तर दक्षिण खींची गई हैं परन्तु इससे किसी स्थान का 
पूवं पश्चिम अन्तर प्रधान मध्याह्न रेखा के स्थान से मालूम होता है जैसा चित्र संख्या 
५४ के देखने से प्रकट होगा । जब सूर्य इस रेखा पर आता है तो उन सब स्थानों में 
एक हो समय मध्याह्नं ( दोपहर ) होता है, जहाँ-जहाँ से वह रेखा जाती है, उसके 
वैर के नीचे वाले देशों में उस समय अद्ध रात्रि होती है । इसी कारण इसे मध्याह्न रेखा 
भी कहते हैं । 
प्रधान मध्याह्न रेखा Prime meridian 
जहाँ से आदि स्थान मानकर पूर्व-पश्चिम अन्तर नापा जाता है । पहिले उज्जैन 
से--अर्थात्‌ जो रेखा उज्जैन पर से होते हुए उत्तर दक्षिण गई है, उससे 
देशान्तर नापा जाता था । परन्तु अब इंग्ल॑ण्ड के ग्रीनविच नामक स्थान को प्रधान 
मध्याह्न रेखा मान कर देशान्तर ( ग्रीनविच से ही ) नापा जाता है। और आज कल 
के सब नकशों में देशान्तर इसी के अनुसार बताया जाता है। 
परन्तु ज्योतिष शास्त्र में पंचांग बनाने आदि के लिए अब भी उज्जैन. को प्रधान 
रेखा मान कर उज्जैन से देशान्तर निकालते हैं । 
प्राचीन मध्याह्ल रेखा इन देशों पर से जाती है :- 
लका, देवकांची, श्वेत पर्वत, पर्जली, वत्सगुल्म, अवन्ती, गर्गराट, कुरुक्षेत्र, 
रोहितक ओर मेरु। इन स्थानों का नाम ज्योतिष ग्रन्थों में आया है। इनमें से कुछ 
स्थानों के नाम प्राचीन होने से नहीं समझ पड़ते परन्तु अवन्ती ( उज्जैन ), कुरुक्षेत्र, 
लंका आदि के नाम सबको प्रकट हैं। इस कारण भारत वर्ष में उज्जैन पर्‌,से ही 
देशान्तर नापा जाता है। 
चित्र संख्या ५४ में गोलाकार पृथ्वी बताई है । इसके उत्तर में उत्तर धुव और 
दक्षिण में दक्षिण ध्व है और (अ. ब.) कल्पित रेखा धुरी है पृथ्वी के बीच से जो 
(भू. मः) रेखा दोनों ध्रूवों के समानान्तर पर पूर्व-पश्चिम गई है वही भूमध्य रेखा है। 
इस रेखा के उत्तर और दक्षिण को जो आड़ी रेखाएँ लकीर द्वारा बताई गई हैं 
ये अक्षांश हैं। ये रेखाएं पूर्व-पश्चिम खींची गई हैं। ये आड़ीं रेखाएं उत्तर-दक्षिण 
नाप के लिए मानों नाप सूचक हृदबंदी है । 
भूमध्य रेखा पर अक्षांश. ० है। यहाँ से उत्तर ध्रुव तक १ से ९० अंश तक 
अक्षांश बने हैं। इसी प्रकार दक्षिण ध्रुव की ओर भी १ से ९० अंश तक अक्षांश 
दिये हूँ क्योंकि एक वृत्त के चौथाई भाग में ९० अंश होते हैँ। भूमध्य रेखा से उत्तर 
या दक्षिण में कोई स्थान जितने अंश दूरी पर होगा, वही अंश उस स्थान का अक्षांश 
है। वह स्थान उत्तर में होगा तो उत्तर अक्षांश कहलायेगा, दक्षिण में होगा तो दक्षिण 
अक्षांश म । इन अक्षांशों का नाप चित्र संख्या ५४ में गोला के किनारे-किना रे 
बताया है । 


पृथ्वी के अक्षांश और देशान्तर का स्पष्टीकरण : ४१ 


देशान्तर--जो रेखाएं उत्तर धुव से होकर भूमध्य रेखा को काटती हुई दक्षिण 
ध्व में जाकर मिली है ये देशान्तर रेखाए है, जो बिन्दुओं द्वारा चित्र में बताई गई 
ह । य रखाँश भो कहलाती हँ । इनका नाप पूर्व पश्चिम होता है। उत्तर-दक्षिण 
रेखाएं तो केवल नाप बताने वाली हदबंदी रेवाए" हुँ। 


कोई स्थान ग्रीनविच या उज्जैन ( किसी प्रधान मध्याह्न रेखा के स्थान से ) | 


चाहे वह वहाँ से पूवं या पश्चिम में हो उस स्थान से कितने अंश की दूरी पर है, 
बताया जाता है । यदि पूर्व में अपना देश है तो पूर्व देशान्तर होगा, पश्चिम में है तो 
पश्चिम देशान्तर होगा । 


मान लो कि ( क. ) स्थान की स्थिति जाननी है । यह स्थान भूमध्य रेखा से 
३० अंश उत्तर में है । देखें उस लकीर के छोर पर ३० अंश लिखा है, तो उस स्थान 
का अक्षांश ३० अंश उत्तर हुआ। अब उत्तर से दक्षिण जाने वाली रेखा का नाप 
देखें जो ( क.) स्थान पर से जाती है । यह देशान्तर रेखा बिन्दुओं से बताई गई है । 
नीचे १४०° लिखा है यह नाप पश्चिम से पूर्व का है । यदि ० स्थान पर प्रधान मध्याह्न 
रेखा का देश है तो वहाँ से ( क. ) का देशान्तर १४०२ पूर्व हुआ । इस प्रकार (क.) 
का अक्षांश ३०? उत्तर और देशान्तर १४०१ पूर्व हुआ । 


दूसरा उदाहरण--मान लो ( ख. ) स्थान का अक्षांश देशान्तर जानना है। 
आडी अक्षांश की रेखायें १०° और २०° के बीच में है ( ख. ) दोनों के बीच १० 
का अन्तर है मान लो १८° के आगे और ५° आगे (ख. ) है तो भूमध्य रेखा से १०° 
+५=११ दूरी पर है। इससे इसका अक्षांश १५° दक्षिण हुआ । अब देशान्तर 
जानना है । मान लो मध्याह्न रेखा का स्थान ८१ -पर है जहाँ ( ग. ) है । ३०° और 
४०° देशान्तर रेखा के वीच ( ख. ) स्थान है। मान लो ३०° के आगे ४° और 
चलकर यह स्थान है अर्थात्‌ ३४? पर ( ख. ) स्थान है, तो यह स्थान मध्याह्व रेखा 
से पश्चिम में हुआ । अब दोनों का अन्तर निकाला ( मध्यान्ह रेखा ८१° अपना स्थान 
३४० )=४७° देशान्तर हुआ । इससे (ख. ) का देशान्तर ४७° पश्चिम हुआ । क्योंकि 
( य. ) से ४७° पश्चिम में है । 


(१) किसी स्थान के अक्षांश जानने को युक्ति 

एक पतली सुतली लेकर उसका एक छोर सम धरातल ( भूमि ) में लगाकर 
रखे और दूसरा छोर ध्रूव तारा की सीध मिलाकर किसी ऊँची चीज पर (या किसी 
बाँस को गाड़ कर या किसी वृक्षादि से ) इस प्रकार बाँध दें कि सुतली का ऊपरी 
छोर ठीक ध्रुव तारा की सीध में रहे, तो उस सुतली से जमीन के धरातल पर एक 
कोण बनेगा । उस कोण को नाप ले, जितने अंशादि वह कोण नाप में होगा वही वहाँ 
का अक्षांश होगा । यहाँ पर २३° का कोण बना है इससे अक्षांश २३ हुआ । देखें 
चित्र संख्या ५५। 


४२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


सुव तारा 
शा. 


ee, 


भम(चराततल) 


चित्र संख्या ५५-अक्षांश और ध्रुव की ऊँचाई का नाप 


सारांश इसका यह है कि उस स्थान पर ध्रुवतारा की जो ऊँचाई है उसी 
ऊँचाई का कोणात्मक अंश वहाँ का अक्षांश होता है । उत्तरी गोलाद्धं के किसी भी 
स्थान का अक्षांश ध्रव तारा की उंचाई से ज्ञात हो सकता है । जैसे लाहौर में ध्रुव 
तारा की ऊंचाई ३१-३० है तो वहाँ अक्षांश भी ३१९-३०” होगा । नरसिंहपुर 
में धुव की ऊंचाई का कोण २२-५७? है तो यहाँ का अक्षांश २२-५७' हुआ । 
उत्तरी गोलाद North Hemis Phere 


भूमध्य रेखा से पृथ्वी के २ भाग हो जाते हैं। एक भुमध्य रेखा से उत्तर का 
आधा भाग, दूसरा दक्षिण का आधा भाग । भूमध्य रेखा से जो उत्तर का भाग है 
वही उत्तरी गोलाद्धं है इसके दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलाद्ध कहलाता है । 

ध्रुव तारा उत्तर में है इसलिए वह केवल उत्तरी गोलाद्ध वालों को दिखता है, 
यह दक्षिणी गोलाद्ध॑ वालों को नहीं दिखता । 


(२) अक्षांश जानने की दूसरी रीति। 

२१ मार्च या २३ सितम्बर को ( जब दिन-रात बरावर रहता है ) किसी स्थान 
के मध्याह्ल कालीन ( दोपहर के ) सूर्यं की जो ऊँचाई है वह ऊंचाई ९०० से घटा 
दें, घटाने से जो शेष रहे, वह उस स्थान का अक्षांश होगा । 

जिस प्रकार ध्व तारा की ऊंचाई निकाली गई थी उसी प्रकार सूर्य की ऊँचाई 
भी निकाली जाती है । देखें चित्र संख्या ५६ और ५७ 


पृथ्वी के अक्षांश और देशात्तर का स्पष्टीकरण : ४३ 


चित्र संख्या ५७-नरसिह पुर में मध्याल्ल के समय सूर्य की ऊँचाई 

जैसे यहाँ इलाहाबाद की भिन्न-भिन्न समय की सूर्य की ऊँचाई नापी गई है, २% 
माचं या २३ सितम्बर को मध्याह्न समय की ऊँचाई ६४३ है तो ( ९०-६४ ३ )= 
२५३ अक्षांश हुआ । 

नरसिंहपुर में ऊंचाई ( उसी समय की ) ६७१ है तो ( ९०-६७ )-२३१ वहाँ 
का अक्षांश हुआ। 

(३) स्कूल के नक्शो में प्रायः प्रत्येक स्थान का अक्षांश मिल सकता है। नकशे में 
अपना स्थान खोजकर अक्षांश जान लें। यदि अपना स्थान न मिले तो समीप के किसी: 
बड़े स्थान को खोज कर उससे अक्षांश. जान. लें.। 


४४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


किसी स्थान के अक्षांश व देशान्तर से देश के अन्तर का नाप मील में 
करना । 

A mile of Latitude=Geographical mile=A knot=2028 yards, A 
knot=one minute of Latitude=1.15 ordinary mile, 

अक्षांश का १ मील=भौगोलिक मील=१ नाट=२०२८ गज १ कला=१.१५ 
साधारण मोल । 

भूमध्य रेखा पर १° अक्षांश का-३४ भाग पृथ्वी की परिधि का । भूमध्य रेखा 
पर पृथ्वी की परिधि २४८४० मील, लगभग २५००० मील है, इस हिसाब से १° 
में ६९ मोळ पड़ा । किन्ही दो स्थानों की ध्रुव की ऊ चाई (अक्षांश) से दोनों स्थानों 
का अन्तर मील में निकालने के लिए दोनों स्थानों के अक्षांश का अन्तर निकाले फिर 
अन्तर के मील बनाने को ६९ से गुणा कर दें। जसे नरसिहपुर का अक्षांश २३" है 
और पूना का १९° है तो दोनों का अन्तर ( २३-१९? )=४° हुआ। ४% ६९ 
=२७६ भील दोनों देशों का अन्तर हुआ । इसी प्रकार किसी भी स्थान का अन्तर 
नापा जा सकता है । 


देशान्तर का नाप 

देशान्तर रेखाओं के अंश में, पृथ्वी के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न नाप 
होती है। इसका कारण यह.है कि भूमध्य रेखा पर तो पृथ्वी की परिधि २४८४० 
मील है। पृथ्वी गोल होने के कारण उत्तर या दक्षिण में जाने पर परिधि घटती 
जाती है। इस कारण प्रत्येक १०-१०" पर नाप लगभग कितने मील होते हैं, नीचे 
दिया है— 

भूमध्य रेखा पर परिधि २६४९०१ में ६९ मील लगभग हुआ । भूमध्य रेखा 
पर ० अक्षांश होता हे । यहाँ से उत्तर या दक्षिण १०-१० अक्षांश भागे बढ़ने पर 
अति अक्षांश में इस प्रकार मील होते हैं :-- 
अक्षांश ० १० २० ३० ४० Yo ६० ७ ८० ९० 
मील ६९ यप ६५ ६० ५३ ४४ इडा] २३ ११ ० 

अन्त में ९०° पर अर्थात्‌ ध्रुव स्थान में अन्तर शून्य हो जाता है। 

इन्हीं अक्षांशों पर से जिस अक्षांश के देशान्तर का अन्तर मील में निकालना हो, 
ऊपर बताये चक्र के अनुसार.निकाळ सकते हुँ । 


अध्याय १० 


आकाशीय कल्पित रेखाओं का स्पष्टीकरण 


जिस प्रकार अक्षांश और देशान्तर से पृथ्वी के किसी स्थान की ठीक स्थिति 
प्रकट की जाती है उसी प्रकार आकशीय तारागण आदि की स्थिति ठीक प्रकार से 
प्रकट करने के लिए आकाशीय अक्षांश और विषुवांश या रेखांश भी होते हे । आगे 
इन्हीं को समझाते हे । आकाशीय अक्षांश को शर और रेखांश को भोग या 
भोगांश कहते है । 
आकाशीय विषुव वृत्त ७०९४४३1 ९५५६०८ 

जिस प्रकार पृथ्वी के वीचों-वीच पूर्व-पश्चिम विषुववृत्त ( भूमध्यरेखा ) गई है 
उसी प्रकार आकाशीय विषुववृत्त भी है । 

पृथ्वी को विषुव रेखा के सीध में प्रत्येक बिन्दु से यदि सीधे आकाश तक रेखा 
बढ़ाई जावे तो आकाश में भी उसी की सीध में एक कल्पित रेखा बन जायगी । इसी 
आकाशीय कल्पित रेखा को विषुववृत्त या नाड़ीवृत्त भी कहते हैं । इसे निरक्ष भी 
कहते हुँ अर्थात्‌ यहाँ पर अक्षांश शून्य रहता है। 

विषुववृत्त ( नाड़ीवृत्त ) आकाश के २ समान विभाग करता है । इसका १ भाग 
उत्तर में और दूसरा भाग दक्षिण में हो जाता है । उत्तर में जो है वह उत्तर गोल और 
दक्षिण का'दक्षिण गोल कहलाता है। ध्यान रहे कि सूर्य इस नाड़ीवृत्त पर से नहीं 
घूमता, वह क्रांतिवृत्त पर से घूमते दिखता है । 
क्रांतिवृत्त Ecliptic 

आकाश में जिस मागे से सूय घूमते हुए दिखता है वही क्रांतिवृत्त है । वास्तव में 
यही पृथ्वी की कक्षा 0:1६ है जिस पर से. होकर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। 
यह मार्ग अण्डाकार है । देखें चित्र संख्या ७ । 
क्रांति प्रदेश 2001० 

क्रातिवृत्त के दोनों ओर ९-९? का एक कल्पित चौड़ा पट्टा है जिसके भीतर 
सब ही ग्रह घूमते हे । इस प्रकार १८१ के चौड़े पट्टे को क्रांतिप्रदेश कहते हैं। इसके 
भीतर १२ राशियां और २७ नक्षत्र हुँ ।* 
क्रांतिव्‌त्त का धरातल Plane of ecliptic 

ऋतिवृत्त के जिस धरातल में ग्रह परिक्रमा करते हुँ उसे क्रांतिवृत्त का धरातल 
कहते हं । 
आकाशीय ध्रुव ०६८३ ple 

जिस प्रकार पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण ध्रुव हे उसी प्रकार ठीक इन्हीं के 
सोध में आकाश में आकाशीय उत्तर या दक्षिण ध्रुव हैं। ये भी कल्पित स्थान हैँ । 


४६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


-यामोत्तरवृत्त meridian 

आक्राशीय दोनों ध्रूवों से जो रेखाएं आकाशीय नाड़ीवृत्त पर लम्ब होकर जाती 
हैं वे कल्पित रेखाएं यामोत्तरवृत्त कहलाती हुँ। यह रेखा उसी प्रकार की हुँ जैसे 
पृथ्वी की देशान्तर रेखा हैं। यामोत्तर्ऱ्याम+उत्तर। याम=दक्षिण । उत्तर से 
दक्षिण जाने वाली कल्पित रेखाएं जो नाड़ीवृत्त को काटती हुई जाती हुँ वे ही रेखायें 
यामोत्तरवृत्त हँ । 

इसी यामोत्तरवृत्त से पूर्व या पश्चिम का जो अन्तर है वह भोग का भोगांश या 
क्षेप (८1८५:४। 101४५० कहलाता है । , आकाश में एक मुख्य यामोत्त रवृत्त से 
यह पूर्वं या पश्चिम को नापा जाता है और यह अन्तर क्रांतिवृत्त पर नापा जाता है । 
इसका मुख्य यामोत्तरवृत्त वसन्त सम्पात है जिसके विषय में आगे बताया गया है । 

ऊपर जो नाडीवृत्त का वर्णन किया है उसके विषय में घ्यान रहे कि इस नाड़ी 
वृत्त का आकाश में कोई स्थिर और पक्का वृत्त नहीं है । ज॑से पृथ्वी में भूमध्य रेखा 
की स्थिति निश्चित है ठीक वैसी स्थिति इस आकाशीय नाड़ीवृत्त की नहीं है । क्योंकि 
बहुत वर्षों के उपरान्त उसके स्थान में कुछ परिवतंन हो जाता है,जिसके कारण भिन्न- 
भिन्न काळ में वह. आकाश का भिन्नता पूर्वक भाग करता है, क्योंकि सारा विशव 
चल रहा है । इसी कारण नाड़ीवृत्त से आकाशीय अक्षांश नहीं नापा जाता । 
क्रांति Declination 

आकाशीय नाड़ीवृत्त से क्रांतिवृत्त की ओर ग्रहों का अन्तर इस नाड़ीवृत्त से 
नापा जाता है जिससे प्रकट हो कि कोई तारा नाड़ीवृत्त से उत्तर या दक्षिण को 
कितने अन्तर पर है । जितने अंश की दूरी पर वह ग्रह या तारा उपरोक्त नाप से 
निकलेगा वही नाग उस ग्रह या तारे की उत्तर या दक्षिण क्रांति होगी । 
अक्षांशन्शर=ccicstinl latitude 

आकाश में अक्षांश क्रांतिवृत् से नापे जति है क्योंकि क्रांतिवृत्त की स्थिति स्थिर 
और निश्चित हूँ । 

क्रांतिवृत्त के समानान्तर उत्तर या दक्षिण दूरी पर जितने अंश की दूरी पर वह 
ग्रह होगा वही उसका अक्षांश होगा । आकाशीय अक्षांश को शर भी कहते है । इसी 
को विक्षेप भा कहते है । 

क्रांतिवृत्त से उत्तर या दक्षिण के ग्रहों या तारा के अन्तर को शर या अक्षांश 
कहते हुँ परन्तु नाड़ीवृत्त से ग्रह आदि की उत्तर या दक्षिण की दूरी को क्रांति 
कहते हूँ । 

सूर्य सदा क्रांतिवृत्त पर ही चलता है। इससे उसका कोई शर नहीं होता परन्तु 
चाड़ीवृत्त से उसका अन्तर घटता बढ़ता-रहता है, इस कारण सूर्यं की क्रांति घटती- 
बढ़ती रहती है। उसी प्रकार चन्द्र आदि ग्रह जब क्रांतिवृत्त पर रहते हे तब उनका 
कोई शर नहीं रहता । 


आकाशीय कल्पित रेखाओं का स्पष्टीकरण : ४७ 


क्रांति से प्रगट होता है कि वह ग्रह नाडीवृत्त से कितने कोणात्मक अन्तर पर 
उत्तर या दक्षिण गोल में है अर्थात्‌ नाड़ीवृत्त से उत्तर या दक्षिण किसी तारा या ग्रह 
का अन्तर यामोत्तरवृत्त पर नापने से जो मिले वही क्रांति कहलाती है । 

ये सब वातें आगे चित्र संख्या १८, ५९ और ६० देखने से समझ में आ जायेंगी । 
"सम्पात बिन्दु Equinox 

आकाशीय विषुववृत्त और क्रांतिवृत्त एक दूसरे को ( २३-२७ का कोण बनाते 
हुए ) दो स्थानों में काटते है । उन दो बिन्दुओं को सम्पात बिन्दु कहते हे । इसे ही 
अयन बिन्दु या विपुव बिन्दु भी कहते है । 

मेष का आरम्भ बिन्दु जिसे उत्तर सम्पात या वसन्त सम्पात Vernal cquinox 
कहते है, इससे आकाशीय रेखांश का पूर्व पश्चिम नाप होता है और यह पृथ्वी की 
गति की दिशा में, अर्थात्‌ पश्चिम से पूर्व की ओर नापा जाता है । 

यहाँ पर यह वात ध्यान में रखने की है कि ध्रव भी दो प्रकार के हूँ । नाड़ीवृत्त 
के ध्रूव को ध्रुव 700० ०! पाट ८०।९३६।०। ९५३०7 कहते हैँ। और ध्रूब से जो 
यामोत्तरवत्त नाड़ीवृत्त पर समकोण बनाते हुए खीचे जावें उन्हें ध्रुब प्रोतवृत्त 
meridian of thc celcstial cquat०ः कहते हे । और क्रांतिवृत्त के ध्रुव को कदम्ब 
polc of thc ८०४८ कहते हें । कदम्ब से जो वृत्त समकोण बनाते हुए क्रांतिवृत्त 
पर खीचे जावें वे कदम्व प्रोतवृत्त कहलाते हूँ । 

किसी ग्रह से विपुववृत्त ( नाड़ीवृत्त ) पर जो अन्तर ध्रव प्रोतवृत्त पर से नापा 
जावे उसे क्रांति कहते हँ ग्रह से ध्रुव प्रोतवृत्त विषुववृत्त एक खींचा जावे तो ध्रुव 
घ्रोतवृत्त के नापने से जो अन्तर ग्रह और विपुववृत्त का होगा वही अन्तर उस ग्रह की 
क्रांति होगी 

किसी ग्रह से क्रांतिवृत्त का अन्तर कदम्ब प्रोतवृत्त पर होता है । वही अन्तर उस 
ग्रह का शर या विक्षेप होता है । कदम्व से एक कदम्व प्रोतवृत्त उस ग्रह से होते हुए 
इस प्रकार खीचें जो क्रांतिवृत्त पर समकोण बनाती हुई मिले तो उस ग्रह का जो 
अन्तर क्रांतिवृत तक होगा वह अन्तर, कइम्ब प्रोतवृत्त पर से नापने में जो मिले, वह 
अन्तर उस ग्रह का शर होगा । ग्रह से जो ध्रुव का अन्तर होता है वह ध्रव अन्तर 
Palar 4५३००० कहलाता है । ग्रह दक्षिण ध्र ब के पास हो तो दक्षिण ध्रुव से और 
उत्तर ध्रुव के पास हो तो उत्तर घ्रूब से अन्तर निकाला जाता है । 
भोग या भोगांश Longitude 

कदम्ब प्रोतवृत्त जो कदम्व से निकल कर ग्रह या तारा पर से होते हुए क्रांति- 
वृत्त पर समकोण बनाते हुए मिले, तो उत्तर सम्पात बिन्दु से उस मिलन बिन्दु तक 
नापने से जो अन्तर होगा वही उस ग्रह का भोगांश होगा । और उस ग्रह से उस 
मिलन बिन्दु तक नाप में जो अन्तर होगा वह उस ग्रह का शर होगा । 


विषुवांश Right Assession 
R. A.M. 0, =Ark in Right asscssion of the meridian 


४८ : सचित्र ज्योतिषशिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


उत्तर सम्पात से नाडीवृत्त पर यह नापा जाता है । घ्र क प्रोतवृत्त जो ग्रह से 
होकर नाड़ीवृत्त पर समकोण बनाते हुए जहाँ मिळता है उस बिन्दु तक उत्तर सम्पात 
से नापने में जो अन्तर आवे वह उस ग्रह का विषुवांश होगा । यह ग्रह की गति की 
ओर अर्थात्‌ पश्चिम से पूर्वे को नापा जाता है। यह सब आगे उदाहरण देकर 
समझाया गया है । 


चर 
चित्र संख्या ५८--नाड़ीवृत्त, क्रांतिवृत्त, भोग और शर 
विषुववृत्त ( नाड़ीवृत्त ) के नाप के अंश होने से इन्हें विषुवोंश भी कहते है । 
चित्र संख्या ५८ में ग्रह का शर और भोग समझाया है। शर और भोग क्रांति 
वृत्त पर ही नापे जाते हं । देखो चित्र संख्या ५८। 
ना. डी=नाड़ी वृत्त 
ध्रु. व=उत्तर ओर दक्षिणध्ुव 
क्रां. तिऱ्त्रांतिवृत्त 
कऱ्कदम्ब-क्रांतिवृत्त का उत्तर घव 
द- , २०» # वेक्षिण ,, 
सं=उत्तर सम्पात बिन्दु णहाँ नाड़ीवृत्त 
और क्रांतिवृत्त एक दूसरे को काटते हे । 
ग्र, एक ग्रह । 
क. ग्र. भो.-कदम्ब से एक कदम्ब शरोतवृत्त ग्रह पर से होते हुए इस प्रकार खींचा 
गया है जो क्रांतिवृत्त पर भो. स्थान पर समकोण बनाते हुए मिला है । 
ग्र. भो-ऱ्उस ग्रह कां शर हुआ । 
सं. भो.=उस ग्रह का भोग हुआ । ग्रह सं. ( सम्पात बिन्दु ) से भो. स्थान तक जो 
अन्तर है वही भोग हुआ । यह भोग उत्तर सम्पात बिन्दु से आरम्भ होकर 


पश्चिम से पूर्व को नापा जाता है, जैसा दूसरे उदाहरण से समझ पडेगा । 
दूसरा उदाहरण ( चित्र संख्या ५८ ) 


आकाशीय कल्पित रेखाओं का स्पष्टीकरण : ४९ 


ह. दूसरा ग्रह है 

द. ह. प.-दक्षिण कदम्ब से एक कदम्ववृत्त ह. ग्रह पर से होते हुए इस प्रकार खींचा 
गया है जो क्रांतिवृत्त पर समकोण बनाते हुए प. स्थान पर मिला है । 

ह. प.न्यह ग्रह का शर हुआ यह दक्षिण में होने से दक्षिण शर हुआ । 

सं. भो. ति. क्रां. प. यह ग्रह का भोग हुआ अर्थात सम्पात बिन्दु से पूर्व की ओर 
जाकर, फिर घेरते हुए क्रां से प. बिन्दु आने तक जो दूरी होगी, उसी का नाप 

भोगांश होगा । 
या प. सं. अन्तर को ३६०० में घटा दे तो भी ग्रह का भोग निकल आवेगा । 
ग्रह की क्रांति और विषुवांश नाड़ीवृत्त से नापे जाते हैं । उसका उदाहरण देकर 

समझाते हैं । देखें चित्र संख्या ५९ । 

ना. डी. नाड़ीवृत्त 

धरु-=नाड़ीवृत्त का उत्तर धुव 

व= » दक्षिण ,, 

क्रां. ति=क्रांतिवृत्त 

क. द.=कदम्ब उत्तर-दक्षिण 

सं. पा-=दो सम्पात बिन्दु 

सं=उत्तर सम्पात 

अ= एक ग्रह 

ध्रु. ग्र. वि=धुव से एक धुव प्रोतवृत्त ग्र. ( ग्रह ) पर से होते हुए इस प्रकार खींचा 
गया है जो नाड़ीवृत्त पर समकोण बनाते हुए वि. स्थान पर मिलता है । 


चित्र संख्या ५९--भोग, शर, नाड़ीवृत्त, क्रांतिवृत्त, आदि 
ग्र. वि.=प्रह की उत्तर क्रांति 
धु. ग्र -=ग्रह का ध्ुवान्तर=( ९०-ग्र- वि. ) 
सं. विन्ग्रह का विषुवांश 
1 


५० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


दूसरा उदाहरण देखें चित्र संख्या ५९ । 
, ररवि यह सदा क्रान्तिवृत्त पर रहता है । 
च. र. छ=एक धुव प्रोतवृत्त ( यामोत्तरवृत्त ) जोव. दक्षिण धुव से र. ( रवि ) 
पर से होते हुए नाडी वृत्तपर ल. स्थान पर समकोण बनाते हुए मिला है । 
च. र+-धुवान्तर हुआ । 
र. ल.ऱसुर्‍्य की दक्षिण क्रांति हुई 
सं. वि. ड़ी. पा. ना. ल.=्यह सूर्य का विषुवांश हुआ । 
यह विषुवांश सं.=उत्तर सम्पात से पूवं की ओर नापा जाता है । इस कारण सं. 
बिन्दु से होकर डी. पर से पूरा चक्कर घूमते हुए ना पर से होते हुए छ. तक 
आने में जितनी दूरी होगी वही विषुवांश होगा । 
या>(३६०--ल. सं. की दूरी-सूर्य का विषुवांश ) 
आकाश में नक्षत्र आदि या ग्रह क्यों तिरछे घूमते हुए दृष्टिगोचर होते हैं? चित्र 
संख्या ६० के देखने से समझ में आयेगा । 
पृथ्वी के ध्रुव का झुकाव उत्तर की ओर है। इसी प्रकार आकाश का भी उत्तर 
झुव कुछ उत्तर की ओर झुका हुआ है । इसी कारण यह तिरछापन दिखता है। 
किसी स्थान में खड़े होकर चारों ओर देखें तो पृथ्वी के चारों ओर आकाश 
लगा हुआ दिखेगा । इसी को क्षितिज कहते हँ । जहाँ आकाश पृथ्वी से लगा हुआ 
दिखता है वही उस स्थान का ( जहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं ) क्षितिज है । 
क्षितिज के ठीक ऊपर शिरोबिन्दु है। नाड़ीवृत्त पर, नाड़ीवृत्त के शिरोबिन्दु से 
उत्तर ध्रुव लम्ब रूप है, परन्तु उत्तर घुव कुछ झुका हुआ होने के कारण नाडीवत्त 
भी तिरछा दिखता है । 


चित्र संख्या ६०--क्षितिज, नाड़ोवृत्त, क्रांतिवृत्त और धुव 
अपना आधा विषूववृत्त ( नाड़ीवृत्त ) क्षितिज पर दिखता है। अपने स्थान से 
धुव जितना ऊंचा दिखता है उतना ही आकाश का नाड़ीवृत्त अपने सिर के स्थान 


ग्रहों की गति : ५१ 


से दक्षिण को दिखता है । इस कारण नाड़ीवृत्त में पूर्व-पश्चिम को तिरछापन है । 
इसका एक छोर ठीक पूर्ण बिन्दु पर है दूसरा पश्चिम में है । 

अब कांतिवृत्त भी २३०-२८' का कोण बनाते हुए इस नाड़ीवृत्त को काटता 
हुआ तिरछा जाता है, इस कारण क्रांतिवृत्त में अधिक तिरछापन आ जाता है । इसी 
कारण नक्षत्र आदि क्रांतिवृत्त से तिरछे घूमते हुए दिखते है क्योंकि क्रांति प्रदेश ही 
'तिरछा है । 


‘“—X— 
अध्याय ११ 
ग्रहों की गति Velocity or motion ९८ 21412६5 


प्रत्येक ग्रह की प॒थक्‌ २ गति ( चाल ) होती है । सब ग्रहों के साथ राहु केतु भी 
आकाशमार्गीय क्रांति प्रदेश के पथ पर घूमते हुँ । 

गति दो प्रकार की होती है ( १) परिश्रमण 1२०८९६३०॥ और (.२ ) परिक्रमण 
Revolution 

परिभ्रमण--जब ग्रह अपनी धुरी पर अपने ही आस पांस पश्चिम से पूर्य को 
घूमता है, उस गति को परिश्रमण कहते हुँ । 

परिक्रमण--ग्रह जव अपने मागं से चलते हुए सूर्य के आस-पास घूमता है, जैसे 
परिक्रमा दे रहा हो, तो उस गति को परिक्रमण कहते हैं । ८ 

पृथ्वी जब अपनी धुरी पर दिन-रात में अर्थात्‌ २४ घण्टे में अपने ही चहुं ओर 
घूम लेती है तो उसे परिभ्रमण कहते हूँ । पृथ्वी जब परिभ्रमण करते हुए अपनी कक्षा 
पर सूर्य की परिक्रमा करने को आगे बढ़ती है तो उसे परिक्रमण कहते है। जैसे 
भौंरा अपने आस-पास चक्कर लगाते हुए भी आगे बढ़ता है । 

परिक्रमण दो प्रकार का है ;--( १ ) मार्गी गति Acceleration or dircct 
( २) वक्री गति Rctrorade 

(१) मार्गी--जब ग्रह अपने मार्ग में सीधा बढ़ते चला जाता है तो उसे मार्गी 
ग्रह कहते है । यह गति पश्चिम से पूर्ण को होती है जैसे कि सूर्य चलता है। जैसे 
कोई ग्रह मेष राशि में है तो उसके उपरान्त वृष फिर मिथुन आदि की ओर बढ़ता 
जायेगा । यही ग्रहों की सीधी गति हुँ'। 

(२) वक्री-जब ग्रह सीधी चाल जाते-जाते एकदम वापस लौट पड़ता है तो उसे 
वक्री ग्रह कहते हैं । यह गति पूर्व से पश्चिम को सूर्य की चाल के विष्ट होती है । 
जैसे कोई ग्रह मिथुन राशि में है तो उसके उपरान्त कर्के की ओर जाना था परन्तु 
आगे न बढ़कर फिर वृष की ओर लोट पड़े तो उसे ग्रह का वक्री होना कहते है । 

ग्रह जब वक्री होकर फिर सीधा-सीघा रास्ता चलने लगता है तो उसे फिर मार्गी 
कहने लगते हैं । 


५२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


इस प्रकार प्रत्येक ग्रह की पृथक्‌-पृथक्‌ गति होती है । कोई शीघ्र चलता है कोई 
- घीरे-घीरे चलता है । इस प्रकार क्रांति प्रदेश में कोई ग्रह कभी आगे रहते हँ, कभी 
पीछे रहते है, कभी-कभी चलते-चलते मिल जाते हैँ । 
प्रत्येक ग्रहों को गति 

(१) चद्ध--सबसे शीध चलते वाला ग्रह है । पृथ्वी के आस-पास प्रायः ३० 
„` दिन में घूम कर अपनी परिक्रमा पूरी करता है । 

(२) शनि--सबसे धीमी चाल चलने वाला ग्रह है । यह ३० वर्ष में अपनी 
परिक्रमा पूरी करता है । 

(३) सूर्य--१ वर्ष ( ३६५३ दिन ) में परिक्रमा पूरी कर लेता है! प्रतिदिन 
लगभग १" चलता है । इस प्रकार स्थूल मान से १ राशि में १ मास रहता है । 

इस प्रकार १ राशि में चन्द्र २। दिन, मंगल १॥ मास, बुध १ मास, गुरु १३ 
मास, शुक्र १ मास, शनि ३० मास, राहु १८ मास, केतु १८ मास, हर्शल १ राशि में 
७ वर्ष और नेपच्यून १३ वर्ष रहता है । 

इस प्रकार कम ज्यादा समय परिक्रमा में लगने कां कारण यह है कि जो ग्रह 
पास हैं उनकी परिक्रमा में अल्प समय लगता है और जो ग्रह दूर हैं उनकी परिक्रमा 
में दूरी के अनुसार अधिक समय लगता है । चित्र संख्या १ से परिक्रमा की दूरी समझ 
प्रड़ंगी । ग्रहों की प्रतिदिन की मध्यम गति ( औसत गति ) भी इस प्रकार है :- 


दैनिक मध्यम गति दैनिक मध्यम गति... 
ग्रह अंश कला विकला ग्रह अंश कला ` विकलाः 
सूर्य ७ प्र्‌ छ मंगल ° ३१ २६ 
चन्द्र १३ १० ३४ गुरु ० ४, ४९ 
बुध १ ५ ३२ शनि 0 २ ० 
शुक्र १ - ३६ ७ राहु, केतु ० ङ्‌ ११ 


राहु केतु को छोड़ कर शेष ग्रहों की गति सदा बदलती रहती है । राहु केतु की 
गति कभी नही बदलती, सदा इनकी एक सरीखी गति रहती है । राहु केतु सदा वक्री 
रहते है अर्थात्‌ सदा एक सरीखी चाल से उल्टे चलते रहते हँ । 

सूर्य ओर चन्द्र कभी वक्री नहीं होते शेष ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, हशँळ 
ओर नेपच्यून सदा वक्री और मार्गी होते रहते हैं ओर उनकी दैनिक गतियों में भी 
परिवर्तन होता रहता है। 

उपरोक्त ग्रह अपनी इच्छानुसार वक्री मार्गी नहीं होते परन्तु एक प्रबल शक्ति 
सूर्य के कारण ही गतियों में यह सब परिवर्तन होता है, क्योंकि सब ग्रह सूर्य की 
. आकर्षण शक्ति के प्रभाव से खिचे हुए हैं । 

सूये के आस-पास जो परिक्रमा का मार्ग है वह एक सरीखा गोल नहीं अण्डाकार 
है, जिसके बीच में सूयं है । देखें चित्र संख्या ७ । चित्र से प्रकट होगा कि इस मार्ग 


ग्रहो की गति : ५३ 


का कुछ भाग सूर्य के समीप पड़ जाता है कुछ दूर हो जाता है । कोई ग्रह जब चलते- 
चलते सूर्य के अधिक पास पहुँच जाता है तो उसे सूयं के समीप 7०:४४०४०४ कहते हैँ 
( यह घटना पृथ्वी के सम्बन्ध में लगभग १ जनवरी को होती है ) । जब सूर्य से ग्रह 
अधिक दूरी पर चला जाता है तब उसे सूर्य से अधिक दूर 4००० कहते है । 
पृथ्वी १ जुलाई के लगमग अधिक दूरी में होती है। 

ग्रह जव सूर्य के समीप हो जाता है तो सूर्य की आकर्षण शक्ति बढ़ती है जिसके 
कारण सूर्य के खिंचाव से ग्रह की गति में अधिक तेजी आ जाती है और ज्यों-ज्यों 
वह ग्रह सूर्य से दूर होता जाता है उसकी गति धीमी होती जायेगी क्योंकि सूर्य से दूरी 
होने के कारण सूर्य का खिंचाव (आकर्षण शक्ति) कम होने लगता है और उस समय 
ग्रह्‌ वक्री हो जाता है अर्थात्‌ फिर लौट पड़ता है। परन्तु जब दूर से लोट कर ग्रह 
सूर्य की ओर बढ़ता है तो फिर ग्रह में भीं सूर्य के प्रभाव से बल आ जाता. है और 
सम्हल कर फिर आगे बढ्ता है तव मार्गी ग्रह हो जाता है । अब समझ गये होंगे कि 
इसी अण्डाकार वृत्त के कारण उन पर सूयं की आकर्षण शक्ति का घटाव-बढ़ाव होता 
है जिससे ग्रह वक़ी-मार्गी होते हैं। 


कुचस्तंभ Stationary 

जब ग्रह वक्र होने से उसकी गति मन्द हो जाती है तब उस ग्रह का स्तम्भ होना 
कहते हैं । उस समय ग्रह एक राशि पर बहुत दिनों तक रहता है, इसे ही कुचस्तंभ 
कहते हैं । परन्तु मंगल ग्रह के सम्बन्ध में ही कुचस्तम्भ शब्द का प्रयोग होता है । शेष 
ग्रहों की ऐसी स्थिति में स्तंभ ही कहेंगे । 

साधारण प्रकार से कौन ग्रह कितने दिनों में वक्री मार्गी होता है, यह नीचे चक्र 
में बताया है । 
उदय अस्त वक़ी मार्गी चक्र 
ग्रह अस्त होनेके उदयके उपरान्त वक्री के उपरान्त मार्गी के उपरान्त 

इतने मास उपरान्त इतने मास में इतने मास में इतने मास में 


उदय होगा वक्री होगा मार्गी होगा अस्त होगा 
मंगल ४ मास १० मास २ मास १० मास 
गुरु १ मास ४३ मास ४ मास ४३४ मास 
शनि १३ मास ३ मास ४ मास ३६ मास 


ग्रह पुर्व में अस्त पश्चिम में वक्री के पश्चिम में पूर्वे में उदय मार्गी 
होने के उपरांत उदय उपरांतइतने दिनों अस्त के बाद के वाद के इतने 
पश्चिम में इतने दिनों बाद पश्चिम इतने इतने दिनों दिनों बाद 
इतने दिनों में में दिनों में में पूर्व में 
में उदय होगा वक्री होगा अस्त होगा उदय होगां मार्गी होगा अस्त होगा 
बुध ३२ दिन ३२ दिन ४दिन १६ दिन ४डंदिन ३२ दिन 
शशुक्र ७५ दिन .२४० दिन २३ दिने ९दिन २३ दिने २४० दिन 


५४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारस्भिक ज्ञान खण्ड 


राहु केतु सदा वक्री रहते हैं। सूर्य और चन्द्रमा कभी वक्री नहीं होते । शेष ग्रह 
वक्री मार्गी होते रहते हैं । 

उदय अस्त ज्ञान Heliacal rising and satting of planets 

सूयं के पास कोई ग्रह आ जाने से उस ग्रह को अस्त होना कहते हँ । यदि वह ग्रह 
सूयं के आगे चला जावे तो उसे उदय होना कहते है । 

सुर्य के पास ग्रह आ जाने से ग्रह नहीं दिखता इस कारण उसे अस्त कहते हैं । 
जव सूर्य के दूर चले जाने के कारण वह ग्रह दिखने लगता है तो उसे उदय होना 
कहते हैं । 

सूयं को छोड़कर शेष ग्रहों का उदय अस्त होता है। इसमें भी यह प्रमाण है कि 
सूयं से विशेष अंश दूर हो जाने पर कोई ग्रह दिखने लगता है कोई नहीं दिखता । 

सूयं के कितने अन्तर पर ग्रह चले जाने पर दिखने लगता हैं अर्थात्‌ उदय होता 
है, नीचे दिया है । सूयं से इतने अंशों के भीतर ग्रह हो तो वह ग्रह अस्त ही समझा 
जायेगा । जैसे सूर्य से चन्द्र कां अन्तर १२ अंश के भीतर रहने तक चन्द्र अस्त ही 
रहेगा ( नहीं दिखेगा ) परन्तु १२° हो जाने पर चंद्र उदय होगा ( दिखने लगेगा ) ! 
इसी प्रकार सब ग्रहों के विषय में समझना । 
ग्रहों का कालांश 

ग्रह चन्द्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 

सूर्य से अंतर-कालांश ( अंशोंमें) १२ १७ १३ ११ ९ १४ 

इस अन्तर को कलांश भी कहते हैँ। हु 

अस्तोदय--२ प्रकार का है। एक तो प्रतिः दिन ग्रह उदय होते हैं और अस्त होते 
हैं । यहाँ जो बताया गया है वह इससे भिन्नः है अर्थात्‌ सूर्य के पास जब ग्रह होता हे 
तो अस्त होना कहा जाता है । जब सूर्य के पास ग्रह होता है तो उसे सूर्य संनिध भी 
कहते हैं । उदय अस्त को और भी अच्छी तरह समझाते हैं । 

उदय--सूर्य से अल्प गति वाले ग्रह ( मंगल, गुरु, शनि ) सूर्य से कालांश तुल्य 
अंतर पर ( कालांश अंतर जो ऊपर बनाया है ) पूर्व दिशा में और थोड़ी रात्रि रहने 
पर उदय होते हैं सूये से अधिक गति वाला ग्रह चंद्र है । यह सूर्य से, अपने कालांश से 
अधिक होने पर पश्चिम दिशा में संध्या को उदय होता है । बुध, शुक्र, के लिये विशेष 
बात यह है कि ये सूर्य के अधिक पास हैं । ये दोनों दिशाओं ( पूवे और पश्चिम ) से 
उदय और अस्त होते हैं। क्योंकि ये दोनों ग्रह वक्र होकर फिर सूर्य के काळांश तुल्य 
अंतर में आ जाने से इनका अस्त और उदय होता है अर्थात्‌ दोनों ग्रह सूर्य से अधिक 
गति वाले होने के कारण अपने कालांश अन्तर होने पर सूर्य के आगे पश्चिम में संध्या 
को उदय होते हैं फिर वक्र होकर सूर्य के पास आकर पश्चिम में ही इनका अस्त होता 
है। फिर वक्र गति ही से सूर्य के पीछे होकर अपने कालांश अन्तर पर पूर्व दिशा में 
थोड़ी रात्रि रहने पर उदय होते हैं फिर मार्गी होकर पूर्व में ही अस्त होते हैं । 


सम्पात : ५५ 


अस्त--सूर्य से अल्प गति वाले ग्रह ( मंगल, गुरु, शनि ) सूय 1 
त , गुरु, सूर्य से, अपने कालांश 
के भीतर होने से पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं और अधिक गति वाला ग्रह चंद्र अपने 
कालांश के भीतर सूर्य के समीप आ जाने पर पूर्व दिशा में अस्त होता है । 
वक्ती बुध, शुक्र का कालांश १? कम लेना अर्थात्‌ बुध का कालांश १२" है तो वक्री 


बुध का १ १ लेना । शुक्र का ९" है तो वक्री शुक्र का ८° लेना । वक्रीग्रह होने के 
कारण कालांश कम लिया जाता है । 


अध्याय १२ 


सम्पात ९१०१०४ 


पहिले बता चुके हैं कि क्रांतिवृत्त और नाड़ीवृत्त दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ वृत्त हैं, जो 
एक दूसरे को २३? २८° का तिरछा कोण बनाते हुए दो स्थानों में काटते हैं, जिससे 
दो पृथक्‌-पृथक्‌ भाग हो जाते हैं । देखें चित्र संख्या ६१ । 


चित्र संख्या ६१-सम्पात बिन्दु 


भाग ( १) क्रांतिवृत्त का ऊपर का आधा भाग सं० ति० प० और नाड़ीवृत्त का 
नीचे का आधा भाग सं० डी० पा० । 

भाग ( २) क्रान्तिवृत्त का नीचे का आधा भाग सं० क्राः पा० और नाड़ीवृत्त 
का ऊपर का आधा भाग सं० ना० पा० । 

जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वे दो विन्दु सं० और पा० संपात बिन्दु हैं। 

इनमें से १ सं० को अयन मेप या सायन मेष या वसंत सम्पात ५६५७३ 
९५०% कहते हैं । दूसरे को अयनतुळा या सायनतुळा या शरद सम्पात Aatumnal 
९वृui॥०% कहंते है । 

इस प्रकार सूर्य क्रान्ति वृत्त में घूमते हुए दो बार नाड़ीवृत्त को पार करता है, उस 
समय दिन रात वरावर होता है । 

ऋतिवृत्त की वक्रता के ही कारण सूर्य ६ मास उत्तर और ६ मास दक्षिण को 
उदय होता है । इसी से सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन संज्ञा होती है । 

ज्यों ज्यों अयन बिन्दु के आगे बढ़ते हुए सूर्य जाता है त्यों त्यों दिन बढ़ता जाता ' 


५६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


है । सूयं जब क्रांतिवृत्त के अंतिम [छोर पर पहुँच जाता है ता वहाँ सूर्य की सबसे 
बडी क्रांति होती है और यह स्थान क्रांतिसीमा कहलाता है । 


र 


चित्र संख्या ६२-क्रान्तिवृत्त, नाडीवृत्त ओर त ज्तसीमा 

चित्र संख्या ६२ देखें । ऊपर बताया गया ति० और नीचे का क्रा० स्थान ही 

क्रान्ति सीमा है । ये स्थान नाड़ीवृत्त से २३° २८° की दुरी पर हैं । 
क्रांति सीमा Tropic 

- पृथ्वी के नकशे में ये दो छोटे छोटे वृत्त नाडीवृत्त के. समानान्तर २३" २८" की 
दूरी पर खींचे गये हैं। उत्तर में कक की क्रांतिसीमा 71०10 ०£ ८३१०९९ और 
दक्षिण में मकर की क्रांतिसीमा 7०७1० ०† ८८०० कहलाती है । यही चित्र 
संख्या ६२ में समझाया गया है । 
सम्पात' और अयन बिन्दुओं का स्पष्टीकरण 

१ सायन मेष, उत्तर सम्पात या वसंत ४०:०9] ९५१०५ 
सूर्य २१ मार्च को विषुववृत्त पर आता है, इसके उपरांत उत्तर गोलाद्धं की ओर जाने 
रूगता है । इसे बसंत सम्पात कहते हैं। क्योंकि इसी समय वसंत ऋतु होती है और 
सायन मेष संक्रमण होता है । इस समय सूर्य ठीक पूर्व. को उदय होता है और दिन 
रात बराबर होती है। अर्थात्‌ सूर्य प्रातःकाल ठीक ६ बजे उदय होता है । नाड़ीवृत्त और 
क्रांतिवृत्त एक दूसरे को काटते हैं उनका यह पहिला स्थान है। इस स्थान से ग्रहों का 
भोगांश और विषुवांश नापा जाता है। 

२. सायन तुला--दक्षिण सम्पात या शरद सम्पात 4५५०१०३] ९५०।॥०% नाडी- 
वृत्त और क्रांतिवृत्त के एक दूसरे को काटने का यह दूसरा स्थान हे । २१ सितम्बर के 
लगभग सूर्य उत्तरी गोलाद्धं की क्रांतिसीमा पर से छोट कर ६ मास में उत्तरी गोलाद्धं 
की यात्रां समाप्त कर जिस सम्पात बिन्दु पर आता है उसे सायन तुळा कहते हैं । इस 
समय सूर्य लोटकर विषुववृत्त पर आ जाता है ओर ठीक पूर्व में उगता है तथा दिन 
रात्रि बराबर होती है । इसके उपरांत सूयं की दक्षिण गोल की यात्रा आरम्भ होती 
है । इसी से इसे दक्षिण सम्पात भी कहते हैं । और इसके बाद ही शरद ऋतु आरम्भ 
होती है । अर्थात्‌ सूर्य उत्तर गोल में सायन मेष से सायन तुळा तक रहता है और 
दक्षिण गोल में सायन तुळा से सायन मेष तक । 

३. ग्रीष्म क्रांति--दक्षिणायन बिन्दु 9५०९ 50150८2 


सम्पात : ५७ 


यह २१ जून के लगभग होता है जव सूर्य सायन मेष से चल कर उत्तर गोलयात्रा 
में वह इस क्रांतिसीमा पर २१ जून के लगभग पहुँच जाता है, उस समय सूर्य की 
किरणें ककं रेखा पर समकोण बनाती हैं । इस समय सूये सबसे दूर रहता है और सूर्य 
के उदय अस्त का घेरा बहुत बड़ा होता है अर्थात्‌ उस दिन, दिन मान सबसे बडा 
होता है । इसी को सायन कर्क संक्रमण कहते हैं । इसके. उपरांत सूर्यं लोट कर २१ 
जून के लगभग उत्तर गोलाद्ध की यात्रा समाप्त कर सायन तुला पर आता है.। इस 
बिन्दु पर पहुँच कर सूर्य दक्षिण की ओर मुड़ता है और सूर्य दक्षिणायन हो जाता है 
इस कारण ग्रीष्म क्रांति को दक्षिणायन बिन्दु भी कहते हैं । 

४. शरदक्रांति--उत्तरायण बिन्दु ७४71०८ ऽ०।।००-यह २१ दिसम्बर को होता 
है, जब सूर्य विषुवरेखा से बहुत दूरी पर बहुत दक्षिण की ओर रहता है । यह क्रांति 
वृत्त की दक्षिण सीमा है। लगभग २२ दिसम्बर को जब सूर्ये की किरणें मकर रेखा 
पर समकोण बनाती हैं उस समय सायन मकर संक्रांति होती है । इस समय सूर्य की 
दक्षिण क्रांति २३०-२०' होती है । उसी दिन सूर्य पूर्वं बिन्दु के दक्षिण में प्रायः २५" 
पर उगता है। उस दिन से सूर्य उत्तर की ओर जाने लगता है। उस दिन, रात्रि 
( रात्रि मान ) सबसे बड़ी होती है । इस बिन्दु पर पहुँच कर सूर्य उत्तर की ओर 
जाने लगता है तब उत्तरायण का आरम्भ होदा हैं। इसी कारण इसे उत्तरायण बिन्दु 
कहते हैं । 

अयनविन्दु आकाश में सदा एक ही जगह नहीं रहते, ये पश्चिम की ओर खिसकते 
रहते हैं । जिस नक्षत्र के पास आजकल उत्तरायण या दक्षिणायन होता है पुराने समय 
में उस स्थान में नहीं होता था। आजकल उत्तरायण का आरम्भ मूल के आधे भांग 
पर और दक्षिणायन का आरम्भ आर्द्रा के आरम्भ में होता है । 
सूर्य की उत्तर-दक्षिण गति का स्पष्टीकरण 

सूये जब २१ मार्च को उत्तर सम्पात पर आता है तो दिन रात बराबर होते हैं 
अर्थात्‌ ६ बजे प्रातः काल ठीक पुर्व में उदय होता है और ठीक पश्चिम दिशां में अस्त 
होता है। इसके उपरान्त अवलोकन करेंगे तो प्रकट होगा कि सूर्ये ठीक पूर्व बिन्दु 
पर उदय नहीं हो रहा है। वह कुछ उत्तर की ओर बढ़ रहा है। सूर्य इस प्रकार ३ 
मास तक उत्तर की ओर बढ़ता ही जाता है और २१ जून को विषुव रेखा से सबसे 
अधिक दूरी पर चला जाता है। उस समय सबसे बड़ा दिन होगा। क्योकि सूर्य इस 
समय सबसे दूर हो जाता है और पूर्ग में बहुत दूर हट कर उत्तर को उदय होगा । 
पूर्ण और उत्तर के बीच का जो अन्तर है उस अन्तर का लगभग है भाग सूर्य उत्तर 
को चला जाता है । यही क्रान्तिसीमा है । उस समय सूर्य पश्चिम में क्वान्तिसीमा पर 
ही डूबता दिखेगा। 

इसके उपरान्त सूर्य विषुवरेखा की ओर जाने लगता है और २१ सितम्बर को 
फिर विषुववृत्त पर आ जाता है और उसी प्रकार उदय अस्त होगा जैसे २१ मार्च 
को होता है। उस समय दिन रात बराबर होती है। क्रांति सीमा से विषुववृत्त में 


५८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


सूर्य को आने में ३ मास लगते हैं। इस प्रकार ६ महीने में, जिसमें गर्मी की भी ऋतु 
सम्मिलित है, सूर्य अपनी पूरी यात्रा कर ठीक उसी जगह आ जाता है । सूर्य इस समय 
तक उत्तरी गोलाद्ध में रहा और इसके उपरान्त दक्षिण गोलाद्ध॑ में आ जाता है । 

सूयं जब दक्षिण को जाने लगता है तो दिन छोटा होने लगता है । २१ दिसम्बर 
को जब सबसे छोटा दिन होता है, सूर्य दक्षिण क्रांतिसीमा पर ३ मास की यात्रा 
कर पहुंच जाता है । दक्षिण में क्रांतिसीमा में उदय अस्त होते दिखता है । उपरान्त 
३ मास की और विषुववृत्त की ओर यात्रा कर २१ मार्च को विषुववृत्त पर फिर आ 
जाता है । 

इस कारण जब सूर्य के उदय अस्त में अन्तर पड़ता हे तो मध्याह्न ( दोपहर ) की 
ऊँचाई में भी अन्तर पड्ता है जिसके कारण दिन छोटे-बड़े होते हैं। जून के वीच 
सबसे अधिक ऊचाई होती है इससे सबसे बड़ा दिन होता है । सूर्ये के उदय काल पर 
दिन की लम्बाई छुटाई अवलम्बित है । सूर्य ज्यों-ज्यों विषुब रेखा से उत्तर को जाता 
है दिन की लम्बाई बढ़ती जाती है । 

` पहिले सम्पात, अयन बिन्दु, और सूर्य की उत्तर दक्षिण गति समझा चुके हैं इन्हीं 

के कारण भिन्न-भिन्न ऋतुएँ होती है। 
सायन राशियाँ संक्रांति की तारीख एवं ऋतुएँ 


उच्च साथन 
नीच राशि संक्रांति की ऋतु 
राशियाँ तारीख 
उच्च १ मेष २१ मार्च बसंत और ये ६ राशियाँ 
श्र २ वृष १९ अप्रेल \ ग्रीष्म की नाड़ी 
२१ ३ मिथुन २० मई राशियाँ मंडल के 
नीच ४ ककं २१ जून । वर्षा और उत्तर 
र ५ सिह २२ जुलाई शरद की में 
श्र ६ कन्या २२ अगस्त | राशियाँ हँ 
उच्च सायन 
या राशि संक्रांति की ऋतु 
नीच तारीख 
उच्च ७छतुला २३ सितम्बर | शरद और ये ६ राशियां 
» ८ वृश्चिक २३ अक्टूबर | हेमन्त की .. नाड़ी 
शर ९ धन २२ नवम्बर राशियाँ मंडल के 
नीच १० मकर २१ दिसम्बर | शिशिर और दक्षिण 

११ कुंभ २० जनवरी वसंत को में 

१२ मीन १९ फरवरी | राशियाँ है 


जब सूयं उपरोक्त ३ राशियों में से किसी में होता है तो उसकी क्रांति बढ़ती है 
झर दूसरी ३ राशियों में होता है तो क्रांति घटती है। इस कारण पहिली उच्च 
राशियाँ ओर दूसरी नीच राशियां हूँ । ७ 


अध्याय १३ 
सायन और निरयन 


राशि ग्रह आदि २ प्रकार के हैं ( १) सायन 71०४६१1९ 
( २) निरयन 189१ 2०१1० 

सायन--अयन सहित with Procession 

निरयन--अयन रहित without Procession 

अयनांश--अयन के अंश । हिन्दूमत से माना हुआ प्रथम बिन्दु और शरद सम्पात 

के बीच जो अन्तर है वह निश्चित बिन्दु से नापा जाता है,उसे भयनांश 
कहते हैँ। 

अयन Procession of equinoxes 

अयन बया है ? यह जानने के लिए सम्पातबिन्दु का जानना आवश्यक है, जिसके 
विषय में पहिले अच्छी प्रकार समझा चुके है । नाड़ीवृत्त और क्रान्तिवृत्त एक दूसरे 
को जगह-जगह काटते हैं, वे ही सम्पातबिग्दु ९५०॥०% ८१] points हैं । इनमें १ 
शरद सम्पात दूसरा वसंत सम्पात है । इन्हीं दोनों बिन्दुओं को अयन भी कहते हूँ । 
इन्हीं बिन्दुओं पर सूर्थ आने से दिन रात बराबर होता है । 

इन सम्पात बिन्दुओं की वक्र गति होती है अर्थात्‌ उल्टे चलते हुँ । ( जिस प्रकार 
राहु केतु उल्टे चलते हुँ ) । शरद सम्पात का बिन्दु अपनी पूर्व स्थिति से पीछे हटता 
जा रहा है इसी कारण इसे वक्र गति कहते हें । पहिले बता चुके हैं कि अयन 
बिन्दु पश्चिम की ओर खिसक रहे हैं । 

इस सम्पात बिन्दु की पूर्व स्थिति, ज्योतिष शास्त्र में रेवती नक्षत्र से मानी है, 
परन्तु ज्योतिष चक्र ( भचक्र ) में सम्पात बिन्दु मेष के प्रथम अंश से माना गया है । 

इस सम्पात बिन्दु की वाषिक गति होती है और यही गति अयन चलन कहलाता 
है । इसे विषुवत्क्रांति-वलय पात चलन भी कहते हैं । 

जहाँ इस सायन का उपयोग होता हैं उसे सायन (चित ग्रह) ०1०५६७।९ 20016 
कहते है । निरयन में स्थिर मेष के पहिले अंश से यह सम्पात बिन्दु आरम्भ होना 
मानते हैं और इसमें अयन का उपयोग नहीं होता इस कारण निरयन को स्थिर fixed 
2०० कहते हुँ । 

इसी सम्पात की गति को अयनांश 1 7०८९५50 कहते हुँ । इस सम्पात का पूर्ण 
चक्र २५८६८ वर्ष में अर्थात्‌ लगभग २६००० वर्ष में पूरा होता है। इस कारण इस 
प्रमाण से इसकी गति १ अंश चलने को ७२ वर्षं लगते हैँ । अर्थात्‌ १ वर्ष में प्राय 
५० विकला के हिसाब से अयन की गति होती है। 

अयनांश सहित ग्रह--चलित ग्रह--सायन प्रह- सायन मत 


६० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


अयनांश रहित ग्रह--स्थिर ग्रह--निरयन ग्रह--निरयन मत 

सायन मत्त को पाश्चात्य लोग भविष्य कथन में उपयोग करते हैँ और उनके 
पंचांग में सायन ग्रह दिये रहते हूँ, परन्तु हिन्दू लोग प्रायः निरयन मत से ही भविष्य 
कथन करते है । कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी सायन मत का उपयोग करते हैं । 

जो कोई ग्रह में अयनांश मिलाकर ग्रह को सायन बनाकर सायन ग्रह का उपयोग 
करते हे वे सायन मत के हैं और जो सायन में से अयनांश निकाल कर ( घटा कर ) 
उसे निरयन बनाकर या निरयन ग्रह हो तो बिना अयनांश मिलाए ही ग्रह का बहुधा 
उपयोग करते हे वे निरयन मत के हैं । 

सायन मतवालों का कहना है कि ग्रह को सायन बनाकर सायन ग्रह की स्थिति 
पर से जो फल कहा जायगा वह सच्चा निकलेगा । निरयन मतवालों का कहना है 
कि विना अयनांश मिलाए ही ग्रह की स्थिति पर से जो फल कहा जायगा वह सच्चा 
उतरेग।। यही सायन और निरयन वाद है अर्थात्‌ दोनों मतवालों में इस प्रकार 
मतभेद है । 

अयनांश का उपयोग निरयन मत में भी कई जगह होता है । जैसे भाव स्पष्ट 
करने के लिए निरयन सूर्यं मे अयनांश मिलाकर उसे सायन सूर्य बनाकर उस पर से 
लग्न साधन करते हे और फिर सायन लग्न निकलने पर अयनांश घटाकर निरयन 
ग्रहण करते हैं। अयनांश का उपयोग आगे जन्म कुंडली आदि बनाने के गणित में 
काम पड़ेगा इस लिए इसको जानना आवश्यक है । 

किसी वर्ष के अयनांश निकालने की ग्रह लाघव मत के अनुसार सरल रीति :-- 

शाके ४४४ में रेवती का तारा सम्पात बिन्दु पर था । उस समय पर से किसी 
वर्ष का अयनांश निकालने के लिए इष्ट, शाका में ४४४ घटाना, इसके घटाने से जो 
शेष बचे वही अयनांश की कला होती है। उनमें ६० का भाग देकर उनके अंश 
बनाळें तो वही अयनांश वर्ष आरम्भ का होगा । 

अयनांश- ( इष्ट शाका-४४४ )-- ६०=अयनांश 

जसे शाका १७६९ का अयनांश निकालना है तो शाका में ४४४ घटा कर शेष में 
६० का भाग दिया तो उत्तर अंश कला में अयनांश आता है। 


इष्ट शाका १७६९ ६०)१३२५(२२ उत्तर २२-६ अंश कला यह वषं 
पी १२० आरम्भ का अयनांश हुआ । 
शेष ९३२५ ब्रश 
१२० 
५ ७ 
अध्याय १४ 


कुछ प्रारम्भिक ज्ञान होने के उपरान्त यही इच्छा होती है कि हमें पंचाङ्ग देखना 
आ जावे। पंचाङ्ग के मुख्य ५ अंग ( १) तिथि, (२) वार, ( ३ ) नक्षत्र, (४) 


>“ 


अध्याय १४ : ६१ 


योग, और ( ५ ) करण, होने से उसे पंचाङ्ग कहते है । ये सब क्या 

उपरान्त पंचाङ्ग देखना बतायेंगे । प्चाङ्ग के परक ५ अंगों के ही जी > 
भास, अयंन, ऋतु, ग्रह स्थिति, दिनमान, सूर्योदय आदि कई और आवश्यक विषय भी 
पंचाङ्ग में दिये रहते हैं। इन सबको पहिले समझ लेना चाहिए । वर्ष प्रमाण 
आदि जानने के पूर्व काल प्रमाण प्रत्येक को जानना आवश्यक है । 


काल प्रमाण Division of Time 


चुटि--कमल के कोमल से कोमल १ पत्र में अति नुकीली सुई चुभाने में जो समय 


लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। 


निभेष-~पलक झपकाने में जो समय लगता है उसे निमेष कहते हैं । 
गुरु अक्षर--एक गुरु अक्षर के उच्चारण में जो समय रगे वह गुरु अक्षर है । 
प्राण--एक गुरु अक्षर के उच्चारण में जो समय लगे उसके १० गुने समय को 


प्राण कहते हैं । 


अगण काल--कोई ग्रह १ भगण (३६०°) चक्कर पुरा करने में जो समय लगावे । 
सावन दिन--एक दिन सूर्योदय होने के उपरान्त दूसरे दिन के सूर्योदय होने तक 


का जो समय है वह सावन दिन कहलाता है। 


१०० न्रुटि=१ लव=१ तत्पर 

३० लूव=१ निमेष 

१० गुरु अक्षर=१ प्राण=१ असुः 
४५ निमेष=१ प्राण 

६ प्राण=१ पल=विनाड़ी=विघटिका 


या=विघटी 


१० विपल=१ प्राण या असु 

६० विनाड़ी=१ नाड़ी=्घटी 
(पल)=घड़ी-दंड 

६० नाड़ी=१ नक्षत्र दिन 
(घटी)=भहो रात्रि=१ दिन रात 

७३ घटी=१ प्रहर 

= प्रहर=२४ घण्टा (होरा) 

=१ दिन रात | 
, २ घटी- मुहृतं 


३० मुहुतं=१ दिन रात 
७ दिन=१ सप्ताह 
३० दिन = १मास 


,१२ मास=१ वर्ष 


३० नक्षत्र अहोरात्रि=१ सावन मास 
३० सावन दिन=१ सावन मास 
३० चान्द्र तिथि=१ चान्द्र मास 


१ संक्रांति से दुसरी 
संक्रांत तक ) =१ सोर मास 


१२ मास (१ वर्ष)-१ दिव्य दिन 


३६० वर्ष--१ दिव्य वर्ष 


६० तत्रति विकला=१प्रति विकला 

६० प्रतिविकला=१ विकला 

६० विकला=१ कला 

६० कला=१ अंश 

३० अंश=१ राशि 

१२ राशि=१ मचक्र=भगण=ज्योतिष 
चक्र 


«६२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


६० तत्परस-१ परस : ६० विपल=१ पल=२४ सेकेण्ड 


६० परस=१ विलिप्ता : ६० पल=१ घड़ी=२४ मिनट 

६० विलिप्ता=१ लिप्ता ६०-घड़ी=१ दिन रात्रिञ२४ घण्टा 
६० छिप्ता=१ विघटिका=्पल २३ विपल=१ सेकेण्ड 

६० विघटिक=१ घटिका=दंड „5 २३ पल<१ मिनट 

६० घटिका=१ दिन रात्रि २३ घड़ी-१ घण्टा 

६० अनुपल=१ विपल्च८दे सेकेण्ड ११३ निमेष=१ सेकेण्ड 


१ असु (प्राण)-४ सेकेण्ड 


स्मरण रहे कि अंग्रेजी समय घण्टा मिनट में रहता है। वह अद्ध रात्रि के १२ बजे 
के उपरान्त से आरम्भ होता है और हिन्दू समय घड़ी पल में सूर्योदय के उपरान्त में 
आरम्भ होता है । 

सूर्योदय का समय प्रत्येक पंचाङ्ग में घण्टा मिनट में दिया रहता है । झुट समय 
यदि घण्टा मिनट में हो तो सूर्योदय का समय घटा देने से सूर्योदय के बाद के घण्टा 
मिनट निकल आवेंगे । जैसे ८ वजे दिन किसी बालक का जन्म है । पंचाङ्ग में देखा 
उस दिन ६ वजे प्रातः सूर्योदय है । । ८ घण्टा में से ६ वजे सूर्योदय को घटाये तो शेप 
२ घण्टा बचे । अब दो घन्टा के घड़ी पल बना लो । २ २॥८५ घड़ी हुई । वस यही 
सूर्योदय के उपरान्त का अपना समय घडी पल में हुआ। इसी प्रकार जहाँ घडी पळ में 
समय दिया हो आवश्यक होने पर उसके घण्टा मिनट बना लो । 


नाप का प्रमाण Measurement 
६० तत्प्रति अंगुल=१ प्रति अंगुल=व्यंगुल 
६० व्यंगुल=१ अंगुल 


नवीन नाप प्राचीन नाप अंग्रेजी मील और योजन 
का मिलान 
२३ इंच=१ गिरह ८ जव की चौड़ाई=१ अंगुल यदि १३ फुट का १ हाथ 
४ गिरह=१ बीता २४ अंगुल=१ हाथ साना जावे तो 
४ बीता-१ गज ४ हाथ=१ दण्ड १ दण्ड २ गज 
१२ इंच=१ फुट २००० दण्ड=१ कोस १ कोस=४०००गज 
३ फुट=१ गंज ४ कोंस=१ योजन अद्धं कोस (मील)=२०००गज 
१७६० गज=१ मील १० हाथ=१ वाँ अंग्रेजी मील=१७६० गज 
२ मील-१ कोस दोनों का अन्तर=२४० गज 
३ नाट £०३ अक्षांश अंग्रेजी मील २४० गज छोटा है । 
की १ कला इस प्रकार 


४ कोस=१ योजन में=१९२० 


१ चाट=१०१५ साधारण 
मील=२ ०२८ गज 


[१] युग प्रमाण 


अध्याय १४ : ६३ 


गज या मील-गज 
१-१६० का 
अन्तर पड़ेगा 
१ योजन=९२ मील 
या=मील-गज 
९-१६० 


ड काळ प्रमाण जानने के उपरान्त युग प्रमाण भी जानना चाहिए, क्योंकि पंचाङ्ग 
में दिया रहता है कि कलियुग के इतने वर्ष बीत गये हैं इत्यादि । 
कलियुग ४३२००० वषं का होता है । कलियुग का दूना द्वापर, तिगुना त्रेता, 
चौगुना सतयुग होता है । इन ४ युग का १ महायुग होता है। ७१ महायुग का १ 
मन्वंतर और १००० गहायुग का १ कल्प या ब्रह्मां का एक दिन होता है । ३६० कल्प 
का ब्रह्मा.का १ वर्ष होता है । प्रत्येक मन्वंतर के आदि और अन्त में सतयुग प्रमाण 
की १ संधि होती है । संधि को प्रलय काल भी कहते हैं। १५ संधि समेत एक मन्वंतर 
का १ कल्प होता है । ब्रह्मा की आयु ३६० कल्प %१०० वपं की होती है । 


सतयुग=१७२८००० वर्ष 
त्रेता=१२९६००० ,, 
द्वापर=5६४००० ,, 
कलिियुग=४३२०००' ,, 


१ महायुग=४३२०००० वर्ष 


७१ महायुग=१मन्बंतर= 
३०६७२०००० वषं 

१००० महायुग=१ कल्प 
४३२००००००० वर्ष 
=न्रह्मा का १ दिन 


३६० कल्प=१ वषं ब्रह्मा का 
आयु १०० वर्ष 
प्रत्येक मन्वंतर के आदि और 


अन्त से १ संधि सतयुग 
प्रमाण=१७२८००० ` 


मनु १४ हैं उनके नाम 
१ स्वायम्भुव 
२ स्वारोचिष 
३ उत्तमज (औत्तमि) 
४ तामस 
५ रवत 
६ चाक्षुष 
७ वैवस्वत 
८ सावणि 
९ दक्ष सार्वाण 
१० ब्रह्म ,, 
११ घमे „ 
१२स्ट्र „ 
१३ देव „» 
१४ इन्द्र „ 


वर्तमान कल्प के 
आरम्भ से ७ संधियों 
समेत ६ मनु व्यतीत 
हो चुके हैं उनके नाम- 
(१) स्वायम्भुव मनु 
(२) स्वरोचिष ,, 
(३) उत्तमज „ 

(भोत्तमि) „ 
(४). तामस क 
(५) रैवत १ 
(६) चाक्षु ;, 
इस. समय सातवां 
बैवस्वत मनु वतमान 
हूँ । इसके आरम्भ से 
आज तक २७ महायुग 
चीत चुके हैं २८ वें 
महायुग में ३ युग बीत 
कर चौथा युग कलियुग 
चतंमान है । 


६४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


प्रत्येक मन्वंतर के आदि अन्त में प्रलय काल की सन्धि होती है । इस प्रकार ६ 
मन्वंतर में आदि सन्धि मिलकर ७ सन्धि गत हो चुकी और सातवें मन्वंतर के २७ 
महायुग बीत चुके हैं। अब देखना है कि कलियुग के आरम्भ तक कितने वर्ष व्यतीत 


हो चुके हैं । 
१ महायुग=४३२००० 0 वर्ष 
१९२७ 


१ सन्धि-१२२८००० १ सतयुग १७२८००० 


२७ र त्रेता १२९६००० 


& २७ महायुग-1१६६४००००,, ७ संधि=१२०९६००० ३ द्वापर ८६४००० 


१ सतयुग=४३२००० % ४=१७२७८००० वर्ष 


२ त्रेता= » %३=१२९६००० ,, 

३ इपर= २ > रेप ८६४००० २ 

४ कलियुगः » %१- ४३२००० ,, 

एकं महायुग=४३२०००० „, 

% ७१ 

७१ महायुग=१ मन्वंतर=३०६७२०००० ,, 

२६): 

६ मन्वेतर "११११ २१८४०३२००० ०, 

इनकी ७ संधियाँ ‡ १२०९६०००,, 
७ संधियों समेत ) 


त आ योग=१८५२४१६००० 


गत २७ महायुग 1. ११६६४०००० ,, 
योग=१९६९०५६००० ,: 

0गत ३ युग सतयुग ; 
चेता,दापर के वर्ष || F000 WU कट 
योग=१९७२९४४००० ,, 

कलि आरम्भ होने के समय । 
से सन्‌ ईस्वी आरम्भ तक] 1२१०२ 
योग=१९७२९४७१०२ ,, 


0 ३युग=३८८८००० 
यहाँ ६ मन्वंतर. के वर्ष निकाल 
कर उनकी संधियाँ जोड़ी तो 
गत ६ मन्वंतर तक के वर्ष 
हुए । वर्तमान सातवें मन्वंतर 
में २७ महायुग बीत चुके है। 
इससे इनके वर्ष और जोड़ा । 
२८ थें महायुग में ३ युग केवल 
बीते हुँ, इस कारण ३ युग 
के वर्षे और जोड़े तो कलियुग 
आरम्भ होने तक के सृष्टि 
आरम्भ के वर्ष निकल आये । 
सन्‌ ईस्वी के आरम्भ तक 
कलियुग के गत वर्ष .३१०२ 
और जोड़ा तो सन्‌ ईस्वी 
आरम्भ समय तक. के वर्ष 
सृष्टि आरम्भ के प्राप्त हुए । 


सृष्टि आरम्भ होने से वर्तमान कलियुग आरम्भ होने तक १९७२९४४००० वर्ष याः 
ईसा के जन्म समय तक ( सन्‌ ईस्वी आरम्भ होने तंक ) = १९७२९४१०२ वर्षं हो 


चुके हैं । 


इसके आगे वर्तमान सन ईस्वी जोड़ दो तो वर्तमान सन ईस्वी तक सृष्टि आरंभ 


होने का वर्ष निकल आयेगा । 


या द्वापर तक के वर्ष १९७२९४४००० में ३०४५ ओर जोड़ दो तो सम्वत 
आरम्भ होने तक का सृष्टि आरम्भ का समय निकल आयगा.। 


£) 


अध्याय १४ : ६५ 


सन्‌ ईस्वी के ३१०२ वर्ष पहिले कलियुग आरम्भ हुआ था । सन्‌ ईस्वी आरम्भ 
होने के १७ वर्ष पहिले विक्रम सम्वत प्रचलित हुआ था.। इस प्रकार (३१०२-५७) 
३०४० वर्ष हुए । ये वर्ष, सम्वत के आरम्भ होने के समय तक के कलि के गत वषं हुए। 
द्वापर तक के वर्ष १९७२९४४००० ] इतने वर्ष सृष्टि आरंभ से सम्वत आरंभ 
सम्वत आरभ तक कलि वर्ष+ ३०४५ | तक के हुए। 

पय > > 
योग १९७२९४७०४५ 

इसमें इष्ट सम्वत और जोड़ दो तो इष्ट सम्बत तक के वर्ष प्राप्त होंगे । 

कलियुग-सन्‌ ईस्वी के ३१०२ 3. ८. ( बो. सी. ) ( इतने वर्ष पहिले) आरंभ 
हुआ था । सम्वत २००० में ५०४४ वर्ष कलि के बीत चुके और ४२६९५९ वर्ष व्यतीत 
होने को शेष रहे । ता० १८ फरवरी ३१०२ वी.सी.(ईसा के जन्म के पहिले) अर्धरात्र 
से कलियुग आरम्भ हुआ था । भाद्रपद मास, कृष्णपक्ष १३ रविवार आश्लेषा नक्षत्र 
व्यतीपात योग में अद्धंरात्रि के समय कलियुग की उत्पत्ति हुई थी । 

, इस प्रकार यह कलियुग का प्रथम चरण है, ब्रह्मा का दूसरा पहर है, श्वेत वाराह 
कल्प है और वैवस्वत मन्वन्तर है । जब कलियुग आरम्भ हुआ था सूर्य चन्द्र आदि सब 
ग्रह एक ही राशि पर थे । 

विक्रमादित्य ने ५७ बी. सी. में पहिले विदेशियों को भारत से भगाया था, उस 
समय से विक्रम सम्वत चला है। ईसा के जन्म के ७८ वर्ष के उपरान्त शालिवाहन 
राजा ने शाका चलाया है | 


[ २ | वर्षं प्रमाण 


वर्ष 
शाके -- ७८ वर्षन्सन्‌ ईस्वी सन्‌ ईस्वी--५८३=सन्‌ हिजरी 
सम्वत--५७ ,, >, „ सन्‌ हिजरी--१०-सन्‌ फसली 
सन्‌ ईस्वीन-५७,, =सम्वत सन्‌ फसली---१ =बंगला सन्‌ 


-७८ =शाका 

सम्वत-१३५ =शाका 

विक्रम सम्वत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है । सन्‌ ईस्वी में सम्वत बनाने 
में यह ध्यान रहे कि सम्वत माचे के महिना में बदल जाता है और पूस मास में सन्‌ 
बदलता है । इस प्रकार एक सम्वत्‌ में २ सन्‌ या १ सनू में २ सम्वत्‌ आ जाते है। 
इस कारण मास का विचार कर सन्‌ या संवत्‌ का निर्णय करना चाहिए । अर्थात्‌ संवत्‌ 
में ५७ घटाने से जो सन्‌ आता है वह वर्ष आरम्भ का सन्‌ होता है। आगे पूस में सन्‌ 
बदल कर दूसरा सन्‌ लग जाता है । जैसे सम्वत्‌ २००२-५७=१९४५ सन्‌ ईस्वी, यह्‌ 
सन्‌ सम्वत्‌ के आरम्भ में होगा और सम्वत्‌ २००२ के पुस मास में सन्‌ बदल कर 
१९४६ सन्‌ हो जायगा । > 

4 


६६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


वर्ष मान--वर्ष ४ प्रकार के हैं 
दि० घ० पल =सूयं १२ राशियों में १ बार घूम 


(१) सौर वर्ष ८ ३६५ १५ ३० लेने से होता है। इस प्रकार १२ 
सौर मास का १ वर्ष होता है। 
दि० घ० पल =शुक्ल प्रतिपदा से अमावस तक १२ 

(२) चांद्र वर्ष = ३५४ ३० ० मास का या मलमास होने से १३ 
- मास का एक वर्ष होता है । 

( ३ ) सावन वर्ष = ३६० सावन दिन का=१२ सावन मास का 

दि० घ० पल=१२ नाक्षत्र मास का १ वर्ष 
` (४) नाक्षत्र वषे= ३२४ ० ० 

सम्वत्सरः 

पंचांग में सम्वत्सर का नाम दिया रहता है । संकल्प तपण आदि में जिसका 
उपयोग होता है और इससे फल भी विचारते हैँ 

सम्वत्सर ६० होते हे । किसी शाका में २४ जोड़ कर ६० का भाग देने से जो शेष 
बचे उसी क्रमानुसार सम्वत्सर का नाम होता है । जसे शाका १८५६.॥२४-:- ६०= 
१६६" शेष २०८२० व्यथ नाम का सम्वत्सर हुआ या सम्वत्‌ +-९ -- ६० = शेष 
सम्वत्सर । जसे सम्वत्‌ १३३7 १-९६-३०-शेष २० स्व्यय सम्वत्सर । 

इसके अनुसार सम्वत्सर होता है,परन्तु कभी २ एक सम्वत्‌ में २ सम्वत्‌ भा जाते 
हैं। सम्बत्‌ १९९३ में २२ वाँ सर्वधारी सम्वत्सर के उपरान्त २३ वाँ बिरोधी 
सम्वत्सर भी उसी वर्ष लग गया था, जिससे १ अधिक हो जाता है। वास्तव में गुरु की 
गति के अनुसार गणित से सम्वत्सर निकाले जाते हुँ। यहाँ तो सम्वत्सर निकालने की 
मोटी रीति दी हैँ । 9 


सम्वत्सर के नाम | 

१ प्रभव १६ चित्रभानु ३१ हेमलम्बी ` ४६ परिधावी 
२ विभव १७ सुभानु ३२ विळंबी ४७ प्रमादी 

३ शुक्ल १८ तारण ३३ विकारी ४८ आनन्द 
४ प्रमोद १९ पाथिव ३४ शार्वरी ४९ राक्षस 

५ प्रजापति २० व्यय ३५ प्लव ५० नलः 

६ अंगिरा २१ सवंजित्‌ ३६ शुभकृत्‌ ` ५१ पिगल 

७ श्रीमुख २२ सवंधारी ३७ शोभन ५२ कालयुक्त 
८ भाव, २३ विरोधी ३८ क्रोधी ५३ सिद्धार्थो 
९ युवा २४ विकृति ३९ विश्वावसु ५४ रोद्र 
१० घाता २५ खर ४० पराभव ५५ दुर्मति 
११ ईश्वर २६ नन्दन ४१ प्लवंग ५६ दुदुभि 
१२ बहुधान्य २७ विजय ४२ कीलक ५७ रुधिरोद्गारी 
१३ प्रमाथी २८ जय ४३ सौम्य ५८ रक्ताक्षी 
१४ विक्रम २९ मन्मथ ४४ साधारण ५९ कोधन 


१५ वृष ३२ दुमुंख ४५ विरोधङ्कत्‌ ६० क्षय 


अध्याय १४: ६७ 


जैसे सम्वत २००३+ ९-२०१२-:-६०-शेष ३२ -{-१=३३ विकारी सम्बत्सर । 
गुरु मध्यमगति जितने समय में १ राशि चलता हैं उसे सम्बत्सर कहते हैं । गुरु के १ 
भगण में १२ सम्वत्सर या ४३३२.३२०६ सावन दिन होते हैं। या १ सम्वत्सर में 
३६१०२६७२ सावन दिन होते हैं । र 

[ ३ ] अयन 

अयन २ होते हुँ १ उत्तरायण २ दक्षिणायन 

१ उत्तरायण=मकर संक्रांति से आरम्भ होता है और मिथुन संक्रांति की समाप्तिः 
तक 'रहता है । इसमें दिन क्रम-क्रम से बढ़ता है । 

२ दक्षिणायन--कर्क संक्रांति से लेकर धनु संक्रांति के अन्त तक दक्षिणायन सूर्य 
कहलाता है इसमें रात्रि क्रम-क्रम से बढ़ती है । इसमें, जो संक्रांति की राशियाँ बताई 
हुँ वे सायन नहीं हूँ अर्थात्‌ निरयन हुँ। 

[ ४ ] गोल 

गोळ २ हूँ ! आकाश के २ भाग इस प्रकार किए जांय कि ऊपर भाग के मध्य में 
आकाश का उत्तर ध्रूव हो और दूसरे भाग के मध्य में दक्षिण ध्रुव हो तो पहिले 
को उत्तर गोल और दूसरे को दक्षिण गोल कहेंगे । 

सायन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिह और कन्या ६ ये राशियां उत्तर गोल में हैँ 
और शेष ६ राशियाँ सायन तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन ये ६ राशियाँ 
दक्षिण गोल में है । 


[ ५ ] ऋतुएँ 

१२ मास में ६ क्रतुएँ होती हे । 

अयन ऋतु सूयं चन्द्रमास 

१ उत्तरायण १ शिशिर भकर-कृंभ माघ-फाल्गुन 
२ वसन्त मीन-मेष चेत-वैशाख 
12 ३ ग्रीष्म वृष-मिथुन ज्येष्ठ-अषाढ 

* २ दक्षिणायन ४ वर्षा कर्क-सिह श्रावण-भाद्रपद 
५ शरद कन्या-तुला आश्‍्विन-का्तिक 
है ६ हेमंत वृश्चिक-घन मार्गशीषं-पौष 
अध्याय १५ 


[ ६ ] मास और पक्ष विचार ( पे and fortnight ) 


मास ४ प्रकार के हैं-- 
१ चान्द्रमास = शुक्ल प्रतिपदा से अमावस्या तक १ चान्द्रमास है । 
२ सौरमास = सूर्य की १ संक्रांति से दूसरी संक्रान्ति तक । 


६८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


सूये जब १ राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है उस: समय दूसरी राशि की 
संक्रान्ति होती है। जैसे मेष राशि के वाद सूर्य वृष राशि में जिस दिन आया उसी 
दिन वृष की संक्रांति कहलायगी । - 
३ सावन-मास ८ ३० सावन दिन ८ सूर्य के एक उदय से दूसरे उदय तक के 
समय को १ सावन दिन कहते हैं । इस प्रकार ३० दिन का १ सावन मास होता है । _ 
. सावन दिन यह नाक्षत्र दिन से ४ मिनट बडा होता है । सावन दिन का मान समान . 
नहीं होता, इस कारण मध्यम सावन दिन का मान लिया जाता है और उसी का समय 
घड़ियों से जाना जाता है। 
४ नाक्षत्र मास=आशश्‍्विनी आदि २७ नक्षत्रों में चन्द्र एक बार पूरा घूम लेता है 
तब चन्द्र भास होता है । 
चन्द्र के बारह मास के नाम 
१ चेत्र ( चैत ) ४ आषाढ़ ( आसाढ़ ) ७ आश्विन ( कुआर ) १० पौष ( पूस } 
२ वेशाख ५ श्रावण ( सावन) ८ कार्तिक ( कातिक ) ११ माघ 
३ ज्येष्ठ (जेठ) ६ भाद्रपद ( भादों ) ९ मार्गशीष ( अगहन ) १२ फाल्गुन 
( फागुन ) 
इन महीनों के उपरोक्त नाम पड़ने का कारण यह है कि इन महीनों की पूणिमा 
के लगभग ये नक्षत्र पड़ते हैं । 
क्रम चन्द्रमास नक्षत्र क्रम चन्द्रमास नक्षत्र कम चन्द्रमास नक्षत्र 
१ चैत्र चित्रा ५ श्रावण श्रवण ९ मागंशीर्ष मृगशिर 
२ वैशाख विशाखा ६ भाद्रपद भाद्रपद १० पौष पुष्य 
३ ज्येष्ठ ज्येष्ठा ७ आश्विन अश्विनी ११ माघ मघा 
४ आषाइई आषाढ़ ८ कातिक कृत्तिका १२ फाल्गुन फाल्गुनी 
चन्द्र मास २ प्रकार के हैं । 
१ अमान्त मास=्शुक्ल प्रतिपदा से अमावस्या तक १ मास होता है। यह दक्षिण 
में और महाराष्ट्र देश में चाळू है । 
२ पूर्णिमात मास-कृष्ण प्रतिपदा से पूणिमा तक १ मास यह उत्तर भारत में 
चाळू है। 


दोनों प्रकार के मास में कोई अन्तर नहीं आता, क्योंकि एक जगह पूणिमा या 
अमावस्या हुई तो सर्वत्र ही उस दिन पूर्णिमा या अमावस्या अवश्य होगी । केवल 
मास गणना में कृष्ण पक्ष में अपने यहाँ १ मास का अन्तर पड़ जाता है । जैसे अपने 
यहाँ चेत्र कृष्णपक्ष हुआ तो महाराष्ट्र लोग उसे फाल्गुन कृष्ण पक्ष कहेंगे अर्थात्‌ कृष्ण 
पक्ष में अपने मास से १ मास कम महाराष्ट्र लोगों का मास होता है। भराठी पंचांग 
मिले तो कृष्णपक्ष में १ मास बढ़ा कर लेना चाहिए। परन्तु शुक्ल पक्ष में दोनों 
अकार के पञ्चांग में कोई अन्तर नहीं पड़ता । 


चश 


रु ` मास ओर पक्ष विचार : ६९ 
बंगला मास 


सूर्य की निरयन- संक्रांति से आरम्भ होता है और मेषाक ( मेष की संक्रान्ति ) से 
नया बंगला सन्‌ आरम्भ होता है। मीनाकं से चैत्र मास आरम्भ होता है और मेषाकं 
में वैशाख मास होता है। जव वर्ष आरम्भ होता है तब संक्रांति जिस दिन होती है 
उसके दूसरे दिन से बंगला की पहली तारीख ( तिथि ) गिनी जाती है । किसी महीने 
में २९, ३०, ३१ या कभी ३२ दिन पड़ जाते हैं। 


अंग्रेजी महीनों के नाम 
क्रम अंग्रेजी दिन चान्द्रमास कम अंग्रेजी दिन चान्द्रमास क्रम अंग्रेजी दिन चान्द्रमास 
महीना महीना महीना 


जनवरी ३१ पूस ५ मई ३१ वैशाख , ९ सितम्बर ३० भाद्रपद 
फरवरी २८ माघ ६ जून ३० ज्येष्ठ १० अक्टूबर ३१ आश्विन 
मार्च ३१ फाल्गुन ७ जुलाई ३१ आषाढ़ ११ नवम्बर ३० कातिक 
अप्रैल ३० चैत्र ८ अगस्त ३१ श्रावण १२ दिसम्बर ३१ मार्गशीषं 
प्लुत वर्षेच्य,८4 ५९०7 लीप इयर-में फरवरी २९ दिन की होती है । जिस सन्‌ 
में ४ का भाग पूरा लग जाय या सदी ८८०६५५ में ४०० का भाग पूरा लग जावे तो 
उसे प्लुत वर्ष कहते हैं। शेष वर्षो में फरवरी २८ दिन की होती है। 

मुसलमानी महीनों के नाम अर्थात्‌ हिजरी सन्‌ के महीने 


०८ #0 


१ मोहरम ५ जमादि उल अन्वल ९ रमजान 
२ सफर ६ जमादिउल आखर ( सानी ) १० सब्वाल 
३ रविउल अव्वल ७ रज्जव ११ जीकाद 
४ 'रबिउल आखर ( सानी) ८ सावान ( शअवान ) १२ जिल हिज्ज 


चाँद दिखने से महीना आरम्भ होता है और इनमें लोंद कां वष या अधिक मास 
नहीं होता । इस कारण प्रत्येक तीसरे वर्ष इनके महीनों से अन्तर पड़ता रहता है 
अर्थात्‌ कभी मुहुरंम जाड़े में कभी बरसात में कभी गरमी में पड़ता है । मुह्रंम की 
१ तारीख से हिजरी सन्‌ आरम्भ होता है और चाँद दिखने के दूसरे दिन महीने की 
पहली तारीख होती है । कभी २९ दिन कभी ३० दिन का महीना चन्द्र की तिथि की 
चटा बढ़ी के अनुसार होता है। 

फसली सन्‌ में महीना प्रत्येक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से आरम्भ होता है ओर 
रमजान महीना से नया सन्‌ आरम्भ होता है । इसमें भी चन्द्र तिथि के अनुसार कभी 
२९ कभी ३० दिन हो जाते हैं। 

सौर मास और संक्रांति 

सूर्य जब १ राशि के अन्त में जाकर दूसरी राशि में संक्रमण करता है ( जाने 
लगता है ) तब उसे संक्रांति कहते है । अर्थात्‌ जब २ राशियों की संधि पर सूयं आता 
है तब आगे की राशि की संक्राति होती है। इस प्रकार प्रत्येक सौर मास में एक 
संक्रांति होती है । जिस राशि पर सूर्य जाता है उस राशि की संक्रांति कहलाती है । 


७० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


जैसे धन का अन्त होने पर सूर्य मकरराशि में जाता है तो वह मकर-संक्रांति 
कहलावेगी । अर्थात्‌ सूर्य ने मकर राशि में संक्रमण किया ऐसा कहेंगे । 

मेष से तुला संक्रांति को विषुव संक्रांति कहते हैं । 

ककं से मकर संक्रांति को अयन संक्रांति कहते हैं । 

अधिक मास 

जिस चान्द्र मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती उसे अधिक मास कहते हैं । अर्थात्‌ 
जव दो पक्ष में संक्रांति नहीं होती तो उसे अधिक मास कहते हैं। जैसे सम्वत्‌ १९९९ 
में वैशाख कृष्ण १३ ( ता० १३ अप्रैल ) को मेष संक्रांति हुई । ज्येष्ठ कृष्ण १४ को 
( ता० १४ मई ) वृष की संक्रांति हुई । इसके उपरान्त फिर ( ता० १४ जून ) शुद्ध 
ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा को मिथुन राशि पर सूयं गया अर्थात्‌ मिथुन की संक्रांति हुई । 
वुषाकं शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की १४ तिथि को था, उसके वाद अधिक ज्येष्ठ शुक्ल 
पक्ष और फिर अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष बीत गया, परन्तु इन दोनों के बीच संक्रांति 
नहीं हुई । इस कारण ये दोनों पक्ष अधिक मास माने गये । इसके पहिले का ज्येष्ठ 
कृष्ण शुद्ध माना गया और फिर उसके बाद जो अधिक २ पक्ष बढ़े उनमें से १ का 
नाम अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पडा और उसके आगे फिर अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष 
माना गया । ये दोनों अधिक पक्ष व्यतीत हो जाने पर शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा को 
मिथुन की संक्रांति हुई । इससे वह शुद्ध ज्येष्ठ मास माना गया । 

३२ मास १६ दिन ४ घड़ी बीतने पर अधिक मास होता है । अर्थात्‌ तीसरे वर्ष 
अधिक मास होता है और उस वर्ष में १३ मास हो जाते हैँ । 

अधिक मास को मल मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं । चन्द्र मास के गणित 
से वर्ष में ३५४ दिन ९ घंटे और सूर्य मास के वर्ष में ३६५ दिन ६ घंटे प्रायः 
होते है । इस कारण सूर्य और चन्द्र के दिनों का अन्तर अधिक मास होने से बराबर 
हो जाता है । 

क्षय मास 

जिस चान्द्र मास के २ पक्ष में २ संक्रांति होती है उसे क्षयमास कहते हे । क्षय 
मास केवल कातिक आदि ३ महीनों में पड़ता है और महीनों में- नहीं पड़ता । जिस 
वर्ष क्षय मास होता है उस वर्ष एक. वर्ष के भीतर २ अधिक मास होते हैं । 

यह कई वर्षों में पड़ता है। यदि भाद्रपद अधिकमास होगा तो सूर्य की गति 
अधिक होने से मार्गे शीषं में २ संक्रांति वाला क्षयमास होगा और सूमे की गति अल्प 
हो जाने के कारण चैत्र मास भो अधिक होगा । 

जिस सम्वत्‌ में क्षयमास होता है उसके १४१ या १९ वर्ष उपरान्त पुनः क्षयमास 
, होना सम्भव होता है अर्थात्‌ कभी १४१ वर्ष में कभी १९ वर्ष में संभव होता है । 

जैसे सम्बत्‌ ९७४ में क्षयमास होकर पुनः आगे सम्वत्‌ (९७४-- १४१)-१११५ 
में और (१११५-- १४१)-१२५६ सम्वत्‌ में क्षय मास होगा, इसी प्रकार आगे और 
भौ जानें । भविष्य में सम्वत्‌ २०२० में क्षय मास होगा । 


पंचाङ्ग के अंग : ७१ 
(७) पक्ष 
चान्द्र मारा में २ पक्ष=( पखवाडा या पंदरवाड़ा ) होते हे । जब सूर्यास्त के 


उपरान्त कुछ समय तक अन्धेरी रात आ जाती है या सम्पूर्ण रात भर या रात के कुछ 


भाग तक ही सूर्यास्त के बाद अधेरा रहे उसे कृष्ण पक्ष कहते हूँ। जब सूर्यास्त के 


उपरान्त कुछ समय या सम्पूर्ण रात भर चन्द्र का प्र काश रात्रि को रहे तब उसे 
शुक्ल पक्षा कहते है । र 
कृष्णपक्ष=्वदी । शुक्ल पक्ष-शुद्ध या सुदी । 


अध्याय १६ 
पं चाङ्क के अंग 
तिथि -यह पंचाङ्ग का प्रथम अंग हँ पंचाङ्ग में पहिले तिथि ही दी 
रहती है । चान्द्र मास की तिथियाँ ३० होती हैं । 
१ प्रतिपदा (परिवा) ५ पंचमी (पाँचें) १० दशमी (दसे) १४ चतुर्देशी (चौदस) 
परमा या पांडवा ३ पष्ठ (छठे) ११ एकादशी १५ पूर्णिमा (पूर्नो) 
२ द्वितीया (दोज) ७ सप्तमी (सात) (ग्यारस) ३० अमावस्या 
३ तृतीया (तीज) ८ अष्टमी (आठे) १२ द्वादशी (बारस) (अमावस) 
४ चतुर्थी (चौथ) ९ नवमी (नमे) १३ त्रयोदशी (तेरस) या अमावास्या 
तिथियाँ शुक्ल पक्षा की प्रतिपदा से गिनी जाती है और १५ तिथि पूर्णिमा को 
होती है, इस कारण पूर्णिमा के स्थान में १५ तिथि लिखते हैं। इसके उपरान्त कृष्ण 
पक्षा की तिथियाँ आरम्भ होती हैं। वे भी प्रतिपदा से आरम्भ होकर अमावस्या तक 
गिनी जाती है । परन्तु अमावस्या को ३० वीं तिथि कहते हैं। अमावस्या के स्थान 
३० तिथि लिखी जाती है । जहाँ ३० तिथि लिखी हो वहाँ अमावस्या समझें । 
जिस दिन सूर्यं और चन्द्र एक स्थान में आ जाते हैं तब अमावस्या होती है अर्थात्‌ 
सूर्य के पास चन्द्र आ जाता है (अस्त हो जाता है) तव अमावस्या होती है। गणित 
करने से जिस समय सूर्य और चन्द्र का पूर्व पश्चिम अन्तर शून्य हो जाता है उसी 
समय अमावस्या तिथि होती हैं । 
सूयं की गति से चन्द्र की गति अधिक है । जव दोनों का अन्तर बढ्ने लगता है 
तो १ तिथि का आरम्भ होने लगता है । अर्थात्‌ प्रतिपदा तिथि का आरम्भ होने 
लगता है, जब वह बढ़ते-बढ़ते बारह अंश का अन्तर हो जाता है तो प्रतिपदा तिथि 
पूरी हो जाती है । ३६०° एक चक्र में होते हैं-- ३० तिथि=१२=१ तिथि । अर्थात्‌ 
सूय चन्द्र में जब १२° का अन्तर पड़ता है तो १ तिथि होती है। 


७२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


यह अन्तर ( अर्थात्‌ १ तिथि ) मध्यम मान से ५९ घण्टा ३ पल का होता है । 
चान्द्रमास २९३ दिन का होता है, जिसमें ३० तिथियाँ व्यत्तीत होती हैं । इस प्रकार 
१२ मास में ३५४ दिन हुए जिसमें ३६० तिथियाँ होती हैं अर्थात्‌ तिथियों का क्षय 
वृद्धि आदि होकर ६ दिन कम हो जाते हैं । 

चन्द्र गति कभी ६६ घटी से घटते घटते ५० घटी तक कम हो जाती है । जव 
तिथि का मान ६० घड़ी से अधिक होता है तो वृद्धि तिथि और ६० घड़ी से कम 
होता है तो क्षय तिथि होती है । 

वृद्धि तिथि 

जैसे सोमवार को ५८ घड़ी तक द्वितीया है । १२ अंश अन्तर होने में चन्द्र की 
गति के अनुसार तृतीया पूणं होने ` को ६५ घटी लगी । सोमवार को ५८ घटी के 
उपरान्त द्वितीया व्यतीत होकर शेष में तृतीया रहेगी । फिर मंगळवार को सब दिन 
अर्थात्‌ ६० घटी तृतीया रही और बुध को सूर्योदय के अनन्तर ३ घटी और तृतीया 
रही । इस प्रकार सोमवार, मंगलवार और बुधवार को मिलाकर ६५ घटी तृतीया 
रही । इसके उपरान्त चतुर्थी आरम्भ हुई । 


पंचाग में सोमवार को द्वितीया ५८ घटी लिखा होगा । मंगल को और बुध को 
भी तृतीया लिखा रहेगा । 


सूर्योदय के उपरान्त वह तिथि चाहे १ घड़ी क्यों हो, जो तिथि सूर्योदय पर 
होगी वही तिथि पंचांग में लिखी रहेगी । जैसे बुधवार को ३ घड़ी तक तृतीया है तो 
भी उस दिन तृतीया ३ घटी लिखी रहेगी । इससे समझ जाना चाहिए कि सूर्योदय के 
उपरान्त ३ घटी तक तृतीया तिथि थी उसके उपरान्त चतुर्थी तिथि आरम्भ हुई । 

इस प्रकार जब दो दिन एक ही तिथि पंचांग में लिखी देखो तो उसे बृद्धि 
तिथि जानो । 


क्षय तिथि 

मान लो सोमवार को सूर्योदय के अनन्तर २ घडी दशमी है । पंचांग में उस दिन 
२ घड़ी लिखा होगा । इसके बाद एकादशी तिथि मान लो ५५ घटी रही फिर द्वादशी 
आरम्भ हुई, तो सोमवार को पूरे ६० घटी में २ घटी दशमी के गये, बचे ५८ घटी । 
इसमें ५५ घटी एकादशी के गये तो ३ घटी द्वादशी के बचे तो उस दिन ३ घटी ही 
द्वादशी रही । दूसरे दिन मंगलवार को भी शेष द्वादशी रहेगी ही । इस कारण मंगल 
चार को द्वादशी तिथि पंचांग ह लिखी /िलेगी । परन्तु एकादशी तिथि पंचांग में 
लिखी हुई न मिलेगी । परन्तु उपर बत्नाई रीति से जान सकते हो कि ग्यारस कब से 
कब तक रही । ऐसा नहीं समझना क्रि पंचांग में ग्यारस नहीं लिखा तो ग्यारस है ही 
हीं भी दिन पंचांग में नहीं बताई गई वह क्षय 


dd 


पंचाङ्ग के अंग : ७३ 


सुणिमा और अमावस्या के नाम 

तिथि चतुर्दशी मिश्रित प्रतिपदा मिश्रित 
अमावस्या ३० सिनी कुहु 

पूणिमा १५ अनुमति राका 


(२) वार ( दिन ) Day 
यह पंचांग का दूसरा अंग है। पंचांग में तिथि के पास वार दिया रहता है। 
चार ७ हैं । 


क्रम बार नाम फारसी नाम अग्रेजी नाम 
१ रविवार-सूर्यवार (इतवार) आदित्यवार एक संवा Sunday 

२ चन्द्रवार (सोमवार) दुसंवा (पीर) Monday 
“३ भौमवार (मंगळवार) शि संबा ‘Tuesday 

४ बुधवार चहार संबा Wednesday 
५ गुरुवार (बृहस्पतिवार) पंज संवा (जुमेरात) प ५r5day 
६ भृगुवार (शुक्रवार) जुमा Friday 

७ शनिवार (शनीचर) संबा Saturday 


ये दिन के नाम ग्रहों के ऊपर से पड़े हैं । जिस ग्रह का होरा प्रातः काल होता है 
उसी ग्रह के नाम से उस दिन का नाम पड़ता है । पृथ्वी भर में सवंत्र इसी क्रम से ही 
दिन माने जाते हैं और ७ दिन होते हैं । 

ग्रहों का होरा 

आकाश में पृथ्वी से अधिक दूरी के | 2. प्रकार ग्रहों की स्थिति है 
( १) शनि, (२) गुरु, (३) मंगल, (४) रवि, ! 
अर्थात्‌ पृथ्वी से सबसे पास चन्द्र हैं फिर उससे कुछ दूर बुध, फिर शुक्र, फिर रवि, 
मंगल, गुरु और शनि क्रम से एक दूसरा ग्रह अधिक दूरी पर है। होरा के विचार में 
उपयुक्त ग्रहों का क्रम जिसमें आदि शनि है लिया है, क्योंकि पृथ्वी से शनि सबसे 
अधिक दूरी पर है चित्र की ४ देखें । 

१होरा एक घंटे का होतों है इस कारण होरा ([7०८ए)को घंटा भी कहते हैं । दिन 
रात में २४ घंटा होते हैं । इस प्रकार दिन रात में २४ होरा हुए । ७ ग्रहों का प्रभाव 
क्रमशः एक २ होरा में होता है-२४ होरा-:-७ ग्रह-३डै । अर्थात्‌ २४ घंटा में ७ 
ग्रह के पूरे ३ चक्कर होकर शेप ३ होरा ( घंटे ) वच रहते हैं, जिसमें प्रति ग्रह 
१ घंटा के हिसाब से ३ ग्रह और भोग सकते हैं। इस प्रकार ३ ग्रह और भोग चुकते 
हैं। इस प्रकार ( २४ घण्टे पूर होते पर ) चौथे ग्रह के होरा में दूसरे दिन का 
आरम्भ होता है । 

जैसे प्रात: शनि का होरा था शनि से दूसरा गुरु, तीसरा मंगल का होरा,शनिवार 
के २४ घंटा में व्यतीत हो गये । अब दूसरे दिन प्रातः काल चौथा ग्रह ( शनि से 


५) शुक्र, (६) बुध, (७) चन्द्र । ९ 


७४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


चौथा रवि है) रवि का होरा आया । उस दिन प्रातः काल रवि का होरा था, इस 
कारण उस दिन का नाम रविवार पड़ा । 
इसके वाद रवि से चौथा चन्द्र है । इसमें रविवार के दिन भर के वाद दूसरे दिन 
प्रातः चन्द्र का होरा आयया, इसलिए उस दिन का नाम चन्द्रवार ( सोमवार )होगा । 
अब सोमवार के वाद चौथा ग्रह ( १ चन्द्र, २ शनि, ३ गुरु ) चौथा मंगल हुआ तो 
दूसरे दिन प्रातः काल मंगल का होरा होने से मंगलवार दिन का नाम पड़ा । मंगल 
से चौथा ग्रह ( १ मंगल, २ रवि, ३ शुक्र और चौथा ) बुध हैं तो दूसरे दिन बुधवार 
होगा । इसी प्रकार बुध से चौथा गुरु है, गुरु से चौथा शुक्र है, शुक्र से चोथा शनि है । 
इस क्रम से प्रातः काळ जिस ग्रह का होरा होता है उसी ग्रह के नाम से वार का 
नाम पड़ता है । द्‌ 
इष्ट घडी के घंटा बना लो, उसमें ७ का भाग दो जो शेष बचे उतनी संख्या उस 
दिन के प्रातः समय के होरा से, उस दिन को १ गिनते हुए शेष संख्या तक गिनो, 
जिस ग्रह का होरा आवे उस समय वही होरा होगा ऐसा जानना । 
जैसे २५ घडी दिन चढ़े पर कौन होरा होगा देखना है । २५ घड़ी=१० घंटा । 
उस दिन मानो मंगलवार था तो १० में ७ का भाग दिया शेष ३ बचा, मंगल का 
दिन था । इससे मंगल से गिना तो (१) मंगल, (२) रवि, (३) तीसरा शुक्र आया । 
इस कारण उस समय शुक्र का होरा होगा ऐसा जानना । 
नीचे दिए हुए चक्र से प्रगट होगा कि सूर्योदय के उपरान्त इष्ट घड़ी पर किस 
दिन कौन होरा होगा । घडी पल में समय दिया हो तो घडी पल में (घंटा बनाने को) 
& का गुणा कर ७'का भाग दो शेष जो बचे वही होरा होगा 
इष्ट घडी ५ ई---७न्शेष ग्रह का होरा जसे इष्ट घड़ी ४० है गुरुवार का दिन 
है १९१९ --७=१६-+७=शेष २, दिन गुरुवार था तो गुरु से २ गिना । १ गुरु २ 
मंगल आया इस कारण उस समय मंगल का होरा हुआ । इसी के अनुसार नीचे चक्र 
से इष्ट घडी का होरा जान सकते हो । यदि समय घंटा में हो तो इसी चक्र से घंटा 
के अनुसार भी होरा जान सकते हो । 
होरा चक्र 
किस घड़ी तक रवि चन्द्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 
ज्र “य वार वार वार वार वार वार वार 
२॥ २० ३७॥ ५ सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि १ ८१५२२ 
५ २२॥ ४० ५७॥ शुक्र शनि सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु २ ९१६२३ 
७॥ २५ ४२॥ ६० बुध गुरु शुक्र शनि सूर्य चंद्र मंगल ३ १० १७ २४ 
१० २७॥ ४५ ० चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि सूर्य ४१११८ ० 
१२॥ ३० ४७॥ ० शनि सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र ५१२१९ ० 
१५ ३२॥ ५० ० गुरु शुक्र शनि सूर्यं चंद्र मंगल बुध ६१३२० ० 
१७।। ३५ ५२॥ ० मंगळ बुध गुरु शुक्र शनि सूर्य चंद्र ७१४२१ ० 


घंटा तक 


पंचाङ्ग के अंग : ७५ 


यहाँ दिया घं में 
2 टा का समय सूर्योदय से लेना अर्थात्‌ घड़ी के समय में सूर्योदय घटा 


इस चक्र से प्रगट होगा कि शनि, गुरु, मंगल, रवि, शक्र र वुध, चन्द्र इस कम से 
ग्रहका होरा होता है। रविवार को रवि, शुक्र, बुध, चन्द्र, शनि, गुरु, मंगल का 
दिन रात में ३ वार पूरा चक्र होकर शेष रात्रि में ३ और ग्रह का होरा बुध का 
होरा तक होता है। बुध के वाद चन्द्र है इस कारण दूसरे दिन प्रातः चन्द्र का 
होरा होने से दुसरे दिन का नाम चन्द्र वार पड़ा । इसी प्रकार और ग्रहों के सम्बन्ध 
में जानना । 


(३) नक्षत्र 

यह पंचांग का तीसरा अंग है। 

नक्षत्र २७ है और अभिजित मिलाकर र८ नक्षत्र होते हैं, परन्तु पंचांग में २७ 
ही नक्षत्र दिए रहते हैं । 

क्रांति प्रदेश के २७ समान भाग करने से प्रत्येक भाग १३९-२० का, १ नक्षत्र 
होता है। इस कारण चन्द्रमा को १३-२०! चलने में जो समय लगता है उसे नक्षत्र 
या दिन नक्षत्र कहते हैं । यहाँ नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र जानना । 

मध्यम मान से चन्द्र नक्षत्र ६० घ ४३ पलू का होता है! कभी कभी इससे 
कम या अधिक का मान हो जाता है । इसी २३ नक्षत्र मिल कर चन्द्र की १ राशि 
होती है । प्रत्येक पंचांग में नक्षत्र के अतिरिवत चन्द्र किस राशि में है यह भी दिया 
रहता है । 

जिस प्रकार चन्द्रइन २७ नक्षत्रों पर से चलता है उसी प्रकार सूर्यादि ग्रह भीइन्हीं 
नक्षत्रों पर से चलते हैं। जिस प्रकार चन्द्र एक नक्षत्र एक दिन में चल लेता है उसी 
प्रकार सूर्यं १३ या १४ दिन में एक नक्षत्र को पार कर करता है, ये सूर्य नक्षत्र 
कहलाते हैं । जव आर्द्रा पर सूर्य आता है तो वर्षा ऋतु का आरम्भ समझा जाता है । 
खेती के सम्बन्ध से किसान इन नक्षत्रों पर विशेष ध्यान देते हैं । सूर्य नक्षत्र को 
महानक्षत्र भी कहते हुँ । 

जिस दिन जिस नक्षत्र पर सूर्य जाता है वह पंचाङ्ग में लिखा रहता है। जसे 
आर्द्रक=आद्र- अकं (सूर्य)=भर्थात्‌ आर्द्रा नक्षत्र पर उस दिन सूर्यं गया । किस घडी 
पल पर उस नक्षत्र में प्रवेश किया वह भी दिया रहता हे । 

इसी प्रकार बुध, मंगल, गुरु आदि ग्रह भी किसी नक्षत्र पर पहुंचते है तो उस 
नक्षत्र पर पहुँचने का दिन समय आदि भी पंचाङ्क में दिया रहता है । उस नक्षत्र के 
किस चरण में वह ग्रह आया है यह भी दिया रहता है । 

ऊपर सयं का जो सौर नक्षत्र बताया है, उसके अतिरिक्त पंचाङ्ग में सायन सूर्य 
किस नक्षत्र पर आया है वह भी दिया रहया है । कोन ग्रह किस राशि में है पंचाज़ू 


७६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


में दिये रहते हैं । किसी पंचाज्ञ में दैनिक, किसी में साप्ताहिक दिये रहते है । २३ 
नक्षत्र की एक राशि होती है, इससे नक्षत्रों के प्रमाण से ग्रहों की राशि भी निकळ 
आती है। पंचाङ्ग में स्पष्ट ग्रह के अतिरिक्त कुण्डली चक्र भी दिए रहते हे । इस 
प्रकार ग्रहों के सम्बन्ध की प्रत्येक सूचनाएं पंचाङ्ग में दी रहती है। 


(४) योग 

यह पंचाङ्ग का चौथा अंग है । 

योग २७ हे । चन्द्र और सूर्य की गति में जब १३-२०” का अन्तर पडता हैं 
तब एक योग होता है । ३६००-:-२७-- १३"-२०८१(योग)परन्तु नक्षत्र के प्रमाण से 
इन योगों का आकाश की स्थिति से कोई सम्बन्ध नही है । योग केवल सूर्य चन्द्र 
का अन्तर बतलाते है । 


२७ योगों के नाम 
१ विष्कम्भ ८ धृति १५ वज्र २२ सांध्य 
२ प्रीति ९ शूल १६ सिद्धि २३ शुभ 
३ आयुष्मान १० गंड १७ व्यतीपात २४ शुक्ल 
४ सौभाग्य ११ वृद्धि १८ वरीयान २५ ब्रह्म 
५ शोभन १२ ध्रुव १९ परिष २६ ऐन्द्र 
६ अतिगं १३ व्याघात २० शिव २७ वैधृति 
७ सुकर्मा ( सुकमं ) १४ हर्षेण २१ सिद्ध 

(५) करण 


यह पंचांङ्ग का पांचवा अंग है । 

करण यह तिथि का आधा भाग है ( १ ) तिथि के पूर्वाद्धं अर्थात्‌ पहिले आधे 
भाग में एक करण ओर उत्तराद्धं ( अन्त के आधे भाग में ) दूसरा करण होता है । 
इस प्रकार १ तिथि में २ करण होते है । 


१ चान्द्रमास में ३० तिथि और ६० करण होते हैँ। सूर्य और चन्द्र के बीच ६० 
का अन्तर पड्ने पर १ करण होता है। करण कुल ११ है उनके नाम ये है। 

चर करण-( १ ) वव, ( २ ) बालव, ( ३ ) कौलव, ( ४ ) तेतिल, ( ५ ) गर, 
( ६ ) वणिज, ( ७ ) विष्टि । 

स्थिर करण-( ८ ) शकुनि, ( ९ ) चतुष्पद, ( १० ) नाग, ( ११ ) किस्तुध्न । 

त दल ( पहिला आधा भाग ) उत्तराद्व॑स्परदलू ( अन्त का आधा 
अषा) 


पंचाङ्ग के अंगः: ७७ 
किस करण में कौन-कौन तिथि होती है नीचे चक्र में दिया है 
: ४” BEERGON 


EE 8 है है 8 | 8 है | ४ है Ek 


छ , गट 
Fe १ | ५,१२ | २,९ |६,१३ | ३,१०| ७,४ [४,११] ८,१५।ठ। ०० 


र गट 


iF 


की तिथिउत्तर,| ० |१,८,१५|१,१२ | २,९ | ६,१३ 2. ४,११ 
कृष्ण पक्षपूर्व „| ० | ४,११ | १,८ ४,१२ | २,९ | ६,१३|३,१०' ७,१४० | 


००० 


IS 


c_ 


dE 


की तिथि उत्तर,(० | ७ “की तिथि उत्तर ०) ७ /४,११ | १,८। ४,१२| २,९ [६,१३ ३,१६ ह ३,१०१४|० ३० 
ताप उत्तर, ० ७ 41१ १,८ ५,१२| २,९ |६,१३ ३,१९ 


चक्र में जो अङ्क दिए हे ये तिथियों के अङ्क है । १५ से पूणिमा, ३० से अमा- 
वस्या समझना । ऊपर के चक्र से प्रगट होगा कि शुक प्रतिपदा को पहिले किस्तुध्न 
फिर बव करण होता है । शुक्ल द्वितीया को बालव फिर कौलव होता है । १५ पूर्णिमा 
को पहिले चतुष्पद फिर नाग होता है । 

इसी को अच्छे प्रकार से समझाने के लिए किस तिथि में कौन करण होता है यह 
तिथि के अनुसार करण नीचे दिए हैं । 
शुक्ल तिथि १ २-९ ३-१० ४-११ ५-१२ ६-१३ ७-१४ ८-१५ > x 
पूर्व दछ किस्तुष्न बालव तैतिछ वणिज बव कौलव गरक विष्टि विष्टि चतुष्पद 
पर दछ वव कौळव गरळ विष्टि वालव तैतिल वणिज वव शकुनि नाग 
कृष्ण तिथि > १-८ २-९ ३-१० ४-११ ५-१२ ६-१३ ७ १४ ३० 

भद्रा-विष्टि करण का दूसरा नाम है, जो शुभ कार्यों में अनिष्ट कारक होती 
है । यह केवल मूहुतं आदि में विचारणीय है। 

पंचाङ्ग में किसी तिथि के पूर्वाद्धं में जो करण होता है प्रायः वही किस समय 
तक रहेगा दिया रहता है । इसके बाद जो दूसरा करण आना चाहिए वह नहीं दिया _ 
रहता । इस चक्र से समझ में आ जावेगा कि किस तिथि के उत्तराद्धे में कौन 
करण होगा । 

दिनमान-सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन की अवधि को दिनमान कहते है । 
इससे प्रगट होता है कि दिन कितने घड़ी पळ तक है । अर्थात्‌ दिन कितने घड़ी पल 
लम्वा है । 

दिन रात में ६० घड़ी होती है=( ६० घटी-दिनमान )=रात्रिमान। 

प्रतिदिन दिनमान घटता-बढ़ता रहता है । २१ माचे से प्रतिदिन बढ़ते-बढ़ते ता० 
२१ जून को सबसे वडा दिन होता है । उसके उपरान्त घटना आरम्भ होता है । इसको . 
पहिले समझा चुके हुँ । 


० १५ 


७८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा. प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


अक्षांश के अनुसार भी प्रत्येक स्थान में दिन छोटा बड़ा होता है । इसके विषय 
में भी यहाँ कुछ बतला देना है । 

जब सूर्य उत्तर गोल में होता है तव पृथ्वी के ध्रुव प्रदेश में ६ मास तक बरावर 
सूर्य दिखलाई देता है। उस समय दक्षिण ध्रुव पर ६ मास बराबर अन्धकार रहता 
है । जब सूर्य दक्षिण गोल में होता है तो इसके विरुद्ध होता है अर्थात्‌ दक्षिण धुव में 
६ महीने का दिन और उत्तर ध्रुव में ६ महीने की रात्रि रहती है । 

उत्तर और दक्षिण धुव के बीच में दोनों धुवो से बराबर ९०° पर पृथ्वी की 
मध्य रेखा होती है । मध्य रेखा के स्थान को निरक्ष देश भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ 
पर अक्षांश शून्य होता है । निरक्ष देश में १२ घंटे का दिन और १२ घंटे की रात्रि 
होती है । मध्यरेखा से अक्षांशों की दूरी के अनुसार परम दिन रात्रि में अन्तर पड़ता 
है। मध्य रेखा से ६६ उत्तर के देश में सवसे बड़ा दिन २४ घण्टे का और ७०° पर 
सबसे बड़ा दिन २ मास का, ७८॥° पर ४ मास का और ९०° पर ( ध्रुव देश में ) 
परम दिन (सबसे बड़ा दिन) ६ मास का होता है। दूसरी ओर दक्षिण गोल में ठीक 
इसके विरुद्ध होता है अर्थात्‌ जब उत्तर गोल में सबसे बड़ा दिन, जिस मान का होगा 
तो दक्षिण गोल में उसी मान की सबसे बड़ी रात्रि होगी । 

सायन सूयं मेष पर जब आता है तब दिन रात्रि बराबर होती है । जब सूर्यं सायन 
करके पर आता है तो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात्रि होती है । जब सूर्यं सायन 
तुला पर जाता है तब फिर दिन रात्रि बराबर होती है, जब सायन मकर पर आता 
है तो सबसे बड़ी रात्रि और सबसे छोटा दिन होता है । यह उत्तर गोळ में होता है 
मर दक्षिण गोल में इसके विपरीत होता है । 

अंशों के अनुसार देशों का परम दिन का प्रमाण छोटा बड़ा होता है । ज्यों-ज्यों 
अक्षांश बढ़ता जायगा महा दिन ( परम दिन ) का प्रमाण बढ़ता जायगा । महादिन 
का प्रमाण अक्षांशों के अनुसार नीचे चक्र में दिया है । 


अक्षांश के अनुसार महादिन चक्र 
लघु अक्षांश परम दिन- लघु अक्षांश परम दिन- 
भु से तक मान भू से तक मान 


मेखला अंश कला अंश कला घं० मि० मेखला अंश कला अंश कला घं० मि० 
१ १ ० ८ ३४ १२ ३० १६ ६२ २६ ६३ २२ , २० ० 
२ ८ ३४ १६ ४४१३ ० १७ ६३ २२ ६४ १० २० ३० 
३ १६ ४४ २४ १२ १३ २० १८ ६४ १० ६४ ५० २१ ० 
४ २४ १२ ३० ४८१४ ० १९ ६४ ५० ६५२२ २१ ३०: 
५ ३० ४८ ३६ ३१ १४ ३० २० ६५ २२ ६५ ४८ २२ ० 
६ ३६ ३१ ४१ २४ १५ 5 २१ ६५ ४८ ६६ ५ २२ २० 
७ ४१ २४ ४५ ३२ १५३० २२ ६६ ५ ६६२१ २३ c 
5 ४५ ३२ ४९ २१६ ० २३ ६६ २१ ६६ २९ २३ ३२ 


अध्याय १७ : ७९ 


९. ४९ २ ५१ ४९ १६ ३० २४ ६६ २९ ६६ ३२ २४ 
१० ५१ ५९ ५४ ३० १७ ० २५ ६६ ३२ ६७ १८ 
११ ५४ ३० ४५६ ३८ १७ ३० २६ ६७ १८ ६९३३ २ 
१२ १६ ३८ प््व २७ १८ ० २७ ६९ ३३ ७३ ५ ३ र 
१३ ४८ २७ ७९ ५९ १८ ३० र्‌प ७३ ५ ७७ ४० ४ र 
१४ ५९ ५९ ६१ १८ १९ ० २९ ७७ ४० ८२५९ ५, 
१५ ६१ १८ ६२ २६ १९ ३० ३० 5२ ५९ ९० ० ६ ,, 


अध्याय १७ 


पंचाङ्ग में मुहूर्त आदि के सम्बन्ध से इतर विषय भी दिये रहते हैं उनके सम्बन्ध 
में संक्षिप्त ज्ञान यहाँ कराया जाता है । 

पंचांङ्ग में सिद्ध योग क्रकच योग आदि दिये रहते हैं वे सब मुहूर्त से सम्बन्ध 
रखते हैं । मुहूर्त का स्वतंत्र विषय है यहाँ तो बहुत ही संक्षेप में आवश्यक बाते दी 
जाती हैं, जिनका उल्लेख कभी पंचांग में आता है तो नया विद्यार्थी विचार में पड़ 
जाता है कि ये क्या है, इस कारण यहाँ समझाया जाता है । 

पंचक 

जब चन्द्र कुंभ और मीन राशियों में होता है तो पंचक होता है । अर्थात्‌ जब 
धनिष्ठा नक्षत्र का उत्तराद्धे ( अन्त का आधा भाग ) और शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, 
उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र पर चन्द्र होता है तो पंचक कहलाता है । 

इस पंचक में काम करने का फल पचगुना होता है अर्थात्‌ पचगुनी हानि होती है । 
घर छाना, प्रेत दाह, घास लकड़ी आदि इकत्र करना, खाट बुनना, चुल्हा बनाना 
आदि कायं पंचक में करना मना है, क्योंकि कहा जाता है कि पंचक में कोई काम 
करने से पाँच बार वही काम करना पड़ेगा । आवश्यक कार्य प्रेत दाह आदि करना 
होता है तो उसका फल कम करने को "पृथक विधान बताया गया है । दक्षिण यात्रा 
में भी यह वर्जित है । 

दविपुष्कर और त्रिपुष्कर योग 

मृत्यु, विनाश, वृद्धि आदि का फल इसमें दुगुना या तिगुना होता है जैसे त्रिपुष्कर 
में कोई वस्तु घुमे तो ३ वस्तु घुमेंगी । द्विपुष्कर में कोई हानि हो तो २ बार हानि 
होगी । इसी प्रकार सबका विचार होता है । अर्थात द्विपुष्कर में हानि या लाभ दुगुना 
और त्रिपुष्कर में तिभुना होता है । 


क्रश 


८० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


द्विपुष्कर योग न्रिपुष्कर योग 
तिथि वार नक्षत्र तिथि वार नक्षत्र तिथि, वार 
२ शनिवार धनिष्ठा २ शनिवार विशाखा और नक्षत्र जब 
७ . मंगलवार चित्रा ७ मंगलवार ३० फाल्गुनी तीनों इस प्रकार 


१२ रविवार मृगशिर १२ रविवार पूर्व भाद्र०, पुनर्वसु हों तब ये 
कृत्तिका, उत्तराषाढ़ा योग होते हैं । 
मुह॒तत--दिनमान-२- १५८५ मुहूर्त 
मुह्॒त लगभग २ घड़ी का होता । दिनमान के प्रमाण से उसका १५ वां भाग 
करना तब एक मुहूतं होता है । दिनमान के प्रमाण से मुहूर्त २ घड़ी से कम या अधिक 
भी हो जाता है । दिन में १५, रात में १५, सब ३० मुहुतं दिन रात में होते हैं । 


मुहूर्त चक्र | 
वार रविवार चंद्रवार भौमवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार 
कुलिक ( दुमुंहतं ) १४ वाँ १२ १० द ६ ¥ २ 
काळवेला दद ६ ¥ २ १४ १२ १० 
यमघंट १० ८ ६ ड २ १४ १२ 
कंटक ६ है २ १४ १२ १० य 
यमार्द - ७ ९ ३ ९ १५ शर १ 


जैसे रविवार को १४ वाँ मुहुते कुलिक है, ८ वाँ मुहूर्त कालवेला है, १० वाँ 
यमघंट है इत्यादि इस चक्र के अनुसार जानौं । इस चक्र में यह बताया है, कौन वार 
को गिनती में कौन से मुह॒तं का क्या नाम है । 

मुहुते निकालना । 

वर्तमान वार से शनि तक गिनो २२=कुलिक ] 


ये 
„ बुधवार ,  ,, > र२=्कालवेला प शुभकायं में 
४ गुरुवार ,, `, ?८ र=्यमघंट | वर्जित हैं। 
५9) गंगल ,, ॥ १८ २=कंटक / 


जैसे रविवार हैं शनिवार तक गिना=७ % २-१४ वाँ मुहूर्त कुलिक हुआ । 

कालवेला में यात्रा करने से मृत्यु, विवाह में स्त्री विधवा हो, व्रतबन्ध में यह योग 
हो तो ब्रह्महत्या होती है । इससे सव कार्यों में कालवेला वर्जित है । 

यमाडं--वारवेला 

दिन में ४ प्रहर होते हैं । १ प्रहर-हृगभग ८ घड़ी का होता है । 

यमाद्धं5३ प्रहर-४ घड़ी 

दिनमान-- ८=्यमाद्धं घटी दिन की 

रात्रिमान = ८= » रात्रिकी 

दिन मान कभी-कभी २, १६ घटी का होता है। इस कारण उपरोक्त विचार में 
यमाधं ४ घटी का बताया है परन्तु दिन मान के ठीक विभाग करने से दिनमान की 


अध्याय १७:५१ 


ओर रात्रिमान से रात्रि की यमाद्धं की घटी निकल आती है । दिन रात में सव मिलाकर 
= यमाद्धं होते है । यमाद्धं को ही वारवेला कहते हैं। इसमें दिन और रात का पृथक 
२ चौघड़िया दिया रहता है और उस चौघड़िया का नाम भी दिया रहता है। उसका 
फल नाम सदृश होता है। नीचे चौघड़िया दिया है उसमें चौघड़िया का नाम संकेता- 
झार में दिया है वे ये हैं । 

च-चर अ-अमृत शु=्शुभ उ=उद्वेग ला=लाभ काऱ्काल रो=रोग । 

ये ७ ही हैं नाम सदृश इनका फल होता है । दिन में ७ यमार् होते हैं फिर 
आठवें यमाद्ध में वहो पहिला मुहूर्त आता है। इस प्रकार आगे क्रमानुसार सव मुहुर्त 
होते हैं । 


दिन का चौघड़िया 


रवि चन्द्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 
बार वार वार वार वार वार वार 


उ अ रो ला शु च का 
च का उ अ रो ला णु 
ला शु च का उ अ रो 
अ रो ला शु च का उ 
का उ अ रो ला शु च 
शु च का उ अ रो ला 
रो ला शु च का उ अ 
उ अ रो ला शु च का 


रात का चौघड़िया 


रवि चन्द्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 
वार वार वार वार वार वार वार 


च का उ अ रो ला शु 
ला शु च का उ अ रो 
अ रो ला शु च का ड 
का ड अ रो ल्ला शु च 
शु च का उ अ रो ला 
रो ला झु च का उ अ 
उ हा रो ला शु च का 
च्‌ का उ अ रो ला शु 


८२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


इतवार के दिन को पहिले यमाद्धं में उद्वेग, दूसरे में चर, तीसरे में लाभ इत्यादि 
क्रमानुसार मुहूर्त यमाद्धं में भोगते हैं । जैसे मंगळवार को दिनमान २९ घ.-२० प. है 
~ ८-१ यमार्द्ध ३ घ. ४० प. का हुआ । मान लो इष्ट ८ घड़ी है तो ७-२० तक २ 
यमाद्ध पूरे होकर तीसरा यमार्द्ध वर्तमान है। मंगलबार को तीसरा-च-चर मुहूतं 
हुआ । इसी प्रकार मुहूर्त निकाल लेना । 


राहु वारवेला और कालवेला 
यमार्डध पर से और भी विचार 
रवि सोम मंगल वुध गुरु शुक्र शनि 


वार वार वार वार वार वार वार वार 
यमा्ध॑-राहु का वारवेला ४ चौथा ७ र ५ दद ३ ६ 

दिन का कालवेला शवा २ ६ ३ ७ पढ १-८ 

रात्रि, » ६ छठवां ४ २ ७ भर ३ १-८ 


यहाँ बताया है कि किस दिन के कौन से यमाद्धं में राहु का वारवेला होता है 
ओर दिन के या रात्रि के कौन से यमाद् को कालवेला कहते हैं । 

नक्षत्र विषघटी 

४-४ घटी की विषघटी होती है । 
नीचे नक्षत्रों के आगे विषघटी दी है उससे ४ घटी आगे तक बिषघटी रहती है। 


नक्षत्र विषघटी चक्र 

क्रम नक्षत्र घटी क्रम नक्षत्र घटी क्रम नक्षत्र घटी क्रमनक्षात्र घटी 
अश्विनी ५० ८ पुष्य २० १५ स्वाती १४ २२ श्रवण १० 
भरणी २४ ९ आश्लेषा ३२ १६ विशाखा १४ २३ धनिष्ठा १० 
कृत्तिका ३० १० मघा ३० १७ अनुराधा १० २४ शतभिषा १८ 
रोहिणी ४० ११ पु. फा. २० १० ज्येष्ठा १४ २५ पू. भा. १६ 
मृगशिर १४ १२ उ. फा. १८ १९ मूल ५६ २६ उ. भा. २४ 
आर्द्रा २१ १३ हस्त २१ २० पु. षा. २४ २७ रेवती ३० 
पुनर्वसु ३० १४ चित्रा २० २१ उ. षा. २० 

जसे अश्विनी नक्षत्र में ५० घडी उपरांत ४५ घडी तक या रेवती में ३० घड़ी 
उपरान्त ३४ घड़ी तक्र उस नक्षत्र मे विपघटी होती है । इसका विचार नक्षत्र की 
खटियों पर से करना । नक्षत्र जव से आरम्भ हो उसके बाद ये घटियाँ गिन कर विष 
घटी निकाल लेना । 


ढा ४८ NYS 


अध्याय १७ : ८३ 


वार विषघटी 
जार सूर्यवार चन्द्रवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार 
दो २०2०० वर. १०. ७ कह २ 
तिथि विषघटी 


तिथि १ २३४ ५ ६७ ८९ १० ११ १२ १३ १४ १५ 
घटी १५ ५८७ ७११४ प७ ११ ३ १३ १४ ७ ८ 
विषघटी नक्षत्र वार या तिथि में पूरी ४ घड़ी तक रहती है । ये शुभ कार्यों में 
चजित है । 
यदि नक्षत्र आदि में पूरा ६० घटी का मान न हो तो अनुपात से (त्रैराशिकसे) 
घटी निकाल लेनी चाहिये ओर तिथि या वार नक्षत्र आरम्भ होने के बाद इतनी घटी 
( जो विषघटी में बताई है ) गिनो, उसके आगे, ४ घटी तक और विपघटी रहेगी । 
विषघटी दोष नाश--यदि चंद्र केन्द्र या त्रिक्रोण में वली हो या लग्नेश शुभ ग्रह 
युक्त हो तो विषघटी का दोष नहीं लगता । 
गंड 
राशि चक्र में किसी राशि के साथ क्रिसी नक्षत्र का भी अन्त होता हो तो उस 
स्थान को गंड कहते हैं अर्थात्‌ जहाँ दोनों का अंत हो ( केवल १ का नहीं ) । 
जैसे-(१) मेष राशि के आरम्भ और मीन राशि के अन्त का सन्धि स्थरू--गंड है। 
(२) कर्क राशि और आश्लेपा के अन्त पर व सिंह राशि और मघा के प्रारम्भ में । 
(३) वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा के अन्त पर व धन राशि और मूल के आरम्भ 
में । इन तीनों गंड का नाम १ संध्या गंड, २ रात्रि गंड, ३ दिवा गंड । 
गंडांत [ नक्षत्र ] 
नक्षत्र मघा, आश्लेषा मूल, ज्येष्ठा अश्विनी और रेवती 
घटी २+२=४ घटी २+२=४ घटी २+२=४ घटी 
इन नक्षत्रों के आदि की २ घटी और अन्त की २ घटी इस प्रकार ४ घटी का एक 
[ प्रत्येक | गंडांत होता है । 
मूल --जन्म समय में मुल लगे हैं या नहीं इसका विचार । 
ऊपर जो ६ नक्षत्र गंडांत के बताये गये हैं उन्हीं में मूल लगते हूँ । वे नक्षत्र ये 
हैँ १ आश्लेषा, २ मघा, ३ ज्येष्ठा, ४ मूल, ५ रेवती, ६ अश्विनी । 
इन नकषात्रों में बालक का जन्म होने से मूळ लगता है | मुल भी कई प्रकार के 
हैं । गंडांत में बालक का जन्म हो तो पिता को कुछ समय तक वाळक का मुख न 


८४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


देखना चाहिये । जब मुल की शान्ति कराने का समय हो जावे तब शान्ति कराकर 
मुख देखने का विधान है । इसका विचार फलित और मुहुतं खण्ड में विशेष प्रकार से 
मिलेगा। 


भद्रा 

विशिष्ट करण को भद्रा कहते हैं यह शुभ कार्य में वर्जित है । विष, घात, तान्त्रिक 
कार्य में भद्रा में कार्य करने का विचार होता है । युद्ध, राजदर्शन, दंद्य वुलाना, जल 
तरना, शत्रु उच्चाटन, स्त्री सेवन, यज्ञ कार्य में इसका विचार करना पड़ता है 1 

इन तिथियों में भद्रा होती है-- 


पक्षा शुक्ल पक्ष कृष्णपक्ष 
तिथि ८,१९५ ४,८ ३,१० ७,१४ 
पूर्वाद्ध पराद्ध पराद्ध॑ पूर्वाद्ध 


तिथि के आधे भाग में ही भद्रा होती है । इसका मोटा प्रमाण ३० घटी का होता 
है। भद्रा के आरम्भ और अन्त समय [ घटी पछ ] पंचाङ्ग में दिया रहता है। 
अंग सें भद्रा का वास इस प्रकार समझा जाता है। 
अंग मुख कंठ छाती नाभि कटि पुच्छ 


घटी प्र १ ११. ¥ ६ ३ 
फल कार्यनाश मरण धननाश बुद्धिनाश कलह विजय 
वृश्चिको भद्रारशुल्क पक्ष की भद्राउकोई रात्रि की भद्रा को ही वृश्चिको कहते है । 
सपिणी 34 कृष्ण £] = दि (11 37 सपिणी गा 


आवश्यक कार्य में सपं का मुख और वृश्चिक की पूँछ का एक भाग त्याग कर 
कार्य कर सकते हँ । 
चन्द्र की राशि के अनुसार भद्रा का वास 


चन्द्रराशि लोक फल विशेष 
१, २, ३, ८, स्वगं शुभ धन धान्य मिले 
६, ७; ९, १० पाताल शुभ घन प्राप्ति 


४, ५, ११, १२, मृत्यु अगुभ कार्य सिद्ध नहीं हो । 


२ ८ 


अध्याय १७ 


"७ [३2 18७ Ihe '£18 IpflIelbs bb 


bh bis ०४ bh HERS: HIB bur ०६128 ०७ 
s uh af 0 Hb Ee BE bik bk} ७ 
kf पे kh wh af oh EE hye Bee ५ 
kh wh ah HfEeBhH 2] [ गट 121012 
Wop (९०६४ hf ‘The 712 wk ४३8 i phils bho 
७०७ "क 112५ pe ha eh { [eng ph 
1222 2 पु hk फिट पद jn] Bre 
0) (००) 0८) (2b) (१) (०) bs «नर मोख्रुट 
ke 120 122 
Ab tb ` 2 E A 117] 1202] ७००1७७ ४ 
Bk he 
Ik) ४ WR & ‘bs ४७ 1७७ lp 8 "0९०2 1191: ejb] 2 
bl pl 2B] ph 112० २५४ >५७ (१ 12] ४४७४) 
hb 2 ५० 28 पप] 920] 129 22० पॉड है 


गाळ 1922 be "७ bk HI] १४ ‘kh ok पु 1922] 105 18७ 122: 1४७ 812) ९ 
292] ४२७ हु 81% isk) 12 21% पा छ छुर heblle 11290 Bhi ble 188 kyle 1७1७३ BB] h 


नह के Ab ६ th bh ob ७ ४ छे डे कहे A है हे LY पाए 
ip € 3112 &# en] 


८६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


1 हरे का: 28 


९ pele ७४ ble फोड 212] ४12 212 ४५ ४1७८५ 2172 1912 1191 कड । ठे ९७ [७ ६2] 8४४७ 910 [४ [0शर] mk 


nije 2018 128 
६८ ९" ४७७ t ath 
kb bb ७ tb-kb ° १ a-0t ४७-०७ Ab 
‘hh hk” ‘EE ih EE Mh ‘i 
Bj २७५ ७७ EB I CE I पडे 92 bl 
७ १३ 22 गनु & "2 Wk ‘B hs 
kh ks Jl छट] b ‘Is’ 8 1908 ‘Ith 0 '£ पाने । 
2-६ उ Rb 0 ६७ 
% x $ Ab 
है मा 2-७ ४४-०७ t-b ऐेटटै tb 
Liaw bln Rb rue whe २१० 1219 hls Ab Sk Mlb 


१२७ 


jk] ८०४ 
पट 
2k 122] 21००५ 2 
७७ ky rsh टे 
> 12 kkk holst 
12५०४ kjpjnls 
190 1099 1३0] 
३-७ [७२७1०2 RJR] 1०६ ७ 
EF ग्ध 
चाउ kik जाउ blk 


। 3 pen ४8 lpn nk ७४४६ 2४७1७ 12७ 1212 एक 1910 be BAD है परु &फ kbp पाट है 210] p pie bh np 


>» >. 


अध्याय १७ : ८७ 
तिथि वार नक्षत्र के योग-चर योग 


१ योग हि | |= जिया भद्रा पणा दा |रिक्ता सव दोके का यू | भद्रा | रिक्ता 
थ (३४८, (२,७, |(५,१०|(१,६, (४,९, नाश करता है | 
| १३)| १२) | १५) | ११) | १४) 
रमृत्यु योग ] निंदा भद्रा निंदा | रिक्ता भद्रा [पूर्णा घातक है । शुभ 
कार्य में वर्जित है । 
३दग्ध नक्षत्र भरणी - उ. षा.धनि. |उ. फा ज्ये. (रेवती शिभकायंमेंवजित। 
४ क्रकच योग ति.१२११ | १० | ९ 


८ | ७ | ६ तिथि वार मिल- 
कर १३ होने से 
यह योग होता है 
शूभ में वजित है 


- सिदा वजित 


हासन योग ० १२ ६ | ७८६ | ९ | १० | ११ 


९[य्रमघंट योग | 2 आर्द्रा मूल कृत्त. 


| हस्त. शुभ कार्य, यात्रा 

में वर्जित 
१०[उत्पात योग विजा शत. धनि. (रेवती |रोहि. 
११|पृत्यु नक्षत्र ज्ये. 


पुष्य. [उ' फा. 
मघा, चित्रा, 


श्र. ः रे 


मूल |रोहि. |उ. भा]अनुः भिनु. अनु : | में सब कार्य 
तीनों मृग. क. हस्त [अश्व अश्वि. स्वा. की सिद्धि होती है 
उत्तरा 

पुष्य पुष्य. |श्ले कि. पुष्य पुत. 

___1_____ अधि. अनु. | ___ मुंग. पून नि अनु मग. ।पुन० [श्रवण | 


८८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


तिथि वार या नक्षत्र के योग से विशेष योग बनते हैं। सिद्धि योग को छोड़ कर 
ओर सब अशुभ योग हैं । 

(१) सिद्धि योग, (१५) अमृत सिद्ध योग (१६) सर्वाथं सिद्धि योग, सर्वं दोष 
नाशक और कार्य सिद्ध करते हैं। (२) मृत्युयोग, घातक तिथियाँ हैं और सव अशुभयोग 
शुभ कार्यों में वजित हैं। (४) क्रकच योग में तिथि और दिन मिलकर १३ होने से 
शुभ कायं में वजित है। 

(५) सम्वतंक योग सदा वर्जित है । 

उपरोक्त मृत्युयोग में १२ घटी और यम घंट में ८ घटी वजित करना १ उपयुक्त 
अशुभ योगों में आवश्यक होने पर - मध्याह्न के उपरान्त कायं करने में अशुभता घट 
जाती है। यदि चन्द्र शुभ हो तो मृत्यु, क्रकच, दग्ध आदि योगों का अशुभ फल नहीं 
होता । विशेष कर यात्रा में इसका विचार होता है। दुष्ट योग और सिद्ध योग एक 
साथ पड़े तो अच्छा योग होकर दुष्ट फल को नष्ट करता है । 


आनन्द आदि योगों का ज्ञान और फल 

आनन्द आदि २८ योग हैं 
क्रम नाम फल क्रम नाम फछ 
१ आनन्द सिद्धि १५ लुम्व घन क्षय 
२ कालदण्ड मृत्यु १६ उत्पात प्राण नाश 
३ घन असुख १७ मुत्यु मृत्यु 
द धाता सोभाग्य पृऽ काण क्लेश 
4 सौम्य बहुत सुख १९ सिद्ध कार्य सिद्ध 
६ ध्वांक्ष धन नाश २० शभ कल्याण 
3 केतु सोभाग्य २१ अमृत राज सन्मान 
द श्रीवत्स सौभाग्य सम्पत्ति २२ मुसल धन क्षय 
९ बज्न क्षय २३ गद अक्षय विद्या 
१० मुद्गर  “लक्ष्मीक्षण २४ मातंग कुलवृद्धि 
११ क्षत्र राज्यमान २५ रक्ष (राक्षस) महाकष्ट 
व२ मित्र पुष्टि २६ चर कार्यसिद्धि 
१३ मानस सोभाग्य २७ सुस्थिर ग्रहारंभ 
१४ पद्म धनागम २८ प्रवर्धमान विवाह 

इनत योगों को जानने की रीति 


रवि को अश्विनी से, सोमवार को मृगशिर से, मंगल वार को आश्लेषा से, 
बुधवार को हस्त से, गुरुवार को अनुराधा से, शुक्रवार=उ. षा., शनि-शतभिषा से 
गित्ते तो आनन्द आदि योग मिलता है। इसमें अभिजित भी गिना जाता है। नीचे 
चक्र में यही समझाया है । 


आनन्द आदि योग चक्र 


योग 
क्रम 


४9० उ ७ +# HK ० -० 0० “9 


५० “० ८० -७ “० “0० NNN SD नै ~ र नै "टी नि "छि ~ ~ 
७ ८ ४० 9८ ANH ० NGM I ७८ -४ A -0 ० 


रविवार 
नक्षत्र 
अश्विनी 
भरणी 
कृत्तिका 
रोहिणी 
मृगशिर 
आर्द्रा 
पुनवंसु 
पुष्य 
आश्लेषा 
मघा 

पु० फार 
उ० फा० 
हस्त 
चित्रा 
स्वाती 
विशाखा 
अनुराधा 
ज्येष्ठा 
मूल 

पू. षा. 
उ. षा. 
अभिजित 
श्रवण 
धनिष्ठा 
शतभिषा 
पू. भा. 
उ. भा. 
रेवती 


सोम० मंगल बुध 
न० न० न० 
शर SR 
द्‌ १० १४ 
७ ११ १५ 
८ १२ १६ 
९ १३ १७ 
१० १४ १८ 
११ १५ १९ 
१२ १६ २० 
१३ १७ २१ 
१४ १८ २२ 
१५ १९ २३ 
१६ २० २४ 
१७ २१ २५ 
१८ २२ २६ 
१९ २३ २७ 
२० २४ २८ 
२१ २५ १ 
२२ २६६ रे 
२३ २७ ३ 
२४ २८ है 
२५ १ 
२६ 3 
२७ ३ ७ 
र्‌ ¥ दः 
१ ५ ९ 
२ ६ १० 
३ ७ ११ 
¥ ८ १२ 


गुरु शुक्र श 


| 
° 
| 
° 


१७ 


०0 “0 >0 “0 “0 22 .:5 
०८ “५०५ “0 - ० २०० ३ 
०७ “0 ८० “0 “५ 40 «० «० 
| ७ त. ०० ० “८५ 20 «० 


०० जा ढ «0 HK MAN -9 


नी "छि 

DS ० ८० 9 ढ ,० 22 ८९ -४ “0 "9 
S52 - ~ 290 
GNI ० ७ 0 So 


>) 
° 


0 29 -0 22 9 
NK ANN 
~ 220 

० डी 


अध्याय १७ : ८९ 


२५ 


» NGM AS ~ 


NNN “० 0 -9 DDS SON “2 न्री 
७८ ०४ 20 -0 ० २० वी ७ # HK ०८९ «४ 40 -0 ० 


९० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


विवरण-- 

योग का क्रम आरम्भ में जो दिया है वह योग का क्रमानुसार अंक है । उस क्रम 
में कौन योग आता है ऊपर दिया है । दिन के नीचे जो अंक है वे नक्षत्र के क्रम के 
अंक हैं । इष्ट दिन जो चन्द्र नक्षत्र हो उस नक्षत्र के क्रम का अंक उस दिन के नीचे 
जहाँ मिलेगा उसके बाई ओर जो योग का अंक होगा वही क्रम के अनुसार उस दिन 
योग होगा । 

जैसे मंगलवार को पुष्य नक्षत्र है तो उस दिन कौन सा योग होगा जानना हैँ। 

पुष्य नक्षत्र के क्रम का अंक ८ है। मंगलवार के नीचे ८ अंक खोजने से प्रकट 
हुआ कि सब के अन्त में ८ दिया है। ८ के वाई ओर योग देखा तो योग का क्रम 
२८ मिला । २८ वाँ योग प्रवद्धमान होता है, इससे प्रगट हुआ कि उस दिन यह योग 
था । उसका फल विवाह है अर्थात्‌ अच्छा फल है, आनन्द का दिन है । 

सूयं नक्षत्र के विशेष नाम 

अश्विनी से लेकर ४ नक्षात्र तक अंतरंग इसके उपरान्त ३ नक्षत्रों की बहिरंग 
संज्ञा है । इसके उपरान्त ४ नक्षत्र फिर अंतरंग कहलावेंगे । इसी क्रम से वर्तमान 
सूर्य नक्षत्र तक गिनकर देखना कि वर्तमान नक्षत्र अंतरंग है या बहिरंग । 

अंतरंग में बाहर से घर में लाना, बहिरंग मे घर से बाहर ले जाना । पशु आदि 
को अदर लाना या बाहर भेजना इसके अनुसार मुहूर्त में विचार होता है। . 


सूर्य नक्षत्र संख्या 
संज्ञा नक्षत्र 
अंतरंग नक्षत्र अश्वि. भ.कृ.रो. पुष्य एले.म.पूफा. स्वा.वि-अनु.ज्ये, अभि श्र.ध.शत. 
बहिरंग ,, मृग,आर्द्री पुन” उफा.ह. चित्रा मू. पूषा. उषा. पूभा. उभा. रे 


समय विभाग संज्ञा 
१ दिन में=१५ मुहूतं । १ मुह॒तं =लगभग २ घडी का । 
दिन विभाग प्रातः काल संगव मध्याह्न अपराल्ल सायंकाळ 
घडी तक सूर्योदय से उपरान्त उपरान्त उपरान्त उपरान्त 
३ घड़ी तक ३ मुहुर्त तक ३ मुहूर्त तक ३ मुहूर्त तक ३ मुहूर्त तक 
सूर्य अस्त से(सायं) संध्या प्रदोष महानिशा उषाकाल अरुणोदय प्रातः काल 
समय ३ घड़ी तक उपरान्त अद्धंरात्रि ५५घड़ी ५७ घड़ी ५८ घड़ी 
३ मुहृतं कीमध्य में में में 
तक कीर घड़ी 
५८ घडी के उपरान्त सूर्योदय, सूर्योदय से ३ घड़ी तक प्रातः संध्या और सूर्यास्त 
से ३ घड़ी तक सायं संध्या भी कहलाती है । 


१७ 


अध्याय १८ 
पंचाड ग केसे देखना और उपयोग 


जिस सम्वत्‌ का वह पंचाङ्ग होता है आरम्भ में ऊपर की ओर वह सम्वत्‌ और 
शाका दिया रहता है । प्रत्येक पृष्ठ पर चांद्र मास पक्ष ऋतु अयन और गोल भी 
दिया रहता है । इसके अतिरिक्त अंग्रेजी महीने का नाम और सन्‌ ऊपर दाहिनी ओर 
दिया रहता है । 

चैत्र शुक्ल से वर्ष आरम्भ होता है । उसमें नीचे कई प्रकार की खड़ी पंक्तियाँ दी 
रहती हैं । उनमें से प्रत्येक को तमझाते हैं । 


(१) तिथि-आरम्भ में तिथि रहती है । शुवल पक्ष में १से १५ तक और कृष्ण 
पक्ष मे १ से १४ और ३० (अमावस्या) दी रहती है । वीच में जो तिथि होनि होती 
है वह पंचाज्भ में नहीं दी रहती । जो तिथि वृद्धि होगी वह २ वार लिखी मिलेगी । 
१५ तिथि को पूर्णिमा और ३० को अमावस्या सदैव समझना । 


(२) वार-उसके आगे की पंक्ति में वार दिया रहता है । वार का नाम संकेताक्षार 
में लिखा रहता है ! र-रविवार या :सून्सूर्यवार ( रविवार=इतवार ), चं--चंद्रवार 
( सोमवार ), मं-मंगलवार या भौ=भौमवार, वु-वुधवार, गु=गुरुवार या वृत्बृहस्पति- 
वार ( गुरुवार ), शुशुक्रवार या भू-भूगुवार ( शुक्रवार ) शजशनिवार; इस प्रकार 
दिन का नाम पढ़ लेना । उस तिथि को कौन वार है या वार के अनुसार उस दिन 
कौन तिथि है जान लेना । 


(३) घड़ी पल-आगे की पंक्ति में तिथि की घड़ी पल दिया है । पहिली पंक्ति 
में जो तिथि दी है वह कितने घड़ी पछ तक है इससे प्रगट होता है । सूर्योदय के 
उपरान्त उतने घड़ी पल तक वह तिथि रहेगी ऐसा समझना । जैसे ४।श०।४-१२ 
दिया है, इससे प्रमट होता है कि शनिवार को चौथ सूर्योदय के उपरान्त ४ घड़ी ०२ 
पल तक है । उसके उपरान्त उसी दिन पं चमी लग जायगी । वह पंचमी कब तक 
रहेगी उसके आगे दिन में लिखा होगा जैसे ५।र० =-४८ अर्थात्‌ इतवार को सूर्योदय 
उपरान्त ८ घड़ी ४८ पछ तक पंचमी रहेगी! इसके उपरान्त इतवार को ही छट 
लग जायगी । 


३२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


पंचाङ्ग में जा घड़ी पल दिया रहता है उसके घंटा मिनट बना लो तो प्रगट हो 
जायगा कि सूर्योदय के उपरान्त उतने घण्टा मिनट तक वह तिथि रहेगी । उसमें 
सूर्योदय का समय जोड़ दो तो घडी के अनुसार उस तिथि के अन्त होने का समय 
जाना जा सकता है । पंचाङ्ग में ही सूर्योदय का समय दिया रहता है । जहाँ सूय 
उदय दिया है संकेताक्षार सू. उ. लिखा रहता है । 


२ 
जैसे शनिवार को चौथ ४ घ० १२ प० है| ४ घड़ी > ५०१ घ० ३६ मि० 


२-- i 
मान लो उस दिन ६ बजे सूर्योदय था तो ४ | १९ र * ७ प 18803 
घ० १२प० के १ घ० ४ मि० ४८ से० Daa 
इए । इसमें सूर्योदय के ६ घंटा जोड़े तो ७ + सूर्योदय ६-०-० 
घ० ४० मि ४८ से० हुए। इस समय तक योग ७-४०-४८ 


उस दिन चौथ तिथि रहेगी । 


घड़ी पल के घण्टा मिनट और घण्टा मिनट के घडी पल बनाने का अभ्यास 
कर लेना चाहिए, क्योंकि इनका अधिक काम पड़ता है। घड़ी पल के घण्टा मिनट या 
घण्टा मिनट के घडी पल बनाने का चक्र आगे दिया है। इस चक्र में घड़ी आदि के 
घण्टा आदि बनाने का एक चक्र है और घण्टा आदि के घड़ी पल बनाने का दूसरा 
चक्र है। पहिले चक्र में जो घड़ी दिया है उसका उत्तर घंटा मिनट में आयगा, यदि 
पल है तो उत्तर मिनट सेक़ण्ड में आयगा । विपल है तो सेकण्ड में उत्तर आयगा । 


इसी प्रकार दूसरे चक्र में दिया हुआ घण्डा का उत्तर दिन घडी पल में, मिनट 
का घड़ी पल में और सेकण्ड का पल विपछ में उत्तर आयगा । 


जंसे ११ घंटा १० मिनट रू से० ३१ घड़ी ४० पल ५ विपल 
११ घंटा दिन-घड़ी-पल वि० ३१ घड़ी=व० मि० से० 
पा १२-२४-० 
१० मिनट= ०-२५-० ४० पल= १६-० 
= सेकण्ड= ०-२०-० ५ विपल= २-० 
योग=०-२७-५५- ००-० योग--१ २-४०-२ 
=° दिन २७ घडी २५ पल २० विपल =१२ घण्टा ४० मि० ० से० 


यदि अपने पास यह तुलनात्मक चक्र वना कर रख लो तो अच्छा होगा । 


घंटा और घडी का तुलनात्मक चक्र-- 


वि.=से. 


~ 0-0 0 ~~ 
क्र 24 ० ० 99 9 ० ० ॥ 6 «0 २० XN 


~ ~ -2 
०० 3 ७ 


0 “0 “८ “0 
4 “0 “90 ० 


“0 
x 


० ,७ ,० “0 -0 ८० 
OW NGM २८ 


3 22 उ 2.०“. ण 7 6 6 २१ ७१ १ ३८ मद ०८ ० ९ खा ७४ ०० “० ०० ०० 


घड़े: के घंटा 


x 
२४ 


वि.ऱसे. > सेकेण्ड=पल वि. 
३१ १२ २४ १ ० २ 
३२ १२ ४८ २ ० श्र 
३३ १३१२ ३ ० ७ 
३४ १३ ३६ ४ ० १० 
३५ १४ ० ५ ० १२ 
३६ १४ २४ ६ ० १५ 
३७ १४ अद ७ ० १७ 
३८ १५१२ ८ ० २० 
३९ १५३६ ९ ० २२ 
४० १६ ० १० ० २५ 
४१ १६ २४ ११ ० २७ 
४२ १६ ४८ १२ ० ३० 
४३ १७ १२ १३ ० ३२ 
४४ १७३६ १४ ० ३५ 
४५ १८ ० १५ ० ३७ 
४६ १८ २४ १६ ० ४० 
४७ पृष ४८ १७ ० ४२ 
४८ १९१२ १८ ० ४५ 
४९ १९३६ १९ ० ४७ 
५० २० ० २० ० ४५० 
पप २०२४ २१ ५२ 
५२ २० ४८ २२ शश 
५३ २११२ २३ ० ५७ 
५४ २१ ३६ २४ १ ° 
५५ २२ ० २५ १ २ 
५६ २२२४ २६ १ ५ 
५७ २२ ४८ २७ १ ७ 
५८ २३ १२ २८ १ १० 
५९ २३ ३६ २९ १ १२ 

२४५ ० ३० १ १५ 


पचांग कसे देखना और उपयोग : ९३ 


घंटा की घड़ी 
घड़ी=घंटा मिनट घड़ी=घंटा मिनट घंटा=दिन घड़ी पल घंटा=दिन घड़ी 
पल=मिनट सेकेण्ड पल=मिनट सेकेण्ड मिनट=घटी पल विपल मि.=घड़ पल 


% से.=पल वि. 
३० ३११ १७ 
० ३२१ २० 
३० ३३१ २२ 
० ३४१ २५ 
३० ३५१ २७ 
० ३६१ ३० 
३० ३७ १ ३२ 
० ३८ १ ३५ 
३० ३९१ २७ 
० ४० १ ४० 
३० ४१ १ ४२ 
० ४२१ ४५ 
३० ४५३ १ ४७ 
० ४५४१ ५० 
३० ४५१ ५२ 
० ४६१ ५५ 
३० ४७१ ५७ 
० ४५८२ ० 
३० ४९ २ २ 
० ५०२ ५ 
३० ५१२ ७ 
० ५२२ १० 
३० ५३ २ १२ 
० ५४२ १५ 
३० ५५२ १७ 
० ५६२ २० 
३० ५७२ २२ 
० श८ २ २५ 
३० ५९२ २७ 
० ६०२ २० 


२४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


(४) नक्षत्र-इसके उपरान्त नक्षत्र दिये रहते हैं । नक्षत्रों के नाम > में 
दिये रहते हैं । जँसे अ-अश्विनी, भरभरणी, #-कत्तिका इत्यादि । इन नक्षः के 
नाम अच्छे प्रकार स्मरण रखना चाहिए । सव के नाम क्रम पूवक दिये रहते हूँ । 
इसमें अभिजित नहीं रहता, २७ हो नक्षत्र दिये रहते हैं । 


कभी-कभी एक ही सकेताक्षर के २ नक्षत्रे होते हैं, परन्तु किसके बाद कौन नक्षत्र 
आता है स्मरण रखोगे तो भूल नहीं होगी । जैसे आ=आद्रा के बाद पुन्युनवंसु, इसके 
बाद पु=्पुष्य । इसी प्रकार पूर्वा और उत्तरा ३ बार आता है । कहीं-कहीं पूर्वा को 
पू० और उत्तरा को उ० ही दिया रहता है। यदि क्रम स्मरण रहे तो कभी भूल 
नहीं होगी । जैसे माघ के बाद फाल्गुन आता है उसी प्रकार मःच्मघा के उपरान्त 
पू-पूर्वा फाल्गुनी, उ=उत्तरा फ ल्गुनी आते हैं। जिम प्रकार जठ के बाद असाढ़ 
आता है उसी प्रकार ज्येष्ठा और मूल के बाद पूर्वाषाढा आता है । ज्येन्ज्यंष्ठा, मू= 
मूल के बाद, पून्पूर्वापाढ़ा, उ=उत्तरापाढ़ा होगा । श्रावण के वाद भाद्रपद मास 
आता है उसी प्रकार श्रवण धनिप्ठा शतभिषा के उपरान्त पर्वा भाद्रपद आयगा । श्व= 
श्रवण, ध=्धनिष्ठा श<शतभिषा, पून्पूर्वाभाद्रपद, उन्उत्तरा भाद्रपद है। अन्त में 
रे=रेवती आती है, अश्विनी और अनुराधा दोनों के लिए अ० लिखते हैं । रेवती के 
बाद अ-अश्विनी, विशाखा के बाद अ=अनुराधा होता है । कभी-कभी अनुराधा को 
अनु भी लिख देते हँ । 


पंचाज़ में कभी-कभी एक नक्षत्र ६० घड़ी से अधिक रहने के कारण दूसरे दित 
भी दिया रहता है। नक्षात्र के आगे घड़ी पल दिए हैं जिससे प्रगट होता है कि सूर्योदय 
उपरान्त वह नक्षत्र उस दिन उतने घड़ी पल तक रहेगा उसके बाद आगे के नक्षात्र का 
भोग समझना । जैसे सोमवार को मघा ६-५७ है तो सूर्योदय से ६ घ० ५७ प० वाद 
तक मघा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद आगे का नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी उसी दिन लग 
जायगा । दिन रात के ६० घड़ी में से ६-५७ घटा दो तो शेष ५३ घ० ३ पल तक 
उस दिन पूर्वा फाल्गुनी रहेगा । अव देखना है कि पूर्वा फाल्गुनी कव तक और है । 
उसके आगे दिन मंगलवार को देखा तो पूर्वा फा० १३२४ लिखा है अर्थात्‌ मंगलवार 
को पू० फा० इतना और है । पू० फा० सोमवार को ( ५३-३) 1 मंगलवार को 
( १३-२४ ) = योग ६६ घ० २७ प० यह पूर्वा फाल्गुनी के पूरे भाग का मान 
हुआ । इसे भभोग अर्थात्‌ पूर्ण नक्षत्र का भोग कहते हैं। पूर्ण नक्षत्र की जितने 
घड़ी पल भोग हो उसे भभोग या सर्व भी कहते हें। जितना नक्षत्र व्यतीत हो 
चुका अर्थात्‌ भुक्त हो चुका उसे भयात ( भभुक्त ) या भुक्तर्क्ष या गतर्दो कहते हैं । 
भोगने को जो घड़ी पल शेष रहे उसे भोग्य या भोग्यर्था कहते हुँ । ऋद्षा-नद्ात्र । 
भक्त + भोग्य-भभो गरसवंर्धा-पूरा नक्षत्र । भुक्त=मयात भुक्तर्थाज्गतर्दा-जितनी घड़ी 


व्यतीत हो गई । भोग्य-भोग्यर्था-जितनी घड़ी व्यतीत होने को शेप रही । 


(५) योग--इसके आगे योगों के नाम दिये रहते हैँ । योगों के नाम पहिले दे 


पंचांग केसे देखना और उपयोग : ९५ 


चुके हैं । पंचांग में योग के नाम का संकेताक्षार दिया रहता है। उनका क्रम स्मरण 
रखने से जाना जा सकता है कि संकेताक्षर किस नाम का सूचक है । इसमें कई जगह 
भूल हो जाना संभव है--जैसे हषण के बाद व=वज्र, व्यतीपात के वाद व वरीयान । 
साध्य के वाद शुन्शुभ, फिर शु=शुक्ल। वज्र के वाद सि-सिद्धि, शिव के वाद 
सि=सिद्ध । ऽगं अतिगंड । ऐसी अवस्था में आगे पीछे के संकेताक्षर देखकर वीच में 
कौन योग है जान सकते हो । 

पंचाग में क्रम देखते समय इसका भी ध्यान रहे कि वीच के कोई योग तो नहीं 
छूट गये । क्योंकि जो योग सूर्योदय पर होगा वही पंचांग में वताया जाता है। 
उसके आगे का और कोई योग भुक्त हुआ हो तो नहीं दिया रहता । परन्तु कोई कोई 
पंचाग वाले उसकी घड़ी पल भी दे देते है। जैसे शनिवार को वै० २-३९। इतवार' 
को वि० १-९ सोमवार को आ० ४८-५७ । अर्थात्‌ शनिवार को वैधृति योग २-३९ 
है । इतवार को विष्कंभ १-९ है। इसके वाद प्रीति योग लगा, परन्तु पंचांग में 
प्रीति योग नहीं दिया केवल ५३-१५ दिया है । इससे प्रगट होता है कि प्रीति योग 
५१-१५ तक है, उपरान्त आयुष्मान्‌ योग लगा और सोमवार को वही आयुष्मान्‌ 


४८-५७ तक है । इन घड़ियों के पिछली बताई रीति से घण्टा मिनट बनाकर घड़ी का 
समय वना लो । 


(६) करण--किसी-किसी पंचाग में दोनों करण दिए रहते हँ। पूर्व में जो 
करण है उसका नाम फिर उसकी घड़ी पल उपरान्त दूसरा करण ( जो उत्तराद्ध में 
आता है ) वह भी दिया रहता है और उसके घड़ी पल दिये रहते हँ । परन्तु अधिक- 
तर पञ्चागों में एक ही करण दिया रहता है | सूर्योदय पर जो तिथि होती है उसी 
तिथि का करण चाहे वह पराद्धं या पूर्वाद्धं का हो दिया रहता है । जैसे पञ्चांग में 
शुक्ल ७ ( सप्तमी ) ०-९ दिया है तो सप्तमी के अन्त का (उत्तराद्धं) 
करण वणिज होता है वह व. १०-९ दिया रहेगा । क्योंकि ०-९ पर तो तिथि 
का ही अन्त होने से करण का भी अन्त हो जायग्रा। मान लो कृष्ण ३ मगलवार 
४४-३७ तिथि दी है तो तीज को पूर्वाद्धं में वणिज है वह दिया है व० १९-३५३ 
वणिज करण का भोग्यपूण तिथिका आधा दिया है वह इस प्रकार है। द्वितीया 
४०-३९ सोमवार को थी ६०-( ४०-३९ ) 5८१९-२१ तीज सोमवार को +- ४४-३७ 
तीज मंगल को=६३-५८ पूरी तीज=आधा ३१-५९ हुआ । मंगलवार को शेप तीज 
पञ्चांग में ( ४४-३७ )-( ३१-५९ ) आधा १ करण=शेप १२-३८। यह 
१२-३८ पहिले करण का ओर भोगने को रहा । इस कारण पञ्चांगमें व. १२-३८ 
दिया है --४४-३७ 

१२-३५ भुक्त करण 
शेष ३१-५९ आगे का विष्टि करण पराद्ध में होगा । 

(७) दिनमान--इसके आगे पञ्चांग में दिनमान दिया रहता है। किसी-किसी 

पञ्चांग के अन्त में और किसी में पहिले इसे दे देते हँ । सूर्योदय से सूयं अस्त तक 


MSR OST RNIN PT TPS, 
110 77 > I 


९६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


जितने घड़ी पल होते हैं यही दिनमान में दिया रहता है। ६० घटी से दिनमान 
घटाने से रावि मान होता है । नं 

(८) चन्द्र--आगे चन्द्र की स्थिति दी रहती है । प्रत्येक राशि में चन्द्र कब 
आता है और कव तक रहता है यह दिया रहता है। पञ्चांग में चौथ शनिवार को 
वृ. २९-२५ ( चन्द्र) दिया है। इसका अर्थ यह है कि वृषराशि पर चन्द्र २९ घ० 
२५ प० के उपरान्त आवेगा । यहाँ जो घडी पछ राशिके आगे दिया रहता है उससे 
समझना कि उस राशि पर उतने घड़ी पल के उपरान्त चन्द्र आयगा। रविवार को 
वप पर दिन और रात्रि भर चन्द्र रहा, इसलिए पञ्चांग में केवल वृष दिया है। 
या कोई राशि का नाम भी नहीं देते, इससे समझना अभी ऊपर बताई राशि पर ही 
चन्द्र है । सोमवार को मि १९-२० लिखा है अर्थात्‌ सोमवार को १९-२० तक वृष 
का ही चन्द्र रहेगा, उसके उपरान्त उसी समय से मिथुन राशि पर चन्द्र आवेगा । 
इसमें राशि के नाम संकेताक्षार से कभी-कभी दिये रहते हैं जिनसे ही राशि का नाम 
जान लेना। पहिले का और आगे का संकेताक्षर पढ़ लेने से बीच का संकेताक्षर 
समझ में आ जाता है । 

(९) सूर्येस्पष्ट--इसके उपरान्त मिश्रकालीन या प्रातः कालीन स्पष्ट सूर्य दिया 
रहता है। उस दिन प्रातः काल या मिश्र काल पर सर्य की स्थिति दी रहती है, 
अर्थात सूर्य उस समय ठीक किस स्थान पर ( किस राशि, अंश, कला, विकला पर ) 
है दिया रहता है। इसके आगे सूर्य की प्रतिदिन की गति दी रहती है । प्रतिदिन 
६० घड़ी में कितने कला विकला चलता है यह गति दी रहती है । जैसे सूर्य ६-१२ 
-१८-२८ दिया है तो ६ राशि, १२ अंश, १८ कला, २८ विकला पर सूर्य उस समय 
है ऐसा समझना । गति ६०-७ दी है तो सूर्य की दिन रात्रि की गति ६० कला ७ 
विकला समझना । ग्रहों की गति प्रायः कला विकला में दी रहती है । 

किसी पञ्चांग में मिश्र मान दिया रहता है और प्रातः काल का सूर्य न देकर 
मिश्र कालीन सूर्य दिया रहता है । 

मिश्रकाल--यह पञ्चांग में दिए हुए ग्रहों का इष्ट काल है जो प्रायः अद्धं रात्रि 
समय का दिया रहता है । 

अद्ध रात्रि का इष्ट जानना -(३० --दिनमान २) या (६०-रात्रिमान २) मान 
लो दिनमान ३४-४ है तो दिनाद्धं = १७.८ हुआ -- ३० = ४७ घड़ी २ पल या (६० 
-३४-४ दिनमान)-२५-४५६ रात्रिमान-रात्रि अद्धं १२-५८- ६०-(१२-४८ रात्रि 
अद्धं)-४७ घडी २ पल । 

इसीलिए रात्रि अद्धे का इष्ट-४७-२ हुआ, यही साधारण प्रकार से मिश्रमान 
हुआ । पञ्चाग में उस दिन का ठीक मिश्रमान गणित से निकाल कर दिया रहता है । 
किसी पञ्चांग में प्रतिदिन का मिश्रमान नहीं दिया रहता । 

अद रात्रि के लगभग (मिश्रकाल) में जो सूर्य की ठीक स्थिति होगी वह मिश्र 
कालीन सूर्य स्पष्ट किसी-किसी पञ्चांग में दिया रहता है। प्रातः काल या मिश्रकाल 


पंर्चांग केसे देखना और उपयोग : ९७ 


के सूयं को अपने इष्टकाल (समय) का गणित से बनाना पड़ता है तब इष्ट कालीन 
सूर्य स्पष्ट कहलाता है । सूर्य दिन रात में जितनी कला विकला चलता है और सूर्यो- 
दय से या मिश्च काल से इष्ट तक का अन्तर निकाल कर उस अन्तर की चाल गणित 
से निकाल कर पञ्चांग में दिए हुए सूर्य में जोड़ने से इष्टकालीन सूयं स्पष्ट वनता है । 
इसका गणित उदाहरण सहित गणित खण्ड में मिलेगा । 

(१०) इसके उपरान्त प्रतिदिन के सूर्यो दय और सुर्यास्त का समय घण्टा मिनट में 
दिया रहता है । ट्र 

दिनमान से सूर्योदय या अस्त सरलता से निकल सकते हैं । दिनमान को आधा 
कर घण्टा मिनट वना लो तो सूर्य अस्त का समय होगा । इसे १२ घण्टा में घटा दो 
तो उदय का समय घण्टा मिनट में निकल आवेगा । जैसे दिनमान २६ घ० १८ प०५- 
२८१३ घ० ९प०-७घं० १५मि० ३६ से० १२-०-० 
सूर्यास्त । १२ घण्टे में से सूर्यास्त घटाया तो ५-१५-३६ सूर्यास्त 
६ घं० ४४ मि०.२३ से० सूर्योदय हुआ। | ` ६-४४-२४ सर्योदय सूर्योदय 

(११) अन्त में मुसलमानी तिथि, बंगला तिथि, अंग्रेजी तारीख दी रहती है। 
अं=अंग्नेजी तारीख । फा=फारसी । ब>-बंगला । 

(१२) किसी-किसी पंचांग में विशेष योग भी दिये रहते हें । किसी विशेष तिथि 
को विशेष दिन या नक्षत्र आदि पड़ने से कोई योग बन जाता है वही आनन्द योग, 
मृत्यु योग, चर योग, छत्र योग आदि दिये रहते हैं। इन योगों के विषय में पहिले 
समझा चुके हैं किं ग्रे कव और किस प्रकार बनते हुँ । 

(१३) किसी-किसी पञ्चांग में सूर्य की उत्तर या दक्षिण क्रान्ति भी दी रहती 
है । और किसी-किसी में मिश्रकालीन दैनिक चन्द्र स्पष्ट भी दिया रहता है। 

(१४) अन्त में एक सूचनापत्र सदृश प्रत्येक दिन के सम्बन्ध में कोई विशेष बात 
आने पर लिख दी जाती है । जसे परवा [परिवा] या दोज को जब चन्द्र दिखेगा तो 
उस दिन चन्द्रदशन लिखा रहता है । कोई पवे त्यौहार आदि होता है या कोई जयंती 
होती है तो वह भी लिख दिया जाता है । अंग्रेजी महीना का अन्त होने पर दूसरा 
आरम्भ होने वाला महीना या सन्‌ बदलता है तो नया सन्‌ इत्यादि आवश्यक बातें 
लिखी रहती हैं। 

पर्वं दिन के अतिरिक्त ग्रहों के योग आदि भी दिये रहते हैं । सूर्यादि ग्रह जब १ 
राशि या एक नक्षत्र से दूसरी राशि या नक्षत्र पर जाते हँ तो उस दिन उसका समय भी 
दिया रहता है । इसके अतिरिक्त ग्रहों के उदय अस्त, ग्रहों का वक्री मार्गी होना, 
ग्रहण आदि और भी ग्रहों के सम्बन्ध की पूरी सूचना रहती है और आवश्यक मुहूतं 
या विवाह लग्न आदि सम्बन्ध की सूचनाएँ भी रहती हे । 

कुछ संकेताक्षरों को भी समझ लेना चाहिए जिनका यहाँ उपयोग होता है । सायन 
मेषा$कं ८--२४ सायन सूर्य की मेष की संक्रान्ति = घ० २४ पल पर होगी । मेषे 
चाकं: ३०-४२=निरयन सूर्य की मेष राषि की संक्रान्ति ३० घ० ४२ प० पर होगी । 
मिथुने रविः ६-४८अनिरयन सूर्यं मिथून पर ६-४८ पर गया । रोहिण्या बुध: ५३-२९ 

७ 


९८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञाम खण्ड 


बुध रोहिणी नक्षत्र पर ५३-२९ में गया । घनिष्ठायाः १ चरणे बुधः ४७-११-बुध 
धनिष्ठा के पहिले चरण में ४5-११ पर गया । शतभिषायाः २ चरणेऽकं:=तिरयन 
सूर्यं शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में गया । घनिष्ठायास्तु तीयच रणे सं कुम्भे $के 
चनिष्ठा के तीसरे चरण में कुंभराशि पर निरयन सूर्य की संक्रान्ति हुई । वक्री भौमः 
६-५ ६-५ में मंगल वक्री हुआ । बुधास्त पश्चिम में-बुध पश्चिम में अस्त हुआ । 
संकेताक्षरों को एक बार समझ लेने पर फिर अड्चन न होगी और ध्यान से देखते- 
देखते सब समझ में आने लगेगा । 


उ८उपरान्त, याच्याबत्‌ [इतने समय तक] भ० १५-४० या=भट्रा १४-४० तक 
रहेगी । भ० २४-३९ उ भद्रा २४-३९ के उपरान्त होगी । 

(१९) पंचाङ्ग के नीचे की ओर गोचर ग्रह कुंडली और साप्ताहिक मिश्षकालीन 
या प्रातःकालीन ग्रह स्पस्ट और प्रत्येक ग्रहों की दैनिक गति भी दो रहती है। 
किसी-किसी पञ्चांग में दैनिक [ प्रतिदिन के ] ग्रह स्पष्ट भी दिये रहते हूँ । 


ग्रह स्पष्ट--जब किसी विशेष समय पर गणित द्वारा प्रत्येक ग्रहों की गति के 
विचार में गणित कर ग्रह की ठीक स्थिति निकाल कर रखते हैं तो उससे प्रगट होता 
है कि कौन-कौन ग्रह उस समय कहाँ कहाँ पर है। और इसे ही उस समय का ग्रह 
स्पष्ट कहते हैं । 

इष्टकाल-_कोई समय को, जिस समय के सम्बन्ध में अपने को विचारना है उसे 
इष्ट समय का काल [इष्टकाल] कहते है । जसे सूर्योदय के बाद ४ घडी पर किसी 
ने कोई प्रश्‍न पूछा तो उस समय का इष्टकाल ४ घड़ी हुई । 

पञ्चाङ्ग में कोई ग्रह मिश्रकार ४४-३६ के दिये हैं तो कहा जाएगा कि इष्टकाल 
४४-३६ के ग्रह स्पष्ट हँ । यदि प्रातः काल के ग्रह स्पष्ट दिये हैं तो इष्ट ०-० का 
ग्रह स्पष्ट समझा जायगा 7 

किसी पञ्चाङ्ग में इस प्रकार ग्रह स्पष्ट दिये रहते हैं। 

फाल्गुन कृष्ण ८ रवो मिश्रमान ४४-३६-- 


गोचर ग्रहाः 
सू चं मंबुगु णु॒ ण रा के 
१० दाद ९२ ११ १ ४ १० 
१६ १ २९२२२० १४ १३ ५ श 


१९ २७ ६ १० ४८ १० ८ ४ इ 
५९ २४ २४ ४९ २० ४३ ३४ २५ २५ 
६० ८५१ ४३ ८९ ३ ७३ २ ३ ३ 


बमा 


पंचांग कैसे देखना और उपयोग : ९९ 


पंचाङ्ग में यहाँ फाल्गुन कृष्ण अष्टमी रविवार के इष्ट ४४-३६ का ग्रह स्पष्ट 
दिया है । ग्रहो की स्थिति इस प्रकार समझना-- 


ग्रह राशि अंश कला वि० कला वि० 

सूर्यं १० १६ १९ ५९ पर है गति ६० १६ है 

चंद्र ८ १ २७ २४ ,, शर ८५१ ११५ 

मंगल ८ २९ ६ २४ ,, शा ४३ ५५५, 

बुघ ९ २२ १० ४९ 31 गा ५९ ५६ गा 

गुरु २ २० छप २०), ह ३ १३ » वच्वक्री 
शुक्र ११ १४ १० ४३ ,, 5) ७३ ४४ „ मास्मार्गी 
शनि १ १३ प ३४ ।, श्र २ २२ 


इसी प्रकार राहु केतु का भी समझना । जहाँ व. लिखा है वहाँ ग्रह की मार्गी 
गति का अन्त होकर वह ग्रह वक्री हुआ है। मा=वक्री गति का अन्त होकर वह ग्रह 
मार्गी हुआ है ऐसा समझना । 

यहाँ जो ग्रहों की गति दी है वह दिन रात्रि अर्थात्‌ ६०- घड़ी की प्रतिदिन की 
है । यह गति सदा बदलती रहती है । ग्रह कभी वक्री कभी मार्गी हो जाते हैं । ग्रह 
के नीचे संकेताक्षर में यूह ऊपर बताये अनुसार लिखा रहता है। जिसमें वक्री या 
मार्गी कुछ भी न लिखा हो उस ग्रह को मार्गी समझो, परन्तु राहु केतु सदा वक्री रहते 
हैं। किसी पंचांग में ग्रह उदय है या अस्त है यह भी ग्रह के नीचे दिया रहता है, 
उ=उदथय, अ=अस्त, जिनके संकेताक्षर हैं । 

ग्रह स्पष्ट के एक ओर गोचर 'प्रह कुंडली दी रहती है । यह कुण्डली आकाश का 
नक्शा है जिसके विषय में आगे समझाया जायगा । पंचांग में मिश्रकालीन या प्रातः 
कालीन ग्रह स्पष्ट दिये रहते हैं उन्हीं के अनुसार उसके समीप ही कुंडली में स्थूल 
रूप से ग्रह दिये रहते हैं। 

इस कुंडली में १२ राशि के १२ कोठे हैं और उनमें १-२-३ आदि क्रमानुसार 
राशियों के सूचक अंक लिखे रहते हैं। जैसे १ से मेष, ८ से वृश्चिक इत्यादि । ग्रह 
जिस राशि पर है उसी राशि के कोठे में वह ग्रह लिख दिया जाता है! जैप्ते ऊपर 
ग्रह स्पष्ट देखो सूर्य रा० १०९--१६९--१९---५९ पर है अर्थात्‌ १० राशि व्यतीत 
होकर ग्यारहवीं राशि के १६° पर सूर्य है, अर्थात्‌ सूर्य ग्यारहवीं राशि ( कुंभ राशि ) 
पर है। जहाँ ११ का अंक कुडली में होगा वहाँ सूर्य का संकेताक्षर सूळ लिख देंगे । 
सूर्य प्रधान ग्रह है वह जिस राशि पर रहता है उसी राशि को ऊपर की ओर बीच में 
लग्न के स्थान पर पञ्चांग में लिखने की प्रथा है। चन्द्र धनका है ९ अंक जहाँ है 
उस कोठ में लिखा। मंगल भी नवीं राशि धन का है ९ में लिखा । बुध मकर को 
है १० में लिखा । गुरु मिथुन का है>३ में, शुक्र मीन का=१२ में, शनि वृष का=२ 
में राहु सिह का=५ में, केतु कुम्भ का=११ में सूर्य के साथ लिखा है । इसी प्रकार 
कुंडली में ग्रह भरने की रीति अच्छीप्रकार से समझ लेन; चाहिए । 


१०० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


कई पंचाङ्गों में गोचर ग्रह स्पष्ट जहाँ दिया रहता है उसमें चन्द्र नहीं दिया रहता 
तो पंचाङ्ग में उस तिथि को चन्द्र किस राशि पर है यह देखकर गोचर कुंडली में 
भर देते हैं । 

इसी प्रकार प्रति सप्ताह पृथक्‌-पृथक्‌ गोचर कुंडली और ग्रह स्पष्ट दिये रहते उं 
जो लगभग अष्टमी और अमावस्या या पूर्णिमा के होते हैं । 

(१६) दैनिक लग्न होरा सारिणी ( होरा<घण्टा ) 

किसी-किसी पंचाङ्क में तिथि पत्र के नीचे दैनिक लग्न होरा सारिणी भी दी 
रहती है, जैसे काशी या जवलपुर आदि के पंचाङ्ग में दिया रहता है। सव के नीचे 
१ चक्र बना रहता है उसमें १५ तिथि और वार ऊपर लिखा रहता है । उसके वायीं 
ओर बाजू से लग्न की राशियों के नाम और उसके आगे दिन और रात का समय 
घण्टा मिनट में दिया रहता है । इससे प्रगट होता है कि वह लग्न कितने बजे तक 
रहेगी । जैसे तिथि १ गुरुवार मीन ६ घण्टा २६ मिनट=मीन लग्न ६ वजकर २६ 
मिनट तक गुरुवार को रहेगी, उसके बाद मेष लग्न आरम्भ होगी । इस सारिणी से 
देखकर जान सकते हो कि उस समय कौन लग्न है । रात्रि की लग्न के ऊपर रा= 
(रात्रि) लिख दिया जाता है । 

युं में क्षितिज पर जो राशि उदय हो रही है उसी को लग्न कहते हैं। २४ 
घण्टा में सब राशियां पृथ्वी के चारों ओर घूम लेती हैं इस कारण प्रत्येक लग्न स्थूल 
मान से लगभग २ घण्टे की हुई । परन्तु इससे किसी का कम किसी का अधिक प्रमाण 
होता है । 

किसी-किसी पंचाङ्ग में लग्न प्रारम्भ होने का समय होरा लग्न सारिणी में दिया 
रहता है । वहाँ लग्न के नाम के आगे “प्र०” ( प्रवेश ) लिखा रहता है । वह लग्न 
प्रवेश करने का समय है । किसी में दिन रात्रि न लिख कर मध्याह्नं के उपरान्त 
( १२ बजे के उपर ) रेळवे के समय के अनुसार १३, १४, १५ आदि २४ बजे तक 
लिखा रहता है । जरा ध्यान देने से सब समझ में आने लगेगा । लग्न के विषय में 
आगे समझाया जायगा । 

तिथिपत्र के आगे पीछे पंचाङ्ग में कई उपयोगी चक्र मुह्॒तं आदि विषय के दिये 
रहते हैं उन सव विषय का वर्णन क्रमशः उपयुक्त स्थान में करेंगे । 

बिबाह के १० महादोष होते हैं जो विवाह का मुहूर्त विचारने में काम आते है । 
जहाँ विवाह का मुहूर्त दिया रहता है उन दोषों के क्रमानुसार वह मुहूर्त जो दोष से 
रहित है अर्थात्‌ शुद्ध है उसके लिए । ( खड़ी लकीर ) और जो दोष युक्त हैं 5 ( वेडी 
लकीर ) पंचाङ्ग में दी रहती है इसका वर्णन मुहुर्त खण्ड में मिलेगा । 

(१७) पंचाङ्ग अव जगह-जगह से प्रकाशित होने लगे हैं। उन पंचाङ्गों में उस 
स्थान के अक्षांश और देशान्तर के अनुसार समय निकाल कर दिया रहता है। यही 
कारण है कि एक स्थान के पंचाङ्ग का समय दूररे स्थान के पंचाङ्क के समय से 


पंचांग केसे देखना और उपयोग : १०१ 


मिलान करने पर कुछ अन्तर पड़ जाता है, क्योंकि एक स्थान में जो समय दिया 
रहता है वह प्रत्येक स्थान में नहीं रहता, अर्थात्‌ दूसरी जगह में अक्षांश देशान्तर के 
अनुसार उस समय में अन्तर पड़ जाता है । इस कारण अपने स्थान के समीप का 
पंचाङ्ग खरीदना चाहिये । 

पंचाङ्ग परिवतंन 

किसी स्थान के पंचाङ्ग में दिये हुए समय से अपने स्यान के समय का अन्तर 
जान लेना चाहिए । उसके जानने की स्थूल रीति यहाँ दी है । 

अपने स्थान का देशान्तर मालूम करो । मुख्य-मुख्य स्थानों की देशान्तर सारिणी 
किसी-किसी पंचाङ्ग में दो रहती है, उससे या किसी स्कूल के नक्शे से मालूम कर 
छो । जहाँ का पंचाङ्ग वना है वहाँ का देशान्तर और अपने यहाँ के देशान्तर में 
अन्तर निकालो और देखो पञ्चांग के स्थान से अपना देशान्तर अधिक है या 
कम है। 

नक्शो में देशान्तर ग्रीनविच ( इंगलैड ) से दिया रहता है। परन्तु भारतवर्ष 
के पञ्चाङ्गों में उज्जैन से देशान्तर दिया रहता है। इस प्रकार किसी भी एक 

. स्थान के देशान्तर का अन्तर नाप लो, फिर दोनों देशान्तरों का अन्तर निकालो । 

वह अन्तर . अंशों में दिया हो तो उसके घड़ी पळ बना लो। पंचाङ्ग के स्थान से 
अपना स्थान पुर्व में हो तो+- ( धन=जोइना ), पश्चिम में हो तो- ( ऋण-घटाना) । 
इस प्रकार पंचाङ्ग के समय में जोड़ने या घटाने से जो समय प्राप्त होगा वह स्थानिक 
समय होगा । 


देशान्तर अंश में दिया हो उसके घण्टा मिनट या घड़ौ पल बनाना--- 


१५ अंश=१ घंटा=२॥ घड़ी १ अंश=४ मिनट=१० पुल 

१५ कला=१ मिनट८२॥ पल १ कला=४ सेकेण्ड=१० विपल 

११ विकला=१ सेकण्ड=२॥ विपल १ विकला-ब; सेकेण्ड=१० अनुपल 
=है विपल 


जैसे पूना के पंचाङ्ग में एकादशी ४० घ० १० पल है। बम्बई में एकादशी का 
मान जानना है । बम्बई पूना से पश्चिम में है ओर दोनों के देशान्तर का अन्तर १ 
अंश है। १ अंश-४ मिनट १० पल । बम्बई पश्चिम में होने से यह अन्तर ऋण 
होगा । =-१० पल । पूना में ४० घ० १० पल है, इससे १० पल घटाया तो.४० 
घ० ० पल रहे । इस प्रकार बम्बई में एकादशी का मान ४० घ. ० प. होगा । 
अर्थात्‌ पूना के मान में १० पल घटा देने से वम्बई का मान होगा । काशी में २०-४० 
एकादशी है तो जबलपुर में क्या होगा ? जबलपुर ३० पश्चिम है । ३५१०=३० पल 
ऋहण=२०-१० का मान जबलपुर में एकादशी का होगा । अर्थात्‌ काशी के मान में 
३० पछ घंटा देने से जबलपुर का मान प्राप्त हुआ । इसी प्रकार नक्षत्र योग आदि 
का मान स्थानिक सयय का निकाल लेना । 


१०२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


परन्तु स्मूरण रहे पंचाङ्ग में तिथि आदि का मान घटी पल में मध्यम सूर्योदय 
से दिया रहता है । उससे स्पष्ट और स्थानिक ठीक समय बनाने के लिए देशान्तर 
संस्कार के अतिरिक्त विशेष संस्कार करना पडता है, क्योंकि समय भी कई प्रकार 
के होते हैं। मध्यम समय ४०७० 11776, स्टैन्डडें समय Standard Time ( रेलवे 
आदि का समय ) स्थानिक समय 1,008] 7९ ( जो धूप घड़ी के अनुसार होता 
है और प्रत्येक स्थान का पृथक्‌-पृथक्‌ समय होता है ) । स्ट॑न्डडं समय ( घड़ी के 
अनुसार घंटा मिनट ) सारे भारतवर्ष के लिए एक ही समय है जो ग्रीन विच से शा 
घंटा अधिक होता है। यह ८५९° देशान्तर का समय है। मध्यम समय सूय के 
अनुसार निकाला जाता है । 

इस प्रकार स्थानिक समय निकालकर उसके अनुसार देशान्तर संस्कार के अतिरिक्त 
उस समय में और भी जोड़ना घटाना पड़ता है और संस्कार भी करना पड़ता है। 
यह विषय कुछ कठिन होने से यहाँ नहीं दिया गणित खण्ड में मिलेगा । यहाँ तो 
प्रारम्भिक ज्ञान के लिये स्थूल रीति दी है। 


अध्याय १६ 
अंग्रेजी पंचाङ्क ए7४०४० या £phemeris 


पिछली बताई हुई बातें समझ लेने पर पंचाङ्ग देखना अच्छी तरह आ जायगा । 
परन्तु अंग्रेजी पंचांग देखने के लिए कई नवीन बातों की आवश्यकता पड़ेगी, उनकोः 
भी संक्षेप से बता देना आवश्यक है । 

इ'ग्लैड में ग्रीन विच की वेधशाला के आधार पर अंग्रेजी पंचांग ( ऐफेमरीज ) 
Rapbel's Astronomical Ephemeris अंग्रेजी में प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है 
जिसमें ग्रहों के सम्बन्ध में अनेक सूचनाएं और दैनिक ग्रह स्पष्ट दिया रहता है । 
उसमें हृशंल और नेपच्यून की स्थिति भी दी रहती है। ग्रहों के स्थान पर केबल 
उनके चिल्लो का उपयोग होता है। यहाँ के पंचांग सरीखी कई उपयोगी बातें उस 
पंचांग में दी रहती हैं। अंग्रेजी पंचांग को 'अलमनक' कहते हैं । 

उज्जेन की वेधशाळा से भी एक ऐफेमरीज प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है । उसमें 
आरतवष के स्टेन्डडं टाइम के दैनिक ग्रह स्पष्ट और विविध ग्रह योग दिये रहते हैं । 
ग्रहों की ठीक स्थिति जानने के लिए अच्छे ज्योतिषी उनका उपयोग करते हैं । 

सावन दिन 8958700 १४५ 


जब सुरे मध्याह्न ( दोपहर ) आता है और घूमकर फिर दूसरे दिन उदय होकर 


अंग्रेजी पंचांग : १०३ 


मध्याह्न पर आने में जो समय लगता है वह सावन कहलाता है । कोई सूर्योदय से 
सूर्योदय तक के समय को सावन दिन कहते हैं। सावन दिन का मान कम ज्यादा 
होता रहता है । इस पर से सावन दिन का मध्यम मान निकाला जाता है। 

मध्यम काल Mean Time 

अपने इस सावन दिन के मध्यम काल को २४ घंटा या ६० घड़ी का मानते हैँ। 

सूर्यं की मध्यम गति ५९-८” प्रतिदिन रात में जानकर एक मध्यम रवि 
विषुववृत्त में घूगता है ऐसा मान लेते हैं। यह मध्यम रवि मध्याल्ल में आकर फिर 
अस्त होता है ओर दूसरे दिन उदय होकर फिर मध्याद्व में आता है । इस प्रकार 
एक वार मध्याह्न से दूसरे दिन के मध्याह्न में फिर आने, तक मध्यम मान से २४ 
घंटा लगते हुँ । इसी समय को मध्यम काळ कहते हूँ। 

स्पष्ट काल Apparent Time 

सूर्यं को देखकर जो स्पष्ट समय पड़ता है वही स्पष्ट काल कहलाता है । 

नाक्षत्र दिन=( नाक्षत्र काल ) 06 7581 ay 

तारों की दैनिक गति पृथ्वी की गति के कारण जान पड़ती है कि तारे उगते 
हैं ओर फिर सिर पर आते हैं फिर डूब कर उदय होते हूँ । इसी प्रकार तारा या 
कोई नक्षत्र उदय होने या मध्याह्न पर आने से दूसरे दिन फिर उदय होने या मध्याह्न 
पर आने तक जो समय लगता है उसे नाक्षत्र दिन और नाक्षत्र दिन के समय को 
नाक्षत्र काल 94९ 7९३] ६०९ कहते हुँ । 

इस नाक्षत्र काल को साधारण प्रकार से २४ घंटा या ६० घडी का मान लो तो 
काम चल जायगा । 

वेधशाला 0057४६६०7) में नाक्षत्रकाल देखने की एक घड़ियाल रहती है। 
पहिले बता चुके हैं कि नक्षत्र का उदय होना या अस्त होना पृथ्वी की दैनिक गति के 
कारण है । यह काल सावन मान से २३घं. ५६ मि. ४.०९०६ से. का होता है। इस 
प्रकार नाक्षत्र दिन का मात वराबर एक समान रहता है । सावन दिन सरीखा कम 
ज्यादा नहीं होता । इस प्रकार नक्षत्र से सावन का भी ज्ञान सूक्ष्म प्रकार से हो 
सकता है । 

मध्यम रवि Mean Sun 

सूर्य की गति प्रतिदिन बदलती है परन्तु अपनी घड़ियों की गति प्रतिदिन एक 
समान रहती है गति कम ज्यादा नहीं होती । इस कारण घड़ी से जिस प्रकार मध्यम 
समय दीखता है उसी प्रकार मध्यम रवि या मध्यम काळ समझना चाहिए । 

जैसा मध्यम रवि मध्यम काल बतलाता है उसी प्रकार घडी भी मध्यम काळ 
बतलाती है । मध्यम काल से इच्छित काल निकाला जा सकता है । 

मध्यम रवि आकाश में नही दीखता, परन्तु गणित से उसकी गतियों का मध्यम 
मान के प्रमाण से मान निकालते हैं । मध्यम रवि का उदय ठीक ६ बजे प्रातः, १२ 


/ 4 जी 


१०४ : सचित्र ज्योषि शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


बजे मध्याह्न और संध्या ६ वजे सदैव मानते हैं । इस मान में कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
मध्यम रवि का होरात्मक काल या नाक्षत्र काल 8106 7५०१ 7176 
अंग्रेजी पचांज् में यह काल महत्व का दिया रहता है। यह काल किसी विशेष 
तारिख को क्या होता है, आगे दिया है । इस काल को अंशों में परिवर्तन कर देने पर 
उसे मध्यम रवि का होर'त्मक विषुवांश कहेंगे । 
विषुववृत्त के पूरे वृत्त के ३६० अंशों को २४ घण्टो में बाँटो तो १ घण्टा=१५° 
या ४ मिनट-१ पड़ा । विषुवांश (विषुव रेखा के अंशों को) अंश कालादि में न बना 
कर उसे घण्टा मिनट में बना लेते हैं और पंचांग में यही प्रतिदिन का नाक्षत्र काल 
घण्टा मिनट में दिया रहता है। यह होरात्मक नाक्षत्र काल प्रतिदिन प्रायः ४ मिनट 
के हिसाब से बढ़ता है। इस प्रकार १५ दिन में १ घण्टा बढ़ जाता है। अंग्रेजी 
पंचांग में प्रतिदिन का नाक्षत्र काल दिया रहता है । यह भावसाधन आदि के काम 
आता है । यहाँ यह नाक्षत्र काल किस तारीख को लगभग कितने घण्टे का रहता है, 
आगे दिया है उस पर से किसी भी दिन का नाक्षन काल निकाल सकते हो । नाक्षत्र 
काल और तारों का विषुवांश जानने से और तारों को पहिचान लेने से रात को देख 
कर लगभग ठीक समय भी जान सकते हैं। २२ मार्च को नाक्षत्र काल शून्य होता है । 


दोपहर ( १२ बजे ) का नाक्षत्र काल नीचे दिया है। 


तारीख महीना घंटा ता० महीना घंटा ता० महीना घंटा ता० महीना घंटा 
५ जनवरी १९ ६ अप्र १ ७ जुलाई ७ ६ अक्तूबर १३ 


२० ५ २० २१ » २ २२ गा ८ २१ गर १४ 
४ फरवरी २१७ मई ३ ६ अगस्त ९ ५ नवम्बर १५ 
२० » २२ २२ ,, ४ २१ „» १० २० 71 १६ 
७ मार्च २३ ६ जून ५ ५ सितम्बर ११ ६ दिसम्वर १७ 
२२ ,, २४-० २१ ,, ६ २० ५४% १२ २१ गा १८ 


यदि अंग्रेजी पंचांग न हो और नाक्षत्र काल निकालना हो तो इस चक्र से निकाल 
सकते हो । 
मान लो ५ अप्रैल दोपहर का ना० का० जानना है । 
ऊपर २१ अप्रैल का नाक्षत्र काल २ घंटा दिया है-२ घं०-० मि० 
२१ तारीख से ५ अप्रैल तक अन्तर ( २१.५ )=१६ दिन 
१ दिन में ४ मिनट तो १६ दिन में=(१६% ४) ) भि०=१--४ घटाया 
६४ मिनट= =१ घंटा ४ | भण्शेष ०-५६ 
_ यह पिछले समय का है, इससे २१ अप्रैल के समय में अन्तर का समय घंटाना 
पडेगा । इसलिए ५ मभ्रैछ के दोपर को ना० का०=० घंटा ५६ मिनट हुआ । यह 
समय घंटा मिनट सेकेण्ड में निकलता है । 


कुण्डली विचार : १०५ 


यह स्थूल रीति है। सूक्ष्म रीति से नाक्षत्र काल अंग्रेजी पंचांग में दिया रहता 
है । किसी पुराने अंग्रेजी पंचांग में जिस तारीख महीने का नाक्षत्र काल चाहिए उसी 
तारीख और महीने में जो नाक्षत्र काल मिले उससे काम चल जायगा, क्योंकि नाक्षत्र 
काळ में अधिक अन्तर नहीं पड़ता, प्रायः मिलता-जुलता समय रहता है । 


अध्याय २० 
कुण्डली विचार 


आकाश में जो राशियां और ग्रहों की स्थिति है उसका ही नक्शा कुंडली है। 
अर्थात्‌ कुंडली आकाश का नक्शा है और उससे प्राप्त होता है कि कौन ग्रह उस 
समय कहां थे । 

केवल कु'डली चक्र देखने से ही समय,तिथि, पक्ष, मास, वर्ष आदि जन्म समय का 
या इष्ट समय का (जिस समथ की वह कु'डली वनी हो,) जाना जा सकता है । इसी 
कारण जन्म की तिथि आदि एवम्‌ स्थान भी निश्चित कर उसके अनुसार ठीक गणित 
करके शुद्ध कुण्डली चक्र बनाया जाता है । इस कुंडली चक्र पर से जीवन की घटनाएं 
और जीवन सम्बन्ध से विविध ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । इस कारण कुंडली 
चया है और कंसे बनती है, अच्छी तरह समझ लेना चाहिए । 

जैसे पृथ्वी का नकशा बनाने में उत्तर सदैव उपर की ओर रहता है वेसा कु डली 
में नहीं होता । आकाश के नकशे ( कु डली ) में पूवं दिशा ऊपर को रखते हैं, क्योंकि 
पूवं दिशा बहुत महत्व की है । यही लग्न का स्थान है जो कु डली में मुख्य वस्तु है । 

जब पूर्व दिशा ऊपर रहती है तो पश्चिम दिशा नीचे की ओर रहेगी। सूर्य जहाँ 
उदय होता है वह पूर्वं और जहाँ अस्त होता है वह पश्चिम दिशा होती है। 

आकाश के नकशे में ठीक १२ विभाग किये गये हैं। इस प्रकार पूरे ३६०” के 
चक्र के १२ विभाग करने से प्रत्येक विभाग ३० का होता है । इस प्रकार पूर्व दिशा 
{ ळग्न ) से आरम्भ होकर जो स्थान सिर पर आता हैं वह दशम स्थान या दशम 
भाव कहलाता है, जैसे चित्र संख्या ६३ में बताया है। दशम स्थान को दक्षिण दिशा 
समझो । पाताल अर्थात पैर के नीचे का स्थान चतुर्थ स्थान कहलाता है उसे उत्तर 
दिशा समझो । 

साधारण प्रकार से पूर्व दिशा उपर को रखो तो चित्र संख्या ६४ के अनुसार 
बनता है । इस चित्र में दिशाओं के विभाग करने से जिस प्रकार दिशाएँ होती हैं वह 


१०६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


भी बताया है । इस चक्र में घडी के अनुसार १२ राशियों के अंक लिख दिये गये हैं । 
इनमें १२ राशियों के नाम न लिखकर उसके क्रम की संख्या लिख दी गई है, जैसे मेष 
के लिए १, वृष २, मिथुन ३ इत्यादि ये अंक पूर्व से लिखना आरम्भ कर वांई ओर 
से क्रमानुसार छिखे जाते हैं जैसा चित्र ६४ में बताया है। यही आकाश का नकशा 
है । इसमें केवल जो ग्रह जहां पर है लिखने को रह गये हैं, उनके लिखने की रीति 
आगे समझाई जायेगी । 


चित्र संख्या ६३ 


चित्र संख्या ६४ 


आकाश की दिशाएं और कुण्डली चक्र 


कुण्डली विचार : १०७ 


इस नकशा को देखने से प्रगट होगा कि इनमें जो १ ( मेष राशि ) बताई गई है 
वह सूये का उदय स्थान है । ठीक उसके सामने पश्चिम में अस्त स्थान पर ७ ( तुला 
राशि )है। दक्षिण में 'ख' स्वस्तिक अर्थात सिर के ऊपर का आकाश का भाग या 
मध्यान्ह में १० (मकर राशि) है। उत्तर में पेर के नीचे (पाताल में) या अद्ध रात्रि 
स्थान में ४ ( कर्क राशि ) दी है। इस प्रकार ४ स्थान निश्चित हो जाने पर इनकी 
विदिशाओं के कोण स्थान में भी राशियाँ हैं । जैसे २ ( वृष राशि ) के सामने ८ 
(वृश्चिक राशि ) ३ (मिथुन राशि) के सामने ९ ( धन राशि ), ५ ( सिंह राशि ) के 
सामने ११ ( कुम्भ राशि ) और ६ ( कन्या राशि ) के सामने १२ ( मीन राशि ) 
आती है । इस प्रकार ये राशियाँ एक दूसरे से ६-६ राशियों के अन्तर पर-(१८० के 
अन्तर पर ) हैं। एक दूसरे के सामने हैं अर्थात्‌ सामने की राशि १८०° के अन्तर पर 
होती है। ये राशियाँ सदा चलायमान हैं। ( पृथ्वी की गति के कारण चलायमान 
दिखती हैं ) अर्थात्‌ जो सिर पर के उपर राशि है उसके आगे की राशि पूर्व की ओर 
मिलेगी । पूर्व में जो राशि है उसके आंगे की राशि क्षितिज के नीचे अर्थात्‌ उत्तर की 
ओर मिलेगी । जैसे पूर्व में मेष राशि है तो उसके आगे उत्तर की और जाने से 
( क्षितिज के नीचे ), २ ( वृष राशि ), ३ ( मिथुन ) आदि मिलेगी। और ठोक 
उत्तर में ४ ( कर्क ) रहेगी । इससे यह समझ लेना चाहिये कि जो राशि पश्चिम 
(अस्त ) में है उसके आगे क्रमानुसार राशियाँ दक्षिण ( सिर ) पर से होते हुए, 
पूर्व ( उदय स्थान ) की ओर घूमते हुए उत्तर ( पाताल ) की ओर जाती है । अर्थात्‌ 
राशियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमानुसार स्थित हैं। परन्तु घूमते समय राशियाँ 
पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं जैसा चित्र संख्या ५ में बताया है, जैसे मेष उदय 
होकर पश्चिम की ओर बढ़ेगा तब उस उदय स्थान पर वृष आयगा । 

इसी को दूसरे प्रकार से आकाश का नकशा बनाकर समझाते हैं। पहिले जो 
गोल चक्र में आकाश का नकशा वनाया था उसमें एक दूसरे को काटने वाली दिशा" 
सूचक जो लकीरों पर ४ स्थान बनाये गये हैं १-४-७-१० वहाँ ये राशियाँ वनाई गई 
हैं । इन्हीं स्थानों का नाम केन्द्र स्थान (बीच के स्थान ) हैं । 

जिस प्रकार गोल चक्र में १-४-७-१० राशियां केन्द्र में हैं ( चित्र संख्या ६५ 
देखो ) उसी प्रकार चौकोर नको में भी चारों केन्द्र स्थान आ जाते हैं और यहाँ भी 
चारों स्थानों के नाम केन्द्र स्थान हैं। चारों केन्द्र स्थान के अतिरिक्त उन दिशाओं के 
कोण स्थान भी यहाँ कोण में आ गये हैं, जिससे समझ में अब आ जायगा कि चित्र 
६४ में बनाया हुआ गोल नक्शा और इस चित्र ६५ के चौकोर नवशा में कोई अन्तर 
नहीं है । यही कुण्डली आकाश का नक्शा है । 

इसमें भी १ के सामने ७ (६ राशि-१८०" का अन्तर पर ). ४ के सामने १०, २ 
के सामने ८, ३ के सामने ९, ५ के सामने ११, ६ के सामने १२ है । इस प्रकार १ 
राशि के सामने जो राशि होगी वह ६ राशि के अन्तर पर होती है । यहाँ भी मेष 


१०० : सचित्र ज्योतिषशिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


में सकर 

राशि पूर्व में है वह उदय स्थान है, तुला पश्‍चिम में है वह अस्त का स्थान है ॥ मक 
राशि दक्षिण में है वह सिर के ऊपर का ( आकाश ) और कर्क राशि उत्तर में है वह 
पैर के नीचे का स्थान ( पाताल ) है । 

वें में जो उदय स्थान है इसी स्थान को लग्न कहते हैं । जो राशि उस समय 
पुर्व हो उसे ही लग्न या उदय लग्न कहते हैं और उस स्थान को लग्न स्थान कहते 
हैं । कुण्डली-चक्र चित्र ६५ में जहाँ मेष राशि का सूचक अंक १ लिखा है वही लग्न 
स्थान है । 


चित्र संख्या ६५ 
आकाश का चोकोर चित्र और कुण्डली 


लग्न ( राशियाँ ) सदेव पृथ्वी की गति के अनुसार घूमती रहती हैं । कभी लग्न 
` में वृष कभी मिथुनं, कभी कोई राशि रहती है। इस कारण जो राशि जन्म समय 
उदय हो रही हो उसे ही लग्न कहते हैं और उस राशि को कुण्डली चक्र में पूर्व के 
स्थान में रख देते हैं, 

मान लो किसी का जन्म कुंभ लग्न में हुआ है अर्थात्‌ पूवं में उस समथ कुम्भ 
राशि उदय हो रही थी । कुंभ लग्न की ११ वीं राशि है तो लगन स्थान ( पुर्व ) में 
इस ११ के अंक को रख देते हैं और उसके आगे के अंक क्रमशः बाई ओर से रखते 
जायेंगे जैसे ११ के आगे १२ फिर १ कोने में रखा, फिर पाताळ में २, फिर कोण में 
३ और ४, अस्त में ५ फिर कोण में ६०७ और दशम स्थान ( सिर स्थान ) में ८ 
फिर कोण में ९-१० लिख देंगे देखो चित्र संख्या ६६। इसे ही लग्न कुंडली कहेंगे । 
इसमें केवल ग्रहों का भरना रह गया है । यह ग्रह रहित लग्न कुंडली हुई । 

अब ध्यान में आ गया होगा कि जो राशि उदय स्थान में हो अर्थात्‌ उदय हो 
रही हो उसे छग्त स्थान में रखकर बाई ओर से लग्न के आगे की राशि क्रमशः एक 


कुण्डली विचार : १०६ 


चित्र संख्या ६६ 
लग्न कुण्डली 
पुर्वं उदय 


पाताळ | 


अस्त 
एक कोठे में एक-एक राशि लिखते जाओ तो पूरी लग्न कुंडली वन जायगी । इससे यह 
भी प्रगट हुआ कि लग्न में राशियाँ सदैव बदलती रहती हैं । 


भाव स्यान 

पहिले बता चुके हैं कि पूर्व में जो राशि हो उसे उदय लग्न या लग्न कहते हैं । 
इसी प्रकार लग्न के आगे के प्रत्येक स्थानों के भिन्न-भिन्न नाम हैं जिनके स्थान 
और नाम जानना आवशयक है । ( १ ) जहाँ सूर्य उदय होता है वह उदय लग्न या 
लग्न ( २ ) जहां सूर्य अस्त होता है वह अस्त लग्न या सप्तम लग्न =सप्तम स्थान 
या सप्तम भाव है। ( ३ ) जहाँ पाताळ है वह चतुर्थ लग्न=चतुर्थं भाव या चतुर्थ 
स्थान है। (४) आकाश ( सिर के ऊपर ) दशम लग्न उदशम भाव या दशम स्थान 
है । ये चारों केन्द्र स्थान कहलाते हैं । 


(५ ) लग्न के आगे कोण में दूसरे स्थान को-द्वितीय स्थान या द्वितीय भाव 
( ६ ) तीसरे घर को तृतीय या तृतीय भाव ( ७ ) पाताल के आगे कोण में पाँचवाँ 
घर=पंचम स्थान या पंचम भाव ( ८ ) छठे को षष्ठ स्थान या षष्ठ भाव ( ९ ) 
अस्त के आगे कोण में अष्टम स्थान या अष्टम भाव ( १० ) नवम को नवम स्थान 
या नवम भाव ( ११ ) दशम के आगे कोण में एकादश को एकादश स्थान या एका 
दश भाव ( १२ ) बारहवें को द्वादश स्थान या द्वादश भाव कहते हैं। देखो चित्र 
संख्या ६७। ये भाव के स्थान स्थिर हैं अर्थात्‌ इन स्थानों में कभी परिवर्तन नहीं 
होता । ये ही स्थान भाव स्थान कहलाते हैं । भाव स्थिर हैं परन्तु इन भावों में आने 
वाली राशियाँ सदा चलती रहती हैं । 


११०: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


चित्र संख्या ६७ 
आकाश में द्वादश भाव 


पाताल आकाश 


अब इन्हीं स्थानों को फिर से क्रम पूर्वक समझाते हैं । देखो चित्र संख्या ६८ 
(१) जहाँ सूर्यं उदय होता है वह उदय स्यान है इसी को लग्न कहते हैं। यहाँ 
कुण्डली में कुम राशि ळग्न में है। (२) आगे द्वितीय स्थान है, इसमें मीन राशि 
है, (३) तृतीय स्थान में मेष राशि है, (४) चतुर्थं में वृष राशि, ( ५ ) पंचम 
में मिथुन राशि, ( ६ ) षष्ठ में ककं राशि (७ ) सप्तम भाव में सिंह राशि, (८) 
अष्टम भाव में कन्या राशि, ( ९ ) नवम भाव में तुला राशि, ( १० ) दशम भाव 
में वृश्चिक राशि ( ११ ) एकादश भाव में घन राशि और (१२ ) द्वादश भाव में 
मकर राशि है । 

चित्र संख्या ६८ 
लग्न कुंडली 


मिस 1. 0... > 
ER १२ द्वा. भा >. ० 
रा 


९ भा. लग्न Ee 
१ ~ 
~ 
> २ द.भाःन ) 
४ / 
प, 


च. 
भा 


2 भा. ५ व 
३ 
ष. भा. ४ अ. भा. ६ 


कुण्डली बिचार : १११ 
एक और उदाहरण देकर समझाते हैं देखो चित्र संख्या ६९ की भाव सूचक 
कुंडली । यहाँ इस समय कन्याराणि उदय स्थान में है अर्थात्‌ कन्यालग्न उदय हो रही 
है । इससे ठग्न, मै कन्या राशि का अंक ६ रखा, (२) दूसरे में तुला, ( ३ ) तीसरे 
चित्र संख्या ६९ 
भाव नाम सुचक कुण्डली 
उदय 


Rs ७ ./ A LTS 
Me कोक 


ह ॥ (बन) पमु माय 
पाताल अरद्धरानि सुद्दद ९ 
) 


कर्म १ 


आकाश घ्याल 


सुत' १०); जाया १२ 
D2 ११ 


““पर्ष २ 
rg १ 
अस्त क 


में वृश्चिक, (४) चौथे भाव में धन, (५) पंचम स्थान में पकर) (६) सच्छ में कुंभ, 
(७) सप्तम में मीन, (८) अष्टम में मेप, (९) नवम में बुष, (१०) दशम में मिथुन, 
(११) एकादश में ककं, (१२) द्वादश भाव में मिट राशि है । 

इसी प्रकार राशियों में परिबर्तन तो होता रहदा है परन्तु भाव ( स्थान ) में 
कोई परिवर्तन नहीं होता है । 

भाव स्थान के स्थान ( १ ) ळान=हदु स्वान ( शरीर) (२) दवितीय घन 
स्थान, ( ३ ) तृतीय-सहज-भातू या पराक्रम, ( ४) चढुवनमुद्दद या सु, (५) 
पंचम-सुत, ( ६) पष्ठ-रिपु, (७) सप्दम=्जावा, (८) अष्टमन्मृत्य, (९ ) 
चवमन्धमं, (१०) दशम ८ कर्म, (११ ) एकादश = आय, ( १२ ) द्वाबश= 
व्यय (खर्च) । इन्हीं द्वादश स्थानों को द्वादश भाव कहते हुँ। ये भाव आगे समझाये 
जायेंगे। 

द्वादश भावों के नाम पढ्ने का कारग | 

( १ ) तनु -जिस लग्म का जन्म समय उदय होता है उसका शरीर के साथ 

ने शरीर या तनुभाव नाम पड़ा । 

ला रे Mind की रक्षा के लिए अन्न वस्न आदि >>! आदि प्राप्त 
करने का विचार मन में उत्पन्न होता है इस कारण तनुभाव से दूसरे भाव का नाम 
घन पडा । 


११२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


(३ ) सहज--धन प्राप्ति कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रम करना पड़ता है 
और इस पराक्रम में सहायता देने व ले घन का बटवारा करने वाले सहोदर होते 
हैं । इससे इसका नाम पराक्रम ओर सहज पड़ा । * 

(४) सुख- पराक्रम होने पर घर और भाई आदि बंधुओं के सुख की भावना 
मन में उत्पन्न होती है । इससे इस नाम का गृह बंधु और सुख पड़ा । 

( ५ ) सुत--ग्रह बन्धु और सुख मिलने पर पुत्र विद्या आदि प्राप्त करने की 
भावना हृदय में उत्पन्न होती है । विषय सुख की अपेक्षा ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना श्रेष्ठ 
है । ब्रह्मज्ञान विद्या से होता है इससे इसका नाम पुत्र और विद्या पड़ा । 

(६) रिपु--सुत प्राप्ति का विचार होने पर इसका साधन विवाह है, इससे 
सन्तान के लिए विवाह करने का विचार होता है । रोगी होने से विवाह नहीं हो 
सकेगा । इससे शरीर को रोगहीन बनाने का विचार उत्पन्न होता है । इससे इस भाव 
का नाम रोगभाव पड़ा । रिपु भी रोगरूप है और कार्य में वाधक होता है। इससे 
इसका नाम रिपुभाद भी पड़ा । 

( ७) जाया भाव-रोग से निवृत्ति होने पर विवाह के लिए स्त्री प्राप्ति का 
विचार उत्पन्न होता है । इससे इसका नाम जाया (स्त्री) पड़ा 1 

( = ) मृत्यु भाव- स्त्री मिलने के उपरान्त मृत्यु से रक्षा के लिए आयु बढ़ाने 
का विचार उत्पन्न होता हैं । इस कारण इसका नाम मृत्यु पड़ा । 

( ९ ) धर्मं भाव--धमं करने से ही आयु बढ़ती है और मुत्यु दूर होती है। 
इससे इसका नाम धर्म पड़ा । 

( १० ) कमं भाव-धर्म की बढ़ती के लिए यज्ञ भजन पूजन आदि कर्मं और 
कर्म की रक्षा के लिए पिता या राज्य का सहाय लेना पड़ता है । इससे यह कमं- 
भाव हुआ । 

( ११ ) आय--कर्म करने के लिए घन आदि के लाभ की भावनाएँ उत्पन्न 
होती हैं । इस कारण इसे लाभ या आय भाव कहते हैं । 

( १२ ) व्यय- लाभ होने पर उस धन को किस प्रकार व्यय करना ऐप्ता विचार 
उत्पन्न होता है । इससे इसका नाम व्यय भाव पड़ा । 

© 


अध्याय २१ 


कुण्डली बनाने के लिए लग्न निकालना 
कुंडली बनाने के प्रयास में यह जानने की आवश्यकता है कि कौन लग्न है। और 
इस समय जो लग्न है वह किस प्रकार जान सकते हैं ? क्योंकि बिना जन्म-समय की 
लग्न जाने कुंडलो नहीं बन सकती । इस कारण जन्म-तिथि, महीना, सन-ईस्वी (या 


कुण्डली विचार : ११३ 


तिथि वार मास सम्बत) और जन्मसमय और जन्मस्थान अवश्य मालूम होना चाहिए। 
बिना समय और तिथि आदि के जाने, लग्न नहीं मालूम हो सकती । कुण्डली में लग्न 
बहुत महत्व की है, क्योंकि यदि लग्न में अन्तर पड़ जायगा दो कुण्डली के फल कहने 
में बहुत अन्तर पड़ेगा । जितना ही अधिक सुक्ष्म समय होगा उतनी ही सूक्ष्म लग्न 
निकाली जा सकती है। 

गणित द्वारा सुक्ष्म लग्न निकालने में नवीन विद्यार्थी को आरम्भ में कठिनाई 
जान पड़ेगी । इस कारण पहिले उसका सिद्धांत बता देते हैं । सुक्ष्म रूप से लग्न 
निकालने की विधि गणित खण्ड में मिलेगी । यहाँ प्रारम्भिक ज्ञान के लिए लग्न 
निकालने की स्थूळ रीति वतायेंगे, क्योंकि स्थूल रीति से लग्न निकालना सरळ है, 
इसी कारण पहिले उसे उदाहरण देकर समझायेंगे । 

लग्न जानने के पहिले यह जान लेना आवश्यक है कि सूर्य कहाँ पर अर्थात्‌ किस 
राशि पर हे । यह पञ्चांग में दिया रहता है । किसी-किसी पञ्चांग में प्रातः काळ 
का, किसी में मिश्र कालीन सूर्य स्पष्ट दिया रहता है । मिश्र काल की जो घड़ी पल दी 
है उस समय पर सूर्यं किस राशि के कितने अंश कला विकला पर है यह देखो । जिस 
राशि पर सूर्य होगा, पञ्चांग देखने से प्रगट हो जायगा। यदि दैनिक सूर्य स्पष्ट 
पञ्चांग में नहीं दिया है तो सूर्य की संक्रांति कौन है और कब हुई पञ्चांग में देखो । 
जहाँ मेषेऽक्रः वृषेऽ्ः इत्यादि लिखा होगा वहाँ घड़ी पल भी लिखी होगी, उससे 
प्रगट होगा कि अमुक तिथि को अमुक समय पर अमुक संक्रान्ति हुई है । जिस राशि 
पर सूर्य आता है उसी राशि को संक्रांति भी कहलाती है,. इसी कारण राशि के आगे 
अर्कः लिखा रहता है । 

सूर्य एक राशि पर लगभग एक मास रहता है और प्रतिदिन लगभग एक अंश 
अनुमान से चलता है। ज्योतिषी को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि आजकल 
कौन राशि पर सूर्य है, और उस राशि पर' कव सूर्य आया था ( कब संक्रान्ति 
हुई थी ) 1 

मान लो श्रावण कुष्ण २ को पञ्चांग में कके चाकं: ३४२ लिखा है । इस समय 
से कर्क राशि में सूर्य आया । अपने को श्रावण की अमावस्या को सूर्य की स्थिति 
जाननी हैं। अमावस्या तक १५ तिथियां होती हैं। गत २ तिथि घटाई तो शेष १३ 
दिन में १३? सूर्य चला । इससे प्रगट हुआ [कि सूर्य अभी कक .का ही है, केवल १३ 
लगभग ककं के अभी व्यतीत हुए हैं । 

जिस राशि पर सूर्य होता है वही राशि सूर्योदय पर होती है । ज्यों-ज्यों सूर्य 
- मध्याह्न की ओर बढ़ता है उसी के अनुसार उसके आगे की लग्नो का क्रमानुसार 
उदय होता रहता है । इस प्रकार लग्न में परिवर्तन होता रहता है । 

मान लो वृष राशि पर सूयं है और समय प्रातः काल का है तो सूर्य उदय के 

घ 


११४ ६ सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


साथ-साथ वृष लग्न भी प्रातःकाल उदय होगी तब उस समय कहेंगे कि वृष लग्न 
का उदय हुआ है। यदि ठीक उसी समय 
किसी का जन्म हुआ हो तो लग्न स्थान में 
हम वृष राशि का सूचक २ अंक लिख देगें 
और आगे की राशियाँ कमशः एक-एक कोठे 
में रखकर आगे की पूरी १२ राशियाँ 
ऋमानुसार भर देने पर जन्म समय की ग्रह 
रहित लग्न कुंडलो बन जायगी । इस कुंडली 
में वृष लग्न है । 

जब सूर्य ठीक सिर पर आता है तो हम कहेंगे कि सूर्य दशम स्थान पर आया है 
क्योंकि सिर के ऊपर का ही नाम दशम स्थान है और मध्याह्न काल में सूर्य सिर पर 
आता है। मान लो किसी का जन्म ठीक ट्ट 
दोपहर को हुआ है तो हम दशम स्थान में 
सिर पर जो राशि हो उस राशि को रख 
देंगे, क्योंकि उस समय दशम स्थान में सूर्य 
होने से, सूर्य की वृष राशि भी दशम स्थान 
में रहेगी । यहाँ सूर्यं वृष राशिका है तो 
दशम स्थान में वृष का अंक २ लिखकर 
वहाँ सूर्य भी [लिख देगे ओर आगे की राशियाँ ०”. 

क्रम पूवंक आगे के कोठों में भर देंगे जेसा यहाँ बताया है। इस कुण्डली में 

लग्न के स्थान में ५अंक आया है यही पाचवीं सिंह लग्न यहाँ पर जन्म लग्न हुई,और 
यही उस समय के जन्म की ग्रह रहित कुण्डली वन गईं । 

जब सूर्य अस्त होने लगता है तो कहेंगे कि सूर्यं अस्त स्थान अर्थात्‌ सप्तम स्थान 
पर आया है । यदि उस समय किसी का जन्म हो तो सप्तम स्थान पर सूर्य जिस 
राशि पर हो वह राशि लिख दो और आगे 
सब राशियां क्रमशः भर दो तो ग्रह रहित 
"लग्न कुण्डली बन जायगी । यहाँ पर वृष 
राशि का सूयं है इस कारण सप्तम स्थान 
(अस्त ) पर वृष का २ अंक लिखा और 
आगे की राशियाँ भर देने से लग्न स्थान में 
चृश्चिक राशि आई। इससे प्रगट हुआ कि 
उस समय वृश्चिक लग्न थी । 


कुण्डली बनाने के लिए रुग्न निकालना : ११५ 


जव ठीक अद्ध रात्रि हो तो कहेंगे कि सूर्य पाताल ( चतुर्थ स्थान ) में हैं । 
यदि ठीक उस समय किसी का जन्म हो तो Ee 
जिस राशि पर सूर्य हो उसे चतुर्थ स्थान में 
लिखकर आगे की शेष राशियाँ क्रमानुसार 
भर देंगे तो उस समय की ग्रह रहित 
कुण्डली बन जायगी । यहाँ वूष का सूयं है 
तो २ को चतुर्थ स्थान ( पाताळ ) में रखा 
और शेष राशियाँ क्रमानुसार भर देने पर 
लग्न में ११ कुंभ राशि आई तो कहेंगे कि जन्म समय कुंभ लग्न थी और यही ग्रह 
रहित जन्मकुंडली. होगी । 

ऊपर के उदाहरण में सूयं की स्थिति के अनुसार ठीक ठीक जन्म समय मिल 
जाने पर कुंडली वना लेना सरल हो गया था । 

यदि इनके अतिरिक्त और कोई समय में किसी का जन्म हो तो कैसे लग्न जानना, 
यहां बतलाते हैं । 

पहिले बता चुके हैं कि एक चक्र में ३६०° और ४ समकोण होते हैं । सूयं उदय 
से अस्त तक १८०° ( ६ राशियाँ ) पार करता है। ३०-३० अंश की १ राशि 
होती है । उदय से मध्याह्ल तक ९०? का कोण बनता है ओर सूर्य ३ राशियां पार 
करता है। इस प्रकार उदय से अस्त तक १५०°=६ राशि पार करता है । देखो 
चित्र संख्या ७० । 


जब सूर्यं उदय होता है तो लग्न पर होता है । मध्याह्न में दशम पर, संध्या 
“को सप्तम पर होता है । इसी के अनुसार बीच के भाव कोण जान लेना । जैसे 
उदय से ३० अंश ऊपर सूर्य जाने पर द्वादश भाव में सूर्य पहुंचेगा । ३० अंश और 
ऊपर चढ़ने पर एकादश भाव में आवेगा । इसी प्रकार अस्त स्थान से ३० अंश ऊपर 
सूर्य है तो अष्टम स्थान में सूर्य है ऐसा कहेंगे । यदि सूयं और ऊपर अस्त से ६०? 
पर मध्याह्न की ओर है या मध्याह्न से ३०० आगे बढ़ा है तो कहेंगे सूयं नवम स्थान 
या नवम भाव में है । 


आकाश के अद्ध गोलाकार को जो क्षितिज के ऊपर है ६ भागों में अनुमान से 
विभक्त कर लो और वे ६ भाव ( स्थान ) आकाश में कहाँ कहाँ हैं बताए हुए चित्र 
संख्या ७० के अनुसार अनुमान करो । 


११६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


चित्र संख्या ७० 
आकाश में लग्न से अस्त तक भाव 


यदि दिन है तो सूर्य को देखो और अनुमान करो कि किस भाव में है, जैसे सूर्य 
को देखकर कितना बजा होगा इसका अनुमान हो जाता है इसी प्रकार इसके भी 
अनुमान करने का अभ्यास कर लो । जिस भाव में सूर्ये हो उस भाव में सूर्य लिख 
कर सूर्य की राशि भी लिख दो और आगे की राशियाँ सब क्रमानुसार भर दो तो 
उस समय की लग्न कुण्डली बन जायगी और लग्न'के स्थान में जो राशि आवे उसे 
करन समझो । - 

अब यह बात विचारने की है कि ६ राशियों में सूय उदय से अस्त तक प्रायः 
१२ घंटे में घूमता है, इससे एक राशि में लगभग २ घण्टे का औसत पड़ा। जैसे 
सूर्य ६ बजे उदय हुआ तो १२ वें भाव में ८ बजे, ११ वें में १० वजे, दशम में १२ 
बजे, ( दोपहर ) नवम भाव में २ बजे, अष्टम में ४ बजे और सप्तम में ६ बजे संध्या 
को सूर्य पहुचेगा । 

उदय काल के अनुसार समय बदलता रहता है । इस कारण सूर्य को देखकर भाव 
का अनुमान करना ओर जिस भाव में सूर्य दिखे उसी भाव में सूर्य रखकर सूर्य की 
राशि भी उसी भाव में रिख दो और क्रमशः आगे की राशियाँ भर दो तो ग्रह रहित 
लग्न कुण्डली बन जायगी । 

ऊपर लग्न प्रकार २-२ घंटे का दिया है, परन्तु वास्तव में किसी रन का अधिक 
किसी का कम प्रमाण है परन्तु (१ ) मेष-मीन (२) वृष-कुम्भ ( ३ ) मिथुन- 
मकर ( ४ ) ककं-धन, ( ५ ) सिंह-वृश्चिक ( ६) ओर कन्या-तुला इतका सदैव 
एक समान लग्न प्रमाण रहता है अर्थात्‌ मेष ओर मीन का एक ही लग्न प्रमाण है । 
इसी प्रकार शेष २-२ राशियों की जोड़ी दी है उन दोनों का एक ही लग्न प्रमाण 
होता है । 

परन्तु यहाँ पर अधिक खट-पट सें न पड़कर स्थूल रूप से. २-२ घण्टे का प्रत्येक 
राशि का उदय प्रमाण सिद्धान्त समझाने के लिए ही मान लिया है । सूक्ष्म रूप से 
इसका विचार गणित खण्ड में मिलेगा । 


कुण्डली बनाने के लिए लग्न निकालना : ११७ 


मान लो किसी का जन्म २ बजे रात का है । यदि ६ बजे सूर्योदय हुआ है तो 
सूर्योदय से ( १२-६ )=६ घण्टा दोपहर तक--१२ घण्टा आधी रात तक + २ घण्टा 
और=२० घण्टा हुआ या-२४ घण्टा अद्ध रात्रि तक + रघंटार २६ घंटा-६ घंटा 
सूर्योदय के=२० घंटा--२=१० राशि । १ राशि २ घंटा में हुई तो २० घंटा में 
१० राशि हुई। सूर्य वृष राशि का है तो वृष राशि से १ गिना तो १० वीं राशि 
कुंभ हुई । यही कुंभ लग्न उस समय होगी । 


यदि जन्म २-२५ बजे मध्याह्न का है=१२+( २-२५ )=१४ घंटा २५ मि० इसमें 
से ६ बजे सूर्योदय का घटाया तो ८-२५ रहे । इसमें २ का भाग दिया तो ४ वार 
पूरा भाग लग गया और शेष वचा उसकी पाँचवीं राशि हुई । वृष से पाँचवीं राशि 
कन्या हुई । इस कारण उस समय कन्या लग्न होगी । 

इसी प्रकार सुर्योदय से जन्म समय तक घंटा मिनट गिन कर २ का भाग देने 
से और सूर्योदय की राशि से उतनी संख्या गिनने पर इसका अनुमान हो जाता है कि 
उस समय लग्न में कौन राशि होगी। 

मान लो रात्रि का समय है और चन्द्र दिखता है तो पंचांग से देखलो कि चन्द्र 
किस राशि पर है। पञ्चांग विषय में दैनिक चन्द्र देखना वतला दिया गया है। 
सूर्य देख कर जिस प्रकार कुण्डली बनाई थी यहाँ उसी प्रकार चन्द्र देखकर कुण्डली 
वना लेना। जिस स्थान पर चन्द्र आकाश में दिखेगा उसी स्थान पर चन्द्र लिखकर 
चन्द्र की राशि भी रिख देंगे ओर क्रमानुसार आगे की राशियाँ भर देंगे तो लग्न 
कुण्डली बन जायगी । 

जँसे कन्या राशि का चन्द्र जन्म समय 
सिर पर है अर्थात्‌ दशम स्थान में है तो 
दशम भाव में चन्द्र और चन्द्र की राशि का 
अंक ६ लिख कर आगे की राशियाँ क्रम 
यूवंक भर देने से धन लग्न आ जाती है । 
यह लग्न कुण्डली बन गई। यहाँ सूर्य भी 
लिख दो । अपने को पहले से मालूम है कि 22८ 
इस समय वृष राशि का सूर्य है। जहाँ वृष | २ 2 
राशि हो सूर्य लिख दो । यहाँ षष्ठ भाव में वृष रांश है इस कारण पष्ठ भाव 
में सूर्यं लिख दिया । 

चन्द्र यदि और कोई स्थान में हो तो आकाश में चन्द्र जिस भाव में दिख 
रहा हो उस भाव में चन्द्र और उसकी राशि लिख कर उपयुक्त रीति से कुण्डली 
वना लो तो लग्न निकल आवेगी । 

यदि चन्द्र भी नहीं है और अंधेरी रात है तो तारागणों को देखो कौन नक्षत्र 


११८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


कहाँ पर है और वह नक्षत्र किस राशि का है। किसी एक नक्षत्र पर से राशि जान 
कर देखो वह किस भाव में है, जिस भाव में वह राशि हो लिख कर क्रम पूर्वक 
शेष राशियाँ भर दो तो लग्न स्थान में जो राशि आवे वही लग्न होगी । यदि सव 
नक्षत्रों की अच्छी तरह पहचान हो गई हो तो कौन नक्षत्र उदय हो रहा है, कौन 
उदय हो चुका है उन नक्षत्रों की राशि पर से उनके ठीक-ठीक स्थान का अनुमान 
कर उपयुक्त रीति से कुंडली बना कर जान छो। 

परन्तु स्मरण रहे कि यह सब स्थूल मान से है। जैसे कोई पूछे कि इस समय 
क्या वजा होगा तो सूर्य की ओर देखकर अनुमान किया जा सकता है कि इस समय 
३ बजा होगा। यदि उस समय घड़ी देखते हैं तो विदित होता है कि ३ बज कर 
३० मिनट ४० सेकेण्ड हुआ है या ३ बजने को १४ मिनट वाकी हैं। इसी प्रकार 
उपयुक्त रीति भी स्थूल है । इससे कुछ सूक्ष्म और शुद्ध लग्न पञ्चाङ्ग में दिये हुए 
दैनिक लग्न पत्र से जानी जा सकती है । 

दैनिक लग्न होरा सारिणी 

यह प्रत्येक पञ्चाङ्ग में नहीं दिया रहता, परन्तु काशी,जबलपुर आदि कई स्थानों 
के पञ्चाङ्ग में अवश्य दिया रहता है। यद्यपि इसके विषय में पहिले बता चुके हैं 
परन्तु यहाँ और भी उदाहरण देकर समझाते हैं । उदाहरण के लिए जबलपुर का 
लोक विजय पञ्चाङ्ग सम्बत्‌ २००० का लेते हैं। 

पञ्चाङ्ग के तिथिपत्र के नीचे उस पक्ष भर की तिथियाँ और वार ऊपर लिखा 
है । बाई ओर खड़ी पंक्ति में लगन के नाम दिये हैं और आगे वह लग्न कव तक रहेगी 
उसका घंटा मिनट दिया है । 

जन्म समय ठीक क्या वजा है देखो, यदि लड़ाई के समय का नया समय# (१ 
घंटा बढ़ा हुआ) है तो १ घंटा घटाकर पुराना समय वनालो और लग्नपत्र में उस 
तिथि और वार के नीचे अपना इष्ट समय खोजो । इष्ट समय सारिणी में दिये 
हुए जिस समय के भीतर मिले उसके बाई ओर जो लग्न लिखी हो वही लग्न उस 
समय होगी । 

मान लो किसी का जन्म वैशाख शुक्ल ३ शुक्रवार के रात्रि के ९-४० वजे का 
है । लग्न पत्र के नीचे शुक्ल पक्ष की ३ तिथि शुक्रवार के नीचे ७-७ तक तुला और 
९-२४ तक वृश्चिक लग्न है। अपना समय बढ़ा हुआ समय होने से एक घंटा घटा 
कर लिया तो ( ९-४० )-( १-० )=८-४० यह पुराना समय हुआ । ९-२४ के भीतर 
यह ८-४० है । इस कारण उस समय वृश्चिक लग्न हुई। यही जन्म लग्न हुई । 
वृश्चिक लग्न को लग्न स्थान में रखकर कुण्डली वना लो । 


#लड़ाई के समय तारीख १-९-१९४२ ई० से ता० १५-१०-१९४४ तक गर्वर्नमेंट 


की आज्ञा से भारतवर्ष में घड़ियाँ १ घंटा आगे वढ़ा दी गई थीं । जिसके कारण 
उस समय १ घंटा बढ़ा हुआ समम प्रचरित था । 


कुप्डली बनाने के लिए लग्न निकालना : ११९ 


ध्यान रहे लग्नपत्न में घंटा मिनट में ही समय दिया रहता है, इससे अपना समय 
घंटा मिनट में रात या दिन का है जान कर लग्न निकाल लो । इससे लग्न जानना 
बहुत ही सरल है। 
किसी दो में लग्न प्रारम्भ होने का समय दिया रहता है ओर समय रेलवे के 
अनुसार २४ बजे तक दिया रहता है । जिस प्रकार लग्नपत्र हो बुद्धि से विचार कर 
उपयोग करो । नये विद्यार्थी को कोई ऐसा पंचाङ्ग खरीदना चाहिए जिसमें लग्नपत्र 
आदि आवशयक बातें दी हों । 
© 


अध्याय २२ 


इष्ट काल निकाल कर लग्न सारिणी से लग्न निकाल कर जन्म कुण्डली बनाना । 
इष्टकाल— 
कोई भी विचारणीय इष्ट विषय के सम्बन्ध में यह जानना कि उस समय क्या 
बजा है, बही समय _इष्टकाल कहलाता है । जैसे किसी का जन्म १० बजे दिन को 
हुआ तो १० वजे का समय इष्टकाल घंटा में हुआ । यदि किसी ने कोई प्रश्‍न पूछा तो 
उसका उत्तर देने... लिए उस समय की लग्न जानने के लिए समय की आवश्यकता 
होगी वही समय इष्ट काल है। जैसे किसी ने २ बजे रात को पूछा कि अमुक द्रव्य 
चोरी गया है मिलेगा कि नहीं तो २ वजे रात का समय अपना इष्ट काल हुआ । 
इष्ट काळ का समय घड़ी पल में होना आवश्यक है । यदि यह समय घंटा मिनट 
में दिया हो तो इसके घड़ी पल बना लो । यह स्मरण रहे कि घंटा मिनट का समय 
अद्धं रात्रि से आरम्भ होता है अर्थात १२ बजे रात के उपरान्त १-२ आदि बजता है 
और अपना इष्ट धडी पल का समय सूर्योदप्र के उपरान्त आरम्भ होता है अर्थात इष्ट 
घड़ी पल से प्रगट होता है कि सूर्योदय से इतने घड़ी पळ उपरान्त किसी का जन्म 
आदि हुआ है। 
जन्म समय घंटा मिनट में दिया रहता है उसे घड़ी पल में परिवर्तन करने की 
युक्ति यह है: 
उस दिन सूर्योदय का समय ( जो घंटा मिनट में दिया रहता है ) पंचांग से देख 
लो और उस समय को इष्ट काळ के घंटा में से घटा दो, जो शेष घंटे बचें उनके घड़ी 
पल बना लो तो इष्ट निकल आयगा । इसी को कुछ उदाहरण देकर समझाते हैं :-- 
(१) यदि १२ बजे ( दोपहर ) के प्रथम जन्म है तो उसमें से सूर्योदय के घंटा 
मिनट घटा कर जो बचे उसके घड़ी पछ बना लो । मान लो सूर्योदय ५ घं० ३१ मि० 
पर है और जन्म ११ बजकर ५० मिनट पर हुआ है तो जन्म घंटा में सूर्योदय घटने 
से ६-१९ घंटा बचा । इसके घड़ी पल बना दें तो १५ घंटा ४७॥ पल हुए तो अपना 
इष्ट काल १५ घं० ४७॥ पल हुआ । 


घट रि 


१२० : सचित ज्योतिष शिक्षा, प्रारश्भिक ज्ञान खण्ड 


घंटा मिनट घड्डी पल 
जन्म-- ११-५० ६ घण्टा=१५=-० 
सुर्योदय ५-३१ १९ मि०=०-४७॥ 
शेष ६-१९ योग=१५-४७॥। 


( २) यदि दोपहर ( १२ बजे ) के उपरान्त रात्रि के १२ बजे तक जन्म है तो 
जन्मसमय रेलवे टाइम के अनुसार बना लो अर्थात १२ घंटा और जोड़ देना । जैसे 
रात के ११ बजे हैं तो ११+१२=२३ बजे जन्म समझो । अव इसमें से सूर्योदय 
घटा कर घड़ी पल बना लो जैसे जन्म १२ बजे रात का है तो १२+१२ = २४ वजे 
जन्म समझो । यदि उस दिन सूर्योदय ५ घंटा ४५ मिनट पर हुआ तो २४ घंटा से 
सूर्योदय का समय घटाने से शेष १८ घण्टा १५ मिनट वचा, इसके ४५ घड़ी ३७॥ 
पल हुए । इस कारण ४५ वडी ३७॥ पल इष्ट काल हुआ 1 


घण्टा मिनट घड़ी पल 

जन्म २४-० १८ घंटा = ४५-० 
सूर्योदय ५-४५ १५ मि०= ०--३७॥ 
शेष १८-१५ योग = ४५--३७॥ 


यदि जन्म अद्ध॑रात्रि के उपरान्त है तो उसमें ( १२ दोपहर-((३२. घंटे अद्धंरात्रि 
के-२४ ) २४ घंटा जोड़ दो और उसमें सूर्योदय घटा कर घंटा मिनट के घडी पछ 
बना लो तो इष्ट निकल आवेगा जैसे रात के २ घं० ४५ मि० पर जन्म है तो इसमें 
२४ घंटा जोड़े तों २६ घंटा ४५ मिनट हुए । इसमें सूर्योदय घटाया । मान लो सूर्योदय 
५ घं० ३१ मि० पर था यह घटाने से २१-१४ वचे इसके ५३-५ घड़ी पल हुए । इस 
कारण अपना इष्ट ५३ घ० ५ पल हुआ ! 


घं० मि० घ ० प० 
जन्म -- २-५५ | २१ घन्टा=५२-३० 
+२४- ० १४ मि०= ०-३१५ 
जन्म 5 २६-४५ योग ५३- ५ 
सूर्योदय ५-३१ इष्ट 
शेष २१-१४ 
जग्नसारिणो से लग्न देखना 


किसी-किसी पञ्चांग में दैनिक ळग्नपत्रं नहीं रहता । लग्न पत्र से केवल लग्न ही 
विदित होती है, परन्तु यह पता नहीं चलता वह लग्न कितने अंश युक्त हो चुकी है । 
इस कारण लग्न जानने की तीसरी सरल रोति यहाँ देते हैं। इससे लग्न की राशि 
ओर अंश भी जान सकते हैं। यह लग्न सारिणी द्वारा जानी जा सकती है । 

ळग्नसारिणी प्रत्येक पंचांग में दी रहती है। बहुधा ज्योतिषी जो गणित द्वारा 
लग्न निकालने की खट-पट से बचना चाहते हैं, इसी सारिणी द्वारा लग्न निकाल लेते 


अध्याय २२ : १२१ 


हैं। गणित द्वारा इससे भी सूक्ष्म रूप से शुद्ध लग्न कला विकला तक निकाली जा 
सकती है। प्रत्येक स्थान के अनुसार लग्न प्रमाण में कुछ अन्तर पड़ जाता है, परन्तु 
काम चलाने की यह सारिणी बहुत उपयोगी है, इससे लग्न तो अवश्य ठीक निकल 
आती है। आरम्भ में इसका उपयोग जान लेने से नया विद्यार्थी काम चला सकता 
है । अपने स्थान की लग्नसारिणी वनाना और लग्न निकालने का पूरा गणित, गणित 
खण्ड में मिलेगा । 


जिस दिन की लग्न निकालनी हो उस दिन के सूर्य की राशि और अंश पञ्चांग 
से देख लो । जैसे वेशाख शुक्ल ३ सम्वत्‌ २००० शुक्रवार को पंचांग में प्रातः रवि 
स्पष्ट ० २२-१५-१ दिया है। अर्थात मीनराशि गत होकर मेषराशि के २२"-१५-१” 
पर प्रातः काल सूर्यं था । 

अब छग्नसारिणी देखो । वाई ओर खड़ी पंक्ति में राशि दी है और ऊपर आड़ी 
पंक्ति में अंश दिये हैं अपनी सूयं की राशि ० रा २२° है (मेष के २२ अंश ) यहाँ 
कला विकला छोड़ दिया । अब खड़ी पक्ति में देखो जहाँ मेष वृष आदि राशियाँ लिखी 
हैं वहां ० मेष, वृष १, मिथुन २ इत्यादि दिया है अर्थात दिये हुए अंक की राशि गत 
हो गई और अक्षरों में बताई राशि वतंमान है । जैसे मेष ० दिया है इसका अर्थं यह 
है कि ० ( मीन ) राशि तो गत राशि है और मेषराशि वतमान राशि है। सूर्य मेष 
० का है इससे मेष ० के सीध में दाहिनी ओर, और सूयं मेष के २२” पर है, इसमे 
२२° के नीखे देखा ( ऊपर की पंक्ति में २२° खोजो )। २२” के नीचे मेष की सीध 
मे ५-५६-० लिखा हुआ मिला । इसमें अपना इष्ट काळ जोड़ो। मान छो अपना इष्ट 
काल ८-४० वजे रात का है । उस, दिन सूर्योदय ५-३१ पर था तो ८-४० में १२ 
घंटा जोड़ के सूर्योदय घटाया और उसके घड़ी पल बनाये तो इष्ट ३७-५२-३० हुआ । 
इसमें ऊपर का प्राप्त सारिणी अंक {५-५६-० जोड़ा तो ४३-४८-३० घड़ी हुई । अव 


घं० मि० च० प० 

८-० १५ घण्टा > ३७-३० 
न१२- ० ९ मिनट = ०-२२-३० 
जन्म-२०-४० = इष्ट = ३७-५२-३० 
सूर्योदय ५-३१ + सारिणी अंक ५-५६- ० 
शेष=१५--९ =४३-४८-३० 


सारिणी के भीतर खोजो इस अंक के समीप का अंक कहां है, सारिणी में इसके समीप 
का ४३-५९-० मिला । अपना इष्ट युक्त सारिणी अंक ४३-४८-३० है। इनके समीप 
का यही ४३-५१-० मिळता है । इसके आगे / ४४-१०-२० अंक है वह बहुत अधिक 
है, इस कारण ४३-५९-० को ही छिया । अब इस अंक के बाई ओर देखो वृश्चिक 
राशि है और ऊपर अंश देखा तो २२? मिला । इससे प्रगट हुआ कि वृश्चिक लग्न 
२२१ भुक्त हुए हैं । या लग्न ७ रा० २२" है। 


१२२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


अब लग्न कुण्डली में लग्न के स्थान पर वृश्चिक के ८ अंक रख कर पूर्वे बताई 
रीति से पूरी कुण्डली बना लो ' 


लग्न सारिणी से लग्न देखने की रीति यह हैः कि उस दिन का सूर्यं जिस राशि 
अंश पर है पंचांग से देख लो । समझो किस राशि के कितने अंश भुक्त हुए है । जैसे 
सूये रा० १०-२५? दिया है तो मकर राशि भुक्त होकर कुम्भ के २५” भुक्त हुए है, 
यहाँ सूर्यं की राशि कुम्भ लेंगे । खड़ी बाई ओर की पंक्ति में सूये की राशि मिलेगी 
और ऊपर आडी पंक्ति में अंश मिलेंगे । खड़ी पंक्ति में वर्तमान राशियों के नाम और 
मुक्त राशियों के अंक दिये हैं जैसे ६ तुला, यहां ६ कन्या राशि भुक्त हो गई है और 
तुला राशि वर्तमान है ऐसा समझना । सूर्ये की जो राशि वर्तमान हो उसको खड़ी 
पंक्ति में खोज कर उसके आगे दाहिनी ओर सीध में और सूयं के इष्ट अंकों के नीचे 
जो अंक में मिले उसमें इष्ट काळ जोड़ दो । यदि इष्ट काल जोड़ने से ६० घड़ी से 
अधिक इष्ट काल हो जाता है तो उसमें से ६० घडी निकाल दो ( घटा दो ) और 
शेष ( बचे हुए) अंक लो । फिर इष्ट भुक्त प्राप्त सारिणी अक को सारिणी में 
खोजो । इससे मिलता जुलता और इससे कम अंक जहां मिले उसके बाई ओर, लग्न 
की राशि और सबसे उपर सीध में अंश लिखा मिलेगा, वही लग्न होगी । जसे ३ 
ककं लिखा हो और ऊपर १४ अंश लिखा हो तो लग्न राशि ३-१४? समझना अर्थात 
ककं के १४" मुक्त हो गये हैं । कुण्डली में यही कर्क लग्न लिखना जैसा ऊपर उदाहरण 
देकर समझा दिया गया है । 


जन्मसमय बहुधा घंटा मिनट में दिया रहता है, यह बहुत साधारण समय है । 
वास्तव में समथ कई प्रकार के हैं। जरमन की दूसरी लड़ाई के समय यहाँ का प्रचलित 
स्टेण्डडं टाइम १ घण्टा बढ़ा दिया गया था अर्थात्‌ वरमा का स्टेण्डडं टाइम भारतवर्ष 
भर में प्रचलित कर दिया गया था । इस टाइम से स्टेण्डड टाइम पृथक्‌ है। धूप 
घड़ी के अनुसार ( लोकल टाइम ) स्थानिक समय पृथक्‌ है।यहाँ तो केवल प्रारंभिक 
बातें बताई जा रही हैं जिसके समझने में नवीन विद्यार्थी को सरलता हो । समय का 
सुक्ष्म ज्ञान गणित खंड में मिलेगा । 

संग्रह कुंडली बनाना 

अभी तक लग्न निकाल कर कुंडली चक्र में राशियाँ स्थापित करना ही वताया है, 
उसमें ग्रहों की स्थिति विचार कर ग्रह स्थापित करने को रह गया है । कुंडली में ग्रह 
कैसे रखना यहाँ बताते हैं । 

मान लो वैशाख शुक्ल ३ सम्वत २०००, जन्मसमय ८ घं० ४० बजे रात्रि की 
कुंडली बनाना है । लग्न सारिणी देखने से ८-४० बजे वृश्चिक लग्न आई थी वृश्चिक 


लग्न होने से लग्न कुंडली में, लग्न स्थान में ८ रखकर शेष राशियाँ शेष स्थानों 
में भर दीं । अब ग्रह भरने के लिये पंचांग देखो । उस दिन प्रातः काल रवि स्पष्ट में 


अध्याय २२ : १२३ 


सूर्य रा०-२२९-३५-१” दिया है अर्थात्‌ मीन 
गत होकर मेष राशि पर सूर्य है । इससे जहाँ 
मेष का अंक १ लिखा है वहाँ सूर्य लिख 
दिया । अब चंद्र को देखा तो उस दिन ३१ 
घं० ४५ प० उपरांत मिथुन राशि में आया 

राट है । अपना इष्ट काल ३७ घ० ५२ प० ३० 
चि० है यह ३१-४५ से अधिक है | इस कारण चंद्र मिथुन राशि पर आ गया है, इससे 
मिथुन के अंक ३ के कोठे में चन्द्र रखा । 

शेष ग्रह साप्ताहिक ग्रह चक्र देखकर भरना पड़ता है । पंचांग में वैशाख शुक्ल ८ 
बुधवार का ग्रह स्पष्ट का चक्र दिया है और इसके पहिले चेत्र कुष्ण ३० ( अमावस ) 
मंगलवार का ग्रह स्पष्ट का चक्र दिया है । अपना जन्मसमय इन दोनों के बीच का 
है । दोनों चक्रों को देखो उनमें क्या अंतर है । चन्द्र और सूर्य ग्रह तो पहिले लिख चुके 
हैं, शेष ५ ग्रह और लिखना है । 

बैशाख कृष्ण ३० बैशाख शुक्ल ८ 


इन दोनों चक्रों में वे ग्रह जिनमें कोई अंतर नहीं है ये हँ-२ बु० ११ मं० ३ गु० 
२ श० ४ रा० १० के०। इस कारण ये ग्रह अपनी कुंडली में भी इन्हीं स्थानों में लिख 
देंगे । अब केवळ शुक्र ग्रह लिखने को रह गया है, क्योंकि पहिली कुंडली में शुक्र वृषराशि 
में है और दूसरी कुंडली में शुक्र मिथुनराशि में आ गया है। यह कव बदला है पंचांग 
देखो । अब देखना है कि यह अपने इष्ट काल के पहिले बदला है या उसके उपरांत । 
पंचांग के तिथिपत्र के अंत में ये सब सूचनाएं मिलती हँ। 

पंचांग में बैशाख शुक्ल प्रतिपदा को मिथुने शुक्रः २७-१७ लिखा है अर्थात्‌ वैशाख 
शुक्ल प्रतिपदा के २७-१७ इष्ट पर मिथुतराशि पर शुक्र आया है । इससे प्रगट हुआ 
कि इष्ट काल के प्रथम ही मिथुनराशि पर शुक्र आ गया है । इससे शुक्र को मिथुन 


२४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


राशि पर ही लिखना पड़ेगा । इस प्रकार सब ग्रह रिख देने पर अपनी छग्नकुंडली 
तैयार हो गई । 
लग्न कुंडली चन्द्र कुंडली 


अब चन्द्रकुडळी तैयार करना है। चन्द्र मिथुनराशि का है । इस कारण चन्द्र की 
राशि मिथुन, लगन स्थान में लिखो और शेष राशियाँ क्रमानुसार भर कर, रग्नकुंडली 
के अनुसार ही ग्रह भर दो तो चन्द्रकुंडली वन जायगी । अर्थात्‌ ऊम्न ८ की जगह 
चन्द्र की राशि ३ लिख कर शेष सब राशियाँ ग्रह सहित लग्नकुंडली के अनुसार ही 
'लिख देना पड़ता है। चन्द्र कुंडली में केवल राशियों के स्थान में परिवर्तन हुआ है 
और कोई अंतर नहीं पड़ता जैसा ऊपर बताया है। 

चन्द्रकुडली को राशिकुंडलळी भी कहते हुँ । मनुष्य के शरीर से जैसा लग्न का 
सम्बन्ध है उसी प्रकार चन्द्र का भी सम्बन्ध है । विशेष कर चन्द्रग्रह मन का द्योतक 
है । जन्म के चन्द्र से गर्भाधान काल का लर्न से विशेष सम्वन्ध रहता है । इस कारण 
लग्नकुंडली के साथ-साथ चन्द्रकुंडली भी स्थापित की जाती है । 

ऊपर जो कुंडली बनाने की रीति समझाई गई हैं यह कुंडली, जन्म (जन्म पत्र 
बनाना ), वर्ष ( वषं फल बनाना ), प्रश्न ( किसी प्रशन के निर्णय करने के समय ) 
इत्यादि के सम्बन्ध से जहाँ जैसी आवश्यकता हो बनाई जाती है और उस पर से फल 
कथन किया जाता है। इस कारण यह कुंडली बहुत महत्व की होती है, यह जितनी 
शुद्धता पूर्वक बनाई जा सके उतना ही शुद्ध फल होगा । 

७ 


अध्याय २३ 
राशियाँ और कालाङ्ग 


कालाङ्ग ( काल पुरुष का अंग ) 
प्रत्येक राशियों का प्रभाव अंग के विशेष भाग में पड़ता है । काल पुरुष के किस 
अंग के विभाग में कौन राशि विशेष प्रभाव डालती है यह जानना जाहिये । कालपुरुष 


राशियां और कालांग : १२५. 


के अंग और राशियों से सम्बन्ध है, इस कारण कालांग यहाँ वतलाते हैं । लग्न के 
विभाग के अनुसार लग्न से या मेष से क्रमानुसार गिनने पर शरीर में इन राशियों 
का स्थान कहाँ पड़ता है, नीचे वताया है। 

लग्न मेष वृष मिथुन ककं सिह कन्या तुळा वृश्चिक धन मकर कुभ मीन 
या राशि 


मुख्य . सिर मुख कंधा हृदय पेट कमर वस्ति गुद्योन्द्रिय जांघ घुटना टांग पैर 


अंग गला वाहु छाती कलेजा मूत्रपिड 
की EN ON os क ७ हु 
£ 91 हैं 87 नी ल्‌ पक क 0 0 ४ 
5 टी. ट्र 9 का ध" [71 5 त्र 0] 
0 
a श्र् (1) 
का [5] न 
दे [21 


ऊपर चक्र में इन राशियों या भाव का प्रभाव अंग विशेष में बताया है,परन्तु इसके 
अतिरिक्त ये और भी अंगों पर प्रभाव डालते हैं इस कारण इनको और भी समझाते हैं । 

१ मेष--इसका प्रभाव विशेष कर मस्तक पर पड़ता है । भोंह के ऊपर के भाग 
पर इसका प्रभाव जानना । सिर और भेजा, मेधाशक्ति आदि इसके अंतर्गत हैं। 

२ वृष--भौंह के नीचे मुख, नेत्र, चेहरा, गळा इसमें शामिल हैं । इसका प्रभाव 
ग्रीवा ( गर्दन ) तक है। - 

३ मिथुन--दोनों हाथ, कंधे, भुजा,और छाती की ओर के भाग तक इसका प्रभाव 
है । इसका प्रभाव फेफड़े गला वाणी पर भी पड़ता है । दोनों छातियों में भी प्रभाव 
करता है । ग्रीवा और छाती के बीच के भाग पर इसका प्रभाव पड़ता है । 

४ कक-हृदय, चित्त, दोनों छाती और जठर (पेट की अग्नि) पर प्रभाव पड़ता है। 

५ सिह--कुक्षि ( कूख-कोखा ), पीठ, पेट, हृदय, रक्त स्थान, कलेजा पर प्रभाव 
करता है। 

६ कन्यां-कमर, पेट की अंतड्यां ओर जठर पर भी प्रभाव करता है । 

७ तुला--मूत्राशय, गुर्दा, वस्ति; पेट; नाभि, कटि आदि पर इसका प्रभाव पड़ता 
है । नाभि के नीचे लिंग स्थान के ऊपर के भाग में इसका प्रभाव है। यह हाथ के पजे 
पर भी प्रभाव डालता है । त्वचा पर भी प्रभाव करता है। 

८ वृश्चिक गुह्यन्ट्रिय, मल मूत्राशय ( गुदा लिग ) आदि पर इसका प्रभाव है । 

९ धन--दोनों जंघाओं पर इसका प्रभाव है । शरीर का नाड़ी चक्र ( A7६1 
३5९० ) धमनी चक्र आदि पर भी प्रभाव डालता है । 

१० मकर- दोनों घुटने, हड्डी, हड्डियों की संधि, पर प्रभाव डालता है । 


Pe 
क 
कट... ! 
` 
» 


१२६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


११ कुम्भ--टाँग, घुटने के नीचे का भाग पिंडूली आदि पर और रक्त के बहाव 
पर प्रभाव डालता है । मज्जा तंतु और नेत्र पर भी प्रभाव डालता है । 

१२ मीन--दोनों पैर के पंजे, पैर की अंगुली आदि पर प्रभाव करता है । यह 
आँत और पेट मे भी प्रभाव करता है । 

यह प्रभाव रग्न से या गत राशियों के अनुसार पड़ता है । 


इनका उपयोग 

मान लो किसी के जन्मसमय मेष का सूर्य हो, मेष का सूर्य उच्च का होता है 
( जैसा आगे बताया है ) तो वह मनुष्य बड़े मस्तक वाला होगा । अपने मस्तक-वल 
से धनोपार्जेन करेगा । यह मन्त्री आदि बड़े ओहदे पर भी हो सकता है। >* 

किसी राशि में कोई पापग्रह ( यह आगे समझाया है ) हो तो उन राशियों से 
जिस अंग का बोध होता है, उस अंग में ब्रण ( फोड़े ) आदि होंगे या उस अंग में 
कोई ग्रह जनित बाधा उपस्थित होगी, जैसे मेष का मंगल पड़ा है तो, मेष से सिर 
पीड़ित होगा । यदि जन्मकाल में, लग्न में मेष राशि हो ओर उसमें मंगल होतो 
उसके सिर में चोट आदि का भय हो । जन्म समय जिस राशि में पाप ग्रह हों उस 
राशि का बतलाने वाले अंगर में मसादि चिह्न होंगे। उसी प्रमाण से जिस राशि में 
पाप ग्रह हो या रवि-चन्द्र+ पीडित हो उस राशि के अंग विभाग में रोग होगा । 


, भाव के अनुसार कालांग भु 
ऊपर राशि के सम्बन्ध से कालपुरुष के अंग बताये हैं वे अंग लग्नादि भाव से भी 
सम्बन्ध रखते हैं और समस्त भाव के सम्बन्ध से भी शरीर के अंगों पर प्रभाव पड़ने 
का विचार किया जाता है । 


जैसे मिथुन लग्न है यह जातक ( जिसको जन्मकुण्डली है ) का सिर हुआ । उस 
स्थान पर कोई ग्रह नहीं हो तो सिर में कोई चिल्लन होगा । मान लो लग्न में गुरु है, 
गुरु शुभ ग्रह होने से उसका कपाल या सिर सुन्दर होगा । दूसरे स्थान में कर्क राशि 
है और कोई ग्रह नहीं है वह मुख का स्थान है, इस कारण मुख स्वच्छ होगा । तीसरा 
स्थान कंधा या बाहु पर प्रभाव करता है, तीसरे में सिंह हे और कोई ग्रह नहीं है तो 
बाहु स्वस्थ होंगे। छठा स्थान का प्रभाव कमर पर होता है । मान लो छठे भाव में 
वृश्चिक राशि है और इसमें चन्द्र है तो उसे खाज गजकर्ण आदि रोग कमर में होंगे, 
परन्तु चन्द्र शुभ ग्रह होने से अपनी दशा में उस रोग को अच्छा करेगा, इत्यदि, प्रकार 
से भाव के सम्बन्ध में भी विचार होता है। 


ऋ टिप्पणी--सूर्य चन्द्र पाप ग्रह से युक्त हों या ग्रहण से युक्त हों या कोई ग्रह युद्ध में 
पराजित, केतु से धूमित ग्रह भोर उल्कापात वाला ग्रह पीड़ित कहलाते 
हैं । इसका स्पष्टीकरण पृथक्‌ खण्ड में होगा । 


राशियां और कालांग : १२७ 


राशि के सम्बन्ध से विचार करने में उस राशि पर कोई पाप या शुभ ग्रह प्रभाव 
करता है तो उस राशि के सम्बन्ध से वैसा अच्छा या बुरा फल होता है, जैसे वृष 
राशि पर कोई पाप ग्रह हो, पाप ग्रह होने से कंठ-विकार उत्पन्न करेगा क्‍योंकि 
वृषराशि कंठ आदि पर प्रभाव डालती है । पाप ग्रह उन राशियो के सम्बन्धी अंग में . 
अपनी दशा में अपने पदार्थ द्रव्य आदि से रोग उत्पन्न करते हुँ । ग्रहों के पदार्थ द्रव्य 
आदि आगे दिये हैं । 

मान लो मिथुन राशि पर जम्मसमय चन्द्र या सूर्य है, उस पर शनि या मंगल 
की दृष्टि हो या वहाँ पर ये ग्रह हों तो छाती फेफड़ा सम्बन्धी रोग दमा आदि उत्पन्न 
करेंगे । ककं का प्रभाव दोनों छाती पेट पाचन-इन्द्रिय पर भी होता है और स्त्रियों के 
शरीर में दुग्ध उत्पन्न करने के स्थान पर भी प्रभाव करता है। कक स्त्री राशि है, 
तो यह स्त्रियों के उस अंग सम्बन्ध से सव प्रकार को नैसर्गिक दुर्बलता उत्पन्न करता 
है वहाँ कोई पाप ग्रह होने से रोग उत्पन्न कर देता है। सिह का प्रभाव पेट में 
आहार-विहार पर भी होता है, पाप ग्रह के प्रभाव से पेट में रोग उत्पन्न करेगा । इस 
राशि वाले को गरम पदार्थं चाय शराव आदि त्यागना चाहिए और आहाोर-बिहार नियमित 
रखना चाहिए । इसी प्रकार कन्या राशि के सम्बन्ध से संग्रहणी आंव, बद्धकोष्ठ और 
पेट शूल उत्पन्न होता है। तुला मूत्राशय का विकार मधु मेह सब प्रकार के प्रमेह 
आदि उत्पन्न करती है । इस राशि से त्वचा सम्बन्धी रोग भी उत्पन्न होते हैं । 
वृश्चिक के सम्बन्ध से साथी का रोग इसे जल्दी लगता है। बुरे ग्रह का प्रभाव इस 
पर होने से गुह्यन्द्रिय सम्बन्धी रोग होते हैं । घन में पाप ग्रह का प्रभाव होने से जांघों 
में खून के विकार होते हैं। मकर राशि पर बुरा प्रभाव होने से सर्दी का विकार 
रक्ताभिषरण सम्बन्धी दोष संधि बात, बद्धकोष्ठ का त्वचा रोग उत्पन्न होते हैं। कुम्भ 
में पाप ग्रह हो तो घुटना पेर मज्जा तंतु आदि पर प्रभाव डालता है । यह नेत्र विकार 
और रक्त दोष भी उत्पन्न करता है। मीन राशि पर पाप ग्रह का प्रभाव हो तो आंत 
के रोग, संधिवात ठंड के विकार, पेट या दद भी उत्पन्न होते हैं । 

ऊपर जो एक राशि के या भाव के अंग बतलाये हैं उसमें १ से १५° तक दाहिना 
भाग अंग का समझना और उपरान्त ३०° तक बांया भाग समझना । जब इन अंगों में 
दाहिने या बायें से किसी भाग पर ग्रह प्रभाव डालेगा. यह जानना है तो उस राशि 
के अंशों के २ भाग कर दो, आधा भाग्‌ पूर्वाद्धं को दाहिना और उत्तराद्ध को वाम 
भाग समझना । 


१२८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


अध्याय २४ 
राशि गुण-धर्म 


प्रत्येक राशियों के पृथक्‌-पृथक्‌ गुण और धर्म है । ये राशियाँ सम हैं या विषम, 
स्त्री हैं या पुरुष हैं, इनमें कौन तत्व की प्रधानता है, अल्प सन्तान या अधिक सन्तान 
देती है या वन्ध्या राशि हैं। स्वभाव क्रूर है या सौम्य है। इसका प्रभाव किस दिशा 
में होता है और वात पित्त कफ सम्बन्ध से इसको प्रकृति कैसी है, ब्राह्मण आदि कौन 
जाति की यह सूचक है । इसका रंग क्या है, जाति कंसी है, किस समय वह राशि 
बलवान रहती है और जल थल वन आदि में कहाँ विचरने वालों पर प्रभाव रखती 
है या उनमें से किस प्रकार के लोगों से इसका सम्बन्ध है यह सब राशियों के गुण 
धर्म जानने से प्रगट होता है । 


इसका उपयोग आगे बहुत पड़ेगा, जैसे अग्नि और वायु वाली राशियों की आपस 
में मित्रता होती है। भूमि और जल वाली राशियों की मित्रता होती है, परन्तु औरों 
की आपस में मित्रता नहीं रहेगी । पुरुष राशियों की पुरुष से, स्त्री राशियों की स्त्री 
राशि वालों से मित्रता होगी । पंचम स्थान सन्तान सूचक है, उसमें मीन राशि होता 
यह मीन राशि बहुप्रसव होने से अधिक सन्तान होगी । यदि उस पर शुभ ग्रह की 
या इसके भाव स्वामी की इस पर दृष्टि हो (दृष्टि सम्बन्धी विचार आगे मिलेगा) तो 
अवश्य वहुत सन्तान होगी । इसी प्रकार प्रत्येक राशियों के सम्बन्ध से जब विचार 
करने की आवश्यकता होती है तो उन राशियों के गुण-धर्म पर अवश्य विचार करना 
चाहिये, इसी कारण इनका जानना आवश्यक है । 


कोई प्रश्न, वर्ष या जन्म के समय विचारने में इनकी आवश्यकता होती है जैसे 
क्रुर राशि है तो कूर स्वभाव होगा, सौम्यराशि से सौम्य स्वभाव होगा । प्रश्‍नसमय 
चरराशि हो तो जिस सम्बन्ध से विचार कर रहे हो वह चलता-फिरता होगा, 
स्थिर राशि. होने से वह स्थिर होगा । यदि उस समय राशि द्विस्वभाव राशि का 
रूमन हो तो दोनों मिला हुआ फल अर्थात्‌ कभी चलता कभी स्थिर होगा । कौन 
चोर है, चोर की जाति आदि निर्णय में, राशि की जाति स्त्री है या पुरुष, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय आदि व धन कहाँ होगा, कक राशि है तो जल समीप होगा इत्यादि बातों 
के विचारने में यह सहायक होता है। इस कारण राशियों का गुण-धमं चक्र आगे 


. दिया है। 


राशि गुण-धम : १२९ 


७७1६९ 

2 
2012 
kp 


28219 "2 ‘he 
> >७७७ ‘Usb | ठ wl 


छि न ग्य 
5 2b 88 क 
2012 2090७ 209 "fp 
202 Hk HE 2 
be 1] 220 2h 
ke] छार 9] 112. 
ok] ० 0 ०२१ 
Re 
EkjB] bib] ४७]१४४ Dkk 
०७ ok ol ०1 
ok] Be Hh] ns 
ob ०२ ob om 
sk rp फे tal 
Hhst bik 212 Sb 
olk oh ok 4215 
२2३] Ab ०२२३] 282) 
Bb गुएर bal lk 
hbk] hh Hhbj HB 
७२% २५०१ br wkkjE 


hb) 
100 


tah १८ करक (फॅ) 208 व्य शा ४७१७ ५७ 
“a ००७७ 42 12018 २९०० ४2199 22० ७७ 
bse th th £११ २: ४४ 29 ५ 88 ३७ 

258] 2७७२७ sb ४४8 20७ ४1५७ 210 kb 
Ph hp टे Be Be 28 2216 2b 

hk Hj ke 

2h 2227 1212:210 be arb 2७७ 2182 1४४७४] tb 

pe ४९ 

111 sj kJ bz] > Ee] 1222 702 टफ tb 

०३ ०३ oH HI] 792 bX ( 212४ ) 2112 bb 

8 Phe न 1921७ ५२० 
51 1७७४ 1 122 2१४ 2215 &> ob 
op oh Lie shh 7872 1८] Ble ७ 
212 bbl ws Pik] be ke] BBs > 
op Eh >be Hhhijb 1092 Eb 1182] ७ 
tip २१८ ७१३ २१८ गाए २३ 910४) 020 2५८ ३ 
10828 10829 ( ७४ 022) 

bk Jhb ३22 9281: ४18७ 121202 2921 82 hk ३४ 
पु by ok 5189 nb kyle 2212 A 
०४२१ Ah] hb ४७७२७ २8२१ २८: ८७४७२७ २४२] 22 है 

पुने छ फुले HD छुर haf 122 790 2 
hh hbk] hh hbk] hh hbk] Hhbk] Hb b 

112७ Bh] ३०४ टाय] hE hk 90 10: 0112. 


—¥e hb 101 1512 


८४ 


१२० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान बण्ड 


राशियों के भिन्न-भिन्न नाम 
कभी-कभी राशियों के चाळू नाम के अतिरिक्त और. भी नाम ज्योतिष ग्रन्थों में 
उपयोग में आते हैं, उन्हें भी जान लेना चाहिए । 
१ मेष--अज, वस्त, प्रथम, क्रिय । 
२ वृष--उक्षा, गौ, ताबुरि, शुक्रभ । 
३ मिथुन- बौध, नृयुग्म, जितुम, तृतीय । 
४ कके चांद्र, कुलीर, चतुर्थ । 
५ सिंह_कठीरव, लेप । 
६ कन्या--पाथोन, षष्ठी, अबला, तन्वी । 
७ तुला- जूक, वणिक, सप्तम, तोलि । 
= वृश्चिक--कौप्यं, अष्टम, कौज, अलि । 
९ घन--जैव, धनु, तौक्षिक, चाप । 
१० मकर--आकेकर, दशम, चक्र । 
११ कुंभ-हृद्रोग, घट । ` 
१२ मीन--रिष्फ, झष, अन्तिम । 


अध्याय २५ 
ग्रह विचार 
भाव फल विचार करने के लिए आवश्यक वाते | 
किसी भाव का फल जानने के लिए इन वातों के विचार करने की पहिले बड़ी 
आवश्यकता होती है । 
१--ग्रह शुभ है या पाप ग्रह । 
२- उस भाव का स्वामी कोन है । 
३--भाव-स्वामी पाप ग्रह्‌ है या शुभ ग्रह है। 
४--उस भाव पर कौन-कौन शुभ या पाप ग्रह की दृष्टि है। 
५--उस भाव का स्वामी और उस भाव में स्थित ग्रह इन दोनों की मैत्री । 
६-उस भाव में स्थित ग्रह उच्चवल ( ऊँचाबल ) या नं,चबल ( नीचाबल ) 
का है । 

७--वह अपने घर में है ( स्वगृही ) या मूल त्रिकोण में है । 


ग्रह विचार : १३१ 


८--उस ग्रह के गुण धर्म क्या हैं । 

इत्यादि बातें विचार कर ग्रह फल कहना पड़ता है, इस कारण इन सबको आगे 
समझायेंगे । 

ग्रहों का शुभत्व पापत्व, स्वगृह ( अपना घर ) या भाव स्वामी विचार ग्रहों की 
उच्च नीच मूळ त्रिकोण राशियां, ग्रहों की मैत्री, ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों के गुण-धमं 
आदि आवश्यक बातें प्रत्येक ज्योतिषी को स्मरण रखनी चाहिए, बिना इसके जाने 
काम नहीं चलता । 

(१) ग्रह का शुभाशुभत्व विचार 

अह ३ प्रकार के हैं (१ शुभग्रह (२) पाप ग्रह या क्रूर ग्रह ( अशुभ ग्रह ) और 
(३) मिश्रग्रह । 

१ शुभ ग्रह ००४८१९-गुरु और शुक्र सदैव शुभ ग्रह समझे जाते हैं । 

२ पाप ग्रह ॥९।९०-रवि, मंगल, शनि, राहु, केतु, हर्शल और नेपच्यून । गे 
अशुभ ग्रह हैं इस कारण इनको पाप या क्रूर (दुष्ट) ग्रह कहते हँ । ये सदव पाप ग्रह 
ही समझे जाते हैं । 

३ मिश्र ग्रह ग्यांड८०-बुध और चन्द्र ये संयोगवश कभी पाप ग्रह कभी शुभ 
ग्रह समझे जाते हैं, इस कारण इनको मिश्र ग्रह कहते हैं । वास्तव में ये दोनों शुभ 
ग्रह ही हैं, परन्तु जब ये पाप ग्रह के साथ होते हैं तो पाप ग्रह और अकेले या शुभ 
ग्रह के साथ रहते हैं तो शुभ ग्रह कहलाते हैं । इनके सम्बन्ध में विशेष विचार नीचे 
दिया है । - 

(१) बुध-यह शुभ ग्रह से युक्त (साथ) या दृष्ट (शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर हो) 
या शुभग्रह से किसी प्रकार सम्बन्ध हो तो शुभ फल देता है । पाप ग्रह से युक्त या 
दृष्ट हो तो अशुभ फल देता है। बुध अकेला हो और अस्तंगत (सूर्य के साथ ) न हो , 
तो शुभ फल देता है । 

(२) चन्द्र-शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक शुभ है, इसके 
उपरान्त पाप ग्रह समझा जाता है। किसी के मत से चन्द्र शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक 
मध्यम बलवान होता है, परन्तु उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि होने से बलिष्ठ होता है। 
शुक्ल दशमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक पूर्ण बलवान होता है। कृष्ण पक्ष की 
पञ्चमी के आगे १० दिन तक बलहीन होता है । 

(२) ग्रहों का स्थान या स्वगृह Planctary ownership or Lord of houses 
स्वगृह=अपना घर । स्वक्षेत्र अपना स्यान । गृह-घर । 

यद्यपि ग्रह सूयं के आस पास घूमते हुं, परन्तु सुविधा के लिए पृथ्वी के आसपास 
आकाश में चन्द्र, सूर्ये, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि क्रमानुसार घूमते हुए मान लिए 
गए हैं.। देखो चित्र संख्या ५। 

इन ग्रहों में सूर्यं और चन्द्रमा का एक-एक अपना (निजी) घर है, और ग्रहों के 


१३२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


२-२ घर राशि चक्र में हैं। इन घरों को स्वगृह कहते हैं। कौन कौन राशि किस 
प्रकार किस ग्रह के वांटे में आई आगे समझाते हैं । 

पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह चन्द्र है; इसका प्रभाव सीधे मन पर अर्थात्‌ हृदय पर 
पड़ता है। राशि चक्र में कालांग विषय में बता चुके हैं कि हृदय का द्योतक राशि 
ककं है, इस कारण चन्द्र का स्वस्थान ककं राशि मानी गयी है । 

चन्द्र के आगे सबसे शक्तिशाली ग्रह सूर्य है । सूर्य का प्रभाव आत्मा पर पड़ता 
है ओर सिह राशि आत्मा का सूचक है, इस कारण सिंह राशि सूर्य का स्वस्थान 
माना गया है । करके के उपरान्त सूर्यं की सिंह राशि आती है। सूर्य के पास बुध है 
इस कारण उनके दोनों बाजुओं की राशि मिथुन और कन्या इन दोनों का स्वामी बुघ 
हुआ अर्थात्‌ बुध को ये २ घर मिले। यह सूर्य के पास होने से बुध को युवराज 
कहते हैं । 

बुध के उपरान्त शुक्र ग्रह है, इसे दोनों ओर की २ राशियाँ वृष और तुला 
मिली, इस कारण शुक्र इन २ राशियों का स्वामी हुआ । शुक्र के आगे मंगल है, इसे 
आगे की २ राशियाँ मेष और वृश्चिक मिलीं इस प्रकार इन २ राशियों का स्वामी 
मंगल हुआ। 

इसके आगे गुरु है उसे आगे की २ राशियां मीन और धन मिलीं, इस प्रकार 
गुरु इन २ राशियों का स्वामी हुआ । 


चित्र-७१ ग्रहों के घूमने का क्रम और स्वराशि 


गुरु के आगे आकाश में छोर पर शनि है, इसे आजू-वाजू की शेष २ राशियाँ 
कुंभ और मकर मिलीं । चित्र संख्या ७१ ओर ७२ देखने से ये सब समझ में आ 
जायगा कि किस क्रम से कोन २ राशियों का स्वामी कोन ग्रह हुआ । चित्र संख्या 
७१ में बताया है कि ग्रह किस प्रकार घूम रहे हैं और इनको २-२ राशियाँ किस 


ग्रह विचार : १३३ 


प्रकार से मिली हैं। चित्र ७२ में स्पष्ट रूप से समझ में आ जायगा कि ग्रहों को ' 
किस प्रकार राशियाँ मिली हुँ । 


७ टक्क न 

१७ मु टी 
(०१६ [७४ ४-८ 

ls 


चित्र-७२ ग्रहों की स्व राशि 
इस प्रकार ये राशियाँ, इन ग्रहों के स्वस्थान हुए और इन्हीं स्थानों के स्वामी ये 


ग्रह हुए । स्वगृह को स्वक्षेत्र भी कहते हैँ । जो ग्रह अपने स्थान में होता है वह स्वगृही 
या स्वक्षेत्री कहलाता है । 


ग्रहों के स्वस्थान या स्वक्षेत्र 
गृह स्वामी सूर्ये चन्द्र मंगळ बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु हर्शेल नेपच्यून 
स्त्रस्थान 1 रै ९, २.१० ६ परक पे वर 


की राशियाँ ५ ४ ८ ६ १९ ७ ११ 
भावस्वामी या गृहस्वामी Sign ruled by the planet 
जिस भाव अर्थात्‌ जिस स्थान में ये राशियां रहती हँ उस भाव या स्थान के जो 
ह स्वामी होते हैं वे ऊपर चक्र में वताये है । ये ग्रह स्वामी कहलाते है, इनको गृह 
स्वामी भी कहते हैं । गृहस्वामी का उदाहरण देकर समझाते हैं । 
यहाँ लग्न वृश्चिक है तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, मंगल वृपराशि 
में बैठा है, वप राशि शुक्र का स्व-गृह (घर) है, इसलिए कहेंगे कि लग्नेश मंगल शुक्रके 


१३४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


घर मैं बैठा है दूसरे भाव में घन राशि 
है धन का स्वामी गुरु होता है। यह 
गुरु अपने ही घर में बैठा है तो कहेंगे 
हितीयेश गुरु स्व-गृही या(स्वक्षेत्री)है। 
तीसरे भाव में मकर राशि है, इसका 
स्वामी शनि होता है । यह शनि, बुध 
के घर में है, क्‍योंकि जहाँ शनि बैठा 
है वहाँ कन्या राशि है और कन्या का - 
स्वामी बुध होता है । यहाँ तृतीय शनि बुध स्थानी है । चतुर्थ भाव में कुम्भ 
राशि है जिसका स्वामी शनि होता है । यह शनि बुध के घर में है । चतुर्थ भाव में 
राहु बैठा है तो कहेंगे राहु शनि के घर में बैठा है,और चतुर्थेश शनि बुध के घर में 
है। पंचम में मीन राशि है जिसका स्वामी गुरु होता है, गुरु पंचमेश होकर धन-भाव 
में बेठा है। षष्ठ में मेष राशि है। इसका स्वामी मंगल है । इससे कहेंगे कि षष्ठेश 
मंगल सप्तम में है और मंगल के स्थान में सूर्ये बैठा है। सप्तम में वृष राशि है 
जिसका स्वामी शुक्र होता है। इससे यह शुक्र का घर है, इसमें मंगल और बुध बैठे 
हैं। यहाँ बुध, पाप ग्रह मंगल के साथ होने से पाप ग्रह माना जायगा । सप्तमेश 
शक्त द्वादश भाव में स्वस्थानी ( अपने घर का ) है । अष्टम में मिथुन राशि है यह 
बुध का घर है, क्योंकि मिथुन का स्वामी बुध होता है। इस घर का स्वामी बुध 
मंगळ के साथ, शुक्र के घर में बैठा है। नवम भाव में चन्द्र स्वगृही है, क्योंकि ककं 
राशि यहां है जिसका स्वामी चन्द्र होता है। दशम भाव में सिंहराशि है जिसका 
स्वामी सूर्य षष्ठ भाव में मंगळ के घर में बैठा है। दशम भाव में केतु है, यह सूर्य के 
घर में बैठा है। एकादश स्थान में बुध स्थानी (के स्थान में) शनि है, क्योंकि यहाँ 
कन्या राशि है जिसका स्वामी बुध होता है । द्वादश भाव में स्वस्थानी शुक्र है यहाँ 
ठुला राशि है जो शुक्र का ही घर है । 
स्वामित्व का और भी विचार 
कुंडली में मुख्यतः चन्द्र सूयं ओर लग्न से फल के विचार में ध्यान दिया जाता है । 
द्वितीय स्थान से नेत्र ज्योति, कुटुम्ब और विद्या का भी विचार होता है। तीसरे 
स्थान से कंठ, वस्त्र, कर्ण, आभूषण, चतुथं से वाहन भू सम्पत्ति आदि, पंचम से 
ईश्वर प्रेम विद्या मंत्र आदि, षष्ठ से भूत्य, व्यसन, रोग आदि का विचार होता है। 
इन सब स्थानों से किस-किस बात का विचार होता है आगे बताया जायगा, यहां 
तो इशसे ग्रहों का प्रभत्व विचारना है, इस कारण संक्षेप में थोड़ा विचार किया 
गया है । 
सब ग्रहों से सुयं अधिक प्रभावशाली है, इस कारण उसे राजा कहा है। राजा 
सुर्य के स्थान सिह से दुसरी राशि कन्या है । दुसरे स्थान से कुटुम्ब विद्या आदि का 


ग्रह विचार : १३५ 


विचार होता है। इस कारण सूर्य के युवराज बुध को यह स्थान ( कन्या राशि ) 
मिला । सूर्य से तीसरा तुला है, तीसरे से कण्ठ स्वर और वस्त्रादि का विचार होता 
है । यह सांसारिक सुखों का स्थान होने से देत्यगुरु शुक्र को यह स्थान मिला, क्योंकि 
शुक्र सांसारिक सुखों के स्वामी माने गये हैँ । सूर्य से चतुर्थ स्थान में वृश्चिक है। 
चतुर्थं से वाहन भु सम्पत्ति आदि का विचार होता है, वह स्थान सेनापति मंगल 
को मिला । मंगल भूमिपुत्र है, जमीन वाहन आदि का स्वामी है । सूर्य से पंचम धन है 
जिससे ईश्वर प्रेम विद्या आदि का विचार होता है, इमसे गुरु को जो विद्या ईश्वर 
प्रेम आदि का दाता है, यह स्थान मिला । अन्त में सूर्य से षष्ठ स्थान में मकर है । 
षष्ठ स्थान रोग दुःख आदि का प्रगट करता हैं, इसीसे रोग दुःख आदि के स्वामी 
शनि को यह स्थान मिला । 

इस प्रकार सूर्यं राजा है जिसके समीप रानी चन्द्र है। सूयं की रानी चन्द्र को 
इसलिए कहा है कि चन्द्र स्त्री ग्रह है और पृथ्वी के समीप होने से इसका सबसे बड़ा 
प्रभाव पड़ता है । सूर्य आत्मा है, चन्द्र मन है इस कारण सम्बन्ध होने से चन्द्र को 
रानी कहा है। इनके समीप युवराज बुध है । युवराज के वाजू से मंत्री शुक्र, फिर 
इसके वाद सेनापति मंगल को स्थान मिला है । इसके वाद मंत्री गुरु है ओर अन्त में 
शनि दास को स्थान मिला है । यही चित्र संख्या ७२ में बताया है । 


अध्याय २६ | 
ग्रह की उच्च नीच राशियाँ Exaltation and Debilitation or fall 


जिस प्रकार प्रत्येक ग्रह का स्वस्थान होता है उसी प्रकार प्रत्येक ग्रहों का एक 
और विशेष महत्व का स्थान माना हुआ है । यह अधिकार ग्रह की उच्चता सुचित 
करता है । कोई भारी अधिकार प्राप्त मनुष्य अपने अधिकार का पूर्ण उपयोग कर 
किसी को विशेष लाभ पहुंचा सकता है, परन्तु वह अधिकार चले जाने पर किसी को 
भी कोई लाभ नहीं पहुँचा सकता । 

इसी प्रकार ग्रह के अधिकार सम्वन्ध का विचार अर्थात्‌ उच्चता का विचार इससे 
होता है। इस उच्चता की पूणं अवधि को अर्थात्‌ पूर्णं अधिकार होने को ५९९ 
८1:०० कहते हैं। अधिकार हीन हो जाने पर- नीच कहलाता है 1 उस नीचता 
की पूर्ण अवधि को परम नीच 46०७ dcbilitation or decp थि कहते हैं । परम 
नीच ग्रह होने पर लाभ तो कुछ नहीं कर सकता, परन्तु नीचतापुण कार्य करने की 
ओर उसका झुकाव हो जाता है। 


१३६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


परम नीच की अवधि पूर्ण होने पर ग्रह क्रमशः उच्चता की ओर बढ़ने लग जाता 
है और अन्त में परम उच्च पद को प्राप्त होता है। ऐसे ग्रह की स्थिति को आरोही 
Ascending कहते हैं । 
ग्रह उच्चता की पूर्ण अवधि प्राप्त कर फिर क्रमशः नीचता की ओर जाने लगता 
है ऐसे ग्रह को अवरोही ९४०८०५४ कहते है । क्रमशः घटते-घटते अन्त में ग्रह 
पुनः नीचता की पूर्ण अवधि को प्राप्त होता है । 
परम उच्च से परम नीच का अन्तर सदा ६ राशि ( १८०? ) रहता है । उच्च 
का अधिकार स्वगृह की अपेक्षा बड़ा होता है । जैसे मेष यह अग्नि तत्व की राशि 
है, मंगल भी अग्नि तत्व का ग्रह है, मंगल का स्वंगृह भी अग्नि तत्व का है रवि मेष 
राशि में रहता है तो अग्नि तत्व में आने से अधिक प्रबल हो जाता है, इस कारण 
मेष राशि रवि की उच्चता की राशि मानी गई है। रवि मेष राशि का होगा तो 
कहेंगे कि रवि उच्च का है । उच्चता की अन्तिम अवधि (सूर्य की) मेष राशि के 
१०० तक है । मेष के १०° के भीतर जब रवि होता है तो कहेंगे कि रवि परम उच्च 
का है । इसके उपरान्त रवि नीचे की ओर जाने लगता है । 
मेष से ६ राशि उपरान्त तुला है, इस पर सूर्य आयगा तो कहेंगे कि नीच का 
सूर्य है। तुला के १०° के भीतर सूर्य आने से कहेंगे सूर्यं परम नीच का है । तुला के 
१० उपरान्त रवि उच्च की ओर जाने लगता है । 
इसी प्रकार प्रत्येक ग्रहों के सम्वन्ध में समझना । प्रत्येक ग्रहों की उच्च- 
नीच राशियां पृयक्‌-पृथक्‌ हैं। उच्च और नीच के वीच सदा ६ राशि का अन्तर 
रहता है। 
ग्रह की उच्च नीच राशियां 
ग्रह सूर्ये चंद्र मंगळ वुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु 
उच्च राशि मेष वृष मकर कन्या कर्क मीन तुला वृष वृश्चिक 
परम उच्च अंश १० ३ २८ १९५ ५ २७ २० २० २० 


रा रा 
परमोच्च राशि ०-१०° १-३? ९-२८१ ५-१५१ ३-५० ११-२७० ६-२०० १-२०० ७-२०१ 
अंश 
नीच राशि तुला वृश्चिक ककं .मोन मकर कन्या मेप वशिचिक वृष 
परम नीच अंश १० ३ २८ १५ ५ २७ २० २० २० 
रा 


परम नीच ६-१०० ७-३7 ३-२८? ११-१५० ९-५० ५-२७० ०-२३० ७-२०० १-२०० 
राशि अंश 

हशंल--यह ग्रह वायु राशि का है । मिथन तुला में अच्छा माना जाता है । कुंभ 
राशि में विशेष कर बलवान होता है 


ग्रह की उच्च नीच राशियां १३७ 


नेपच्यून-यह ग्रह जल राशि का है । ककं वृश्चिक और मीन में बलवान होता 
है । जल राशि मीन में अत्यन्त बलवान होता है । 

राहु केतु-कोई राहु का उच्च धन और केतु का उच्च वृष भी मानते हैं। 

उच्च नीच-उच्च नीच राशियां ग्रहों के मन्दोच्च से सम्बन्ध रखती हैं जिनका 
उपयोग सिद्धांत ग्रंथ में दिया है । । 

इसके अतिरिक्त ग्रहों का उच्च-नीच विचार दूसरे प्रकार से भी होता है । सूर्य 
चन्द्र आदि ग्रहों का पृथ्वी से अन्तर सदैव समान नहीं रहता । कभी-कभी ग्रह पृथ्वी 
के समीप आ जाते हैं कभी दूर चले जाते हैं, क्योंकि सव ग्रह अण्डाकार मार्ग से सूर्य 
के आस-पास परिक्रमा कर रहे हैं। 


सूर्य चंद्र का विग्व साधारण प्रकार से देखने में एक समान दिखता है, परन्तु 
ध्यान से देखोगे तो जहां पृथ्वी की दूरी समीप या अधिक हो जाती है तो विम्व के 
आकार में कुछ अन्तर प्रगट होने लगता है, कभी कुछ वड़ा कभी छोटा प्रगट होता 
है । पृथ्वी की कक्षा से जो विन्दु समीपवर्ती ज्योति से बहुत दूर है उसे उच्च कहते हैं 
और जो पास है उसे नीच कहते हैं। सूर्यं दिसम्बर के अन्त में अपनी कक्षा में नीच 
में होता है और जून के अन्त में उच्च का होता है । सूर्य चंद्र उच्च होते हुँ तो पृथ्वी 
से सबसे लम्वी दूरी पर होते हैं और उस समय उसका विम्ब छोटा दिखता है। जव 
सूर्य चंद्र पृथ्वी के पास होते हैं तव नीच होता है उस समय बिम्ब वड़ा दिखता है, 
ऐसे समय में ग्रहण हुआ तो खग्रास ग्रहण होता है । परन्तु यहाँ ऊपर जो ग्रहों की 
परम उच्च राशि अंश और परम नोच राशि अंश वताये गए हैं वे स्थिर कर लिए 
गए हैं और उनमें कभी परिवर्तन नहीं होता । इस कारण ऊपर बताये चक्र के अनुसार 
ही सदा उच्च नीच ग्रहण करना । 


(३) ग्रहों का मूल त्रिकोण 

जिस प्रकार ग्रहों का विशेष अधिकार उच्च के सम्बन्ध में पहिले बता चुके हैं उसी 
प्रकार एक और ग्रह का अधिकार है उसे मूल त्रिकोण कहते हैं । यह अधिकार उच्च 
से कुछ कम होता है। नीचे चक्र में बताया है कि किप्त राशि के कितने अंश पर होने 
से ग्रह मूल त्रिकोण में होता है । कुछ ग्रह की राशिप्राँ स्वक्षेत्र भी हैं, मूल त्रिकोण भी 
हुँ और उच्च भी हैं, इतका स्पष्टीकरण करने के लिए यह भी चक्र मे वतलाया है कि 
कितने अंश तक मूल त्रिकोण और कितने अंश तक्र उच्च या स्वक्षेत्र है । स्वक्षेत्र 
अधिकार से मूल त्रिकोण अधिकार बड़ा होता है । 


साधारण प्रकार से ग्रहों के मूल त्रिकोण को राशि 
ग्रह सूर्यं चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु 
राशि सिह वृष मेष कन्या धन तुळा कुंभ कुंभ सिंह 


१३८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


मूल त्रिकोण चक्र 

ग्रह सूयं चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 
मूल त्रिकोण राशि सिह वृष मेष कन्या धन तुला कुंभ 
उच्च के अंश १९ ६) x १५ २ * >. 
मूल त्रिकोण के अंश २० २७ १२ १० १० १५ २० 
स्वक्षेत्र अंश १० % पद ५ २० १५ १० 


मूल त्रिकोण के अंशो में किसी-किसी का मतभेद है, परन्तु राशियों के बारे में 
कोई मतभेद नहीं है । यहाँ बृहत्पाराशरी मत से मूल त्रिकोण के अंश दिए हैं। 

चक्र का स्पष्टीकरण 

सूर्य सिह राशि में २०° तक मूल त्रिर होता है, शेष १०° उसके स्वक्षेत्र का है । 
चंद्र वृष के ३० तक उच्च उपरान्त २७० तक मूल त्रि० होगा । मंगल मेष के १२° 
तक,मूछ त्रिकोण, शेप स्वक्षेत्र होगा । बुध कन्या के १५° तक उच्च, उप रान्त १०० 
तक मूल त्रिकोण, शेष ५° स्वक्षेत्र। गुरु धन के १०° तक मूल त्रिकोण; उपरान्त 
स्वक्षेत्र होगा । शुक्र तुला के ११० तक मूल त्रिकोण, उपरान्त स्वक्षेत्र होगा । शनि 
कुंभ के २०° तक मूल त्रिकोण, उपरान्त स्वक्षेत्र होगा 1 


मूळ त्रिकोण के विचार से ही ग्रह को नैसर्गिक मैत्री स्थिर हुई है, यह आगे 
बताया जायेगा । 


अध्याय २७ 
ग्रहमेत्री Friendship 


कुण्डली में ग्रहों की मंत्री का विचार होता है। यदि ग्रह अपने घर या मित्र के 
घर में होता है तो बलवान होता है । शत्‌, के घर में बलहीन हो जाता है। यह सब 
विचारने के लिए देखना पड़ता है कि ग्रह जिस स्थान (घर ) में बैठा है वह उसका 


ग्रहमैत्री : १३९ 


मित्र, शत्रू, या सम है, इस कारण ग्रहों की मैत्री जानना आवश्यक है। सम का अर्थ 
है कि वह न तो मित्र है और न शत्र है, उदासीन ग्रह है । 


मैत्री दो प्रकार की है--(१) नैसगिक मैत्री (२) तात्कालिक मैत्री । नीचे नैसगिक 
मंत्री चक्र दिया है, उससे जान सकते है कि कौन ग्रह का कौन मित्र या शत्रु है । 


नैसर्गिक मंत्री चक्र Natural friendship 


ग्रह मित्र पद्यात शत्रु cncmy सम गटप(चा 
१रविके चंद्र, मंगल, गुर शनि, शुक्र, राहा वुध 
रचंद्र , रवि, वुध राहु मंगल, गुरु, शुक्रं, शनि 
३ मंगल, रवि, चंद्र, गुरु बुध, राहु शुक्र, शनि 
४ वुध ,, रवि शुक्र, राहु चंद्र मंगल, गुरु, शनि 
५ गुरु ,, रवि चंद्र, मंगल बुध, शुक्र शनि, राहु 
६ शुक्र , वुध, शनि, राहु रवि, चंद्र मंगल, गुरु 
७ शनि , ` शुक्र, बुध, राहु रवि, चंद्र, मंगल गुरु 
द राहु , बुध, शुक्र, शनि रवि, चंद्र, मंगल गुरु 

स्पष्टीकरण-- 


रवि का मित्र चंद्र, मंगल, गुरु है, जव रवि, चंद्र की राशि ( कर्क ) या मंगळ 
की राशि ( मेष, वृश्चिक ) या गुरु की राशि ( धन, मीन ) में से किसी राशि में हो 
तो कहेंगे रवि मित्रगृही है । सूर्य का शत्र, शनि, शुक्र है, जब रवि इनके धर में अर्थात्‌ 
मकर, कुम्भ ( शनि की राशि ) या तुला, वृष ( शुक्र गृह.) में होगा तो कहेंगे सूर्य 
शत्र क्षेत्री है या शत्रू गृही है। जब बुध के गृह मिथुन या कन्या राशि में से किसी में 
सूर्य होगा तो कहेंगे सूर्य समक्षेत्री है । इसी प्रकार दूसरे ग्रहों की भी मैत्री का विचार 
चक्र के अनुसार होता है। इस मैत्री में कोई परिवर्तन नहीं होता । इस कारण इसे 
नैसर्गिक मैत्री कहते हैं। यह मैत्री स्वाभाविक है। _ 

नैसशिक मैत्री में विशेष ध्यात देने योग्य बात यह है कि कई ग्रहों की परस्पर 
मैत्री तो ठीक है ( जैसे रवि का मित्र गुरु है तो गुरु का भी मित्र रवि है ), परन्तु सव 
ग्रहों का ऐसा सम्बन्ध नहीं है । कोई ग्रह किसी से मैत्री तो मानता है, परन्तु दूसरा 
ग्रह उससे शत्रुता रखता है। जंसे चंद्र, वुध से मंत्री रखता है, परन्तु बुध, चंद्र से 
शत्रुता रखता है । इसी प्रकार परस्पर मंत्री में कहीं-कहीं विरोध पड़ता है, वह नीचे 
के चक्र में समझाया है जिसका ध्यान रखना चाहिए । 


१४० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


- मैत्री सम्बन्ध सूचक चक्र 


जहाँ परस्पर मैत्री में कोई अन्तर नहीं है 
ग्रहका मित्र शत्रु सम 
१ रवि का चं. मं. गु. . श. शु. रा. - 


२चंद्रका रवि राहु लट 
३ मंगल का र. गु. राहु शुक्र 
४ बुध का शु. रा. न — 
४५ गुरुका र. मं. — ण. रा. 
६ णुक्रकाबु.श- रा. रवि मं 

७3 शनि का शु. रा: रवि गुरु 


८ राहु का बु. शु. श. चं. मं. र. गुरु 


नैसर्गिक मैत्री की उत्पत्ति 


ग्रहों की नैसगिक मैत्री मूल त्रिकोण के सम्बन्ध से स्थापित हुई है । मूल त्रिकोण 
मुल त्रिकोण चक्र 


जहाँ मैत्री में भिन्नता है । 

ग्रहका मित्र शत्रु सम 
१रविका -- वुध 
२चंद्रका वुध -- मं.गु.शु.श. 
३ मंगल का चंद्र बुध शनि 
४बुध का र. चं. ` चन्द्रम. गु. श. 
शगुरुका चन्द्र बु.शु. -- 
६ शुक्रका -- ! चन्द्र गुरु 
७शनिका वुध चं.मं. -- 
८राहुका 7 = `> 


के स्थान से २-१२,५-९,४-८ स्थान पर 
और उच्च के स्थान पर उस ग्रहका 
अच्छा प्रभाव पड़ता है, इस कारण उस 
स्थान के स्वामी से मित्रता होती है और 
शेष स्थान पर विरुद्ध प्रभाव पड़ता है । 
इस कारण शेष स्थान के स्वामी से शत्रुता 
होती है । यदि एक प्रकार से मित्र भाव 
और दूसरे प्रकार से शत्रुभाव आवे तो 


उसे सम समझना । जहाँ दोनों प्रकार से मित्र-भाव आवे वहाँ मित्र समझना नीचे चक्र 


में यही समझाया गया है। 


रवि, चन्द्र मित्र १ वार-मित्र, शेप ग्रह 


चिल्ल ‡= २ वार मित्र = मित्र ` 
%५=१वार, =, 
० = मित्र शन्रु=सम 


Ee पल 


[ मित्र ‡- मित्र-मित्र 
मित्र + शत्रुच्सम 


७ 


(शेष) 


शत्र स्थान मित्र सम शत्र 
३ ६ ७ १० ११ +% 


उच्च 
दस्थात 


मित्र स्थान 
स्थान २ १२ ५ ९ ४ 


मूल 
ण 


क्रम ग्रह त्रिको 


राशि ६ 


> 


सिह 


१ सूय 


FX 


S 
° 


स्वामी ब. 


३ मंगल मेष 


मं. ग, 


ए? छ? 


ग्रहमैत्री : १४१ 


का र 


Crop 
७” पर? 


स्वामी मं. 


शुक्र कुम्भ राशि 


६ 


र. चं. 


८ राहु कुम्भ शनि के समान । 


१४२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक्र ज्ञान खण्ड 


इस चक्र में मित्र और उच्च स्थान के सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि 
इन दोनों स्थानों में से किसी स्थान में रवि या चंद्र 1 ही बार आ जावे तो मित्र होते 
हैं, परन्तु दूसरे ग्रह इन स्थानों में २ बार आवे तब मित्र होते हैं, १ बार आने से सम 
होते हँ, शेष शत्रु होते हैं। जैसे मंगल का विचारना है, गुरु २ स्थान (१२-६) में 
आया है तो मित्र हुआ, परन्तु रवि, चंद्र १ ही बार, ५ रवि, ४ चंद्र आने से मित्र 
हुआ । शुक्र १ बार आया है, इती प्रकार शनि उच्च में १ ही बार आया है तो शु० 
श० सम हुए । शेष बुन्न बचा वह शत्रु हुआ । इसी प्रकार सवकी मैत्री विचारना । 


तात्कालिक मैत्री Temporal friendship 

जिस प्रकार कोई किसी का मित्र होने पर भी तात्कालिक परिस्थिति के कारण 
विरोध या समता का भाव दिखाता है या शत्रु रहने पर भी तात्कालिक अवस्था के 
अनुसार कभी मित्रता कभी समता दर्शाता है, इसी प्रकार ग्रहों की नैसगिक मैत्री रहने 
पर भी परिस्थिति के अनुसार मंत्री में परिवर्तत हो जाता है इसको तात्कालिक मैत्री 
कहते हैं, अर्थात्‌ तात्कालिक अवस्था के 
अनुसार जो मैत्रो होती हे उसे तात्कालिक 
मैत्री कहते हैं। मित्र=२, ३, ४ और 
१२, ११, १० वें स्थान के ग्रह शत्रु=१, 
५, ६, ७, ८, और ९ वें स्थान के ग्रह 
जन्म कुंडली या किसी कुंडली में कोई 
ग्रह जहाँ पर भी हो उस स्थान को छोड़ 


कर आगे के ३ स्थान और पीछे के ३ स्थानों में रहने वाले ग्रह उस ग्रह के तात्का- 
लिक मित्र हो जाते हैं । शेष स्थान में रहने वाले ग्रह उसके शत्रु हो, जाते हैं । 


अर्थात्‌ किसी विशेष स्थान से दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान में और दशवें, ग्यार- 
हर्वे और बारहवें स्थान में रहने वाले ग्रह मित्र हो जाते हैं, शेष स्थान के ग्रह शत्रु 
होते हैं। जैसे यहाँ पर शनि सप्तम स्यान में है, उससे कौन-कौन स्यान के ग्रह मित्र 


शत्रु होंगे ऊपर कुण्डली में बताया हैँ । 
यहाँ इसको और भी उदाहरण देकर तात्कालिक मैत्री समझाते हैं । 


१.१६... 


ग्रहमैत्री : १४३ 

(१)पूर्य- सूयं से दूसरे घर में शनि 
बुध, तीसरे में गुरु चंद्र शुक्र, चोथे में 
राहु है, बारहवें में कोई ग्रह नही है, 
| ग्यारहवें त्यान में मंगल ओर दशवे में 
केतु है ये सब सूर्य के मित्र हुए। शेष 
कोई नहीं बचे तो शत्रु कोई नहीं है । 

(२) चन्द्र के-रा० बु० श० सू० मित्र 
हैं, क्योकि राहु दूसरे घर में है, तीसरे 
चोथे में कोई ग्रह नहीं है। बारहवें श० बु०, ग्यारहवें सूय, दशवें कोई ग्रह नहीं है । 
ये सब मित्र हुए, शेष शत्रु हुए। चंद्र के पहिले घर में जहाँ गुरु शुक्र हैं, आठवें में 
केतु नवम मंगल है । इस कारण गु० शु० के. और मंगल शत्रु हुए । इसी प्रकार सब 
का निकालना । 

(३) मंगल के-सू ० श० बु० के० मित्र हैं, क्योंकि केतु वारहवें, तीस रे सूर्य, चौथे 
में शनि बुध हैं, दूसरे दशर्व और ग्यारहवें स्थान में कोई ग्रह नहीं हैं । शेष ग्रह गुरु चन्द्र 
शुक्र राहु शत्रु हुए । 

(४) बुध,के-गु० चं० शु० रा० सू० और मं० मित्र, शेष श० और के० शत्रु हैं । 

(५) गुरु के=रा० श० बु० सू० मित्र, शेष चं० शु० मं० और के० शत्रु हैं। 

(६) शुक्र के--रा० श० बु० सू० मित्र, शेष गु० चं० मं० और के० शत्र हैं। 

(७) शनि केन्गु० चं० शु० रा० सू० मं० मित्र, शेष बुध और केतु शत्र हैं । 

(८) राहु के-गु० चं० शु० श० बु० सू० भित्र, शेष मं० और के० शत्र्‌ हैं 

पंचधा मंत्री Average friendship 

पंचधा मेत्री=्नैसगिक मैत्री +- तात्कालिक मंत्री । 

मित्र+ मित्रच्अधि मित्र | शत्रु + शत्रु-अधिशत्रु 
मित्र + समस्शत्रु शत्रु + समन्शत्रु 
मित्र-- शत्रु सम शत्रु +- मित्र-सम 

नैसर्गिक और तात्कालिक मैत्री मिलाकर पंचधा मैत्री होती है। यदि दोनों में 
मित्र हो तो अधिमित्र, दोनों में शत्रु, हो तो अधिशत्रु होते हैं । एक में मित्र दूसरे में 
शत्रु हो तो सम हो जाता है । एक में मित्र ओर दूसरे में सम हो तो मित्र और एक 
में शत्रु और दूसरे में सम हो तो शत्रु होता है। 

इसी प्रकार विचार कर पंचधा मैत्री निकालने का उदाहरण नीचे दिया है । पहिले 
जो तात्कालिक मैत्री निकाले हैं उसी पर से पंचधा मैत्री निकालते हैं । 


१४४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


(१) नैसगिक मैत्री ४ (२) तात्कालिक मैत्री 
(स्थायी मंत्री) (जो पहिले निकोल चुके हैं) 

ग्रह मित्र शत्रु सम ग्रह मित्र शत्रु 
१ रवि चे. मं. गु' शु. श. रा. वु. १ रवि चं.बु.गु.शु.श.मं.रा. 2% 
रचन्द्र र, बु. रा. मं.गुशु.श. २चंद्र सू. बु. श. रा. मं. गु. शु. 
३ मंगल र. चं. गु. बु.रा शु. श. ३ मंगल सू. वु. श. चं.गु.शु.रा. 
बुध र. शु. रा. चं मं.गृुश. ४ बुध सू. चं, गु. शु. रा. शा. 
५ गुरु रःचं.मं. बु. शु. श. रा. ५ गुर . सू. बु. श. रा. चं. मं. शृ. 
६ शुक्र बु. श. रा. र. चं. मं. गु. ६ शुक्र सु. बु. श. रा. . चं. मं. गु. 
७ शनि बु, श. रा. र. चं. मं. गु. ७ शनि सू.चं.मं.गु.शु.रा. वृ. 
८ राहु वुः शुः श. र, चं. सं गु. ८ राहु सू.चं.वु.गु.शु.श. मं 


(३) पंचधा मैत्री (उपर्युक्त दोनों को मिलाकर यहाँ रखा हुँ) 


ग्रह अधिमित्र मित्र सम शत्रु अधिशत्र्‌ 
१ रवि च० मं० गु० वु० शण्शुरा० ० ० 
२ चंद्र र्‌० बु० श० रा० मं० गु० शु० ० 
३ मंगल र” श० चं० गु० वु० शु० ० 
४ बुध र० शु० रा० मं० गु० चं० श० ० 
५ गुरु रर श० रा० चं० मंग्वु० ० शु० 
६ शुक्र वु० श० रा० c रण० मं० राठ चं० 
७ शनि शु० रा० गु० र० चं० मं० बु० ० रा० 
८ राहु बुग्शु०श० गु०ष रण०चं० . ० मं० 


यहाँ तात्कालिक में सूयं का शनि मित्र है, परन्तु नैसगिक में शत्र है तो मित्र शत्रु 
मिलकर पंचधा मैत्री में सम हो गया । बुध तात्कालिक में मित्र और नैसिगक में सम 
है तो मित्र+सम=मित्र हुआ । रवि का चंद्र और मंगळ दोनों प्रकार से भित्र है तो 
दोनों अधिमित्र हुए । इसी प्रकार प्रत्येक ग्रहों की मित्रता मिलान करके पंचधा मैत्री 
चक्र में स्थापित किया है । 


ल्क ग्रहमैत्री : १४५ 

सम्पूर्ण ग्रहों का फल विचारते समय इसी पंचधा भैत्री चक्र के अनुसार ग्रहमंत्री 
का विचार होता है। जैसे रूग्नकुंडली में लग्न में वृश्चिक राशि है। इसका स्वामी 
मंगल हुआ, यह मंगल चतुर्थ भाव में शनि 
के घर (कुंभ) में बैठा है । पंचधा मैत्री में 
मंगल का शनि मित्र हैँ । इस कारण मंगल 
मित्रस्थानी हुआ । वृष का शनि सप्तम 
में है वृषेश्वर (वृष का स्वामी) शुक्र है, 
शनि का यह शुक्र पंचधा मैत्री से अधि 
मित्र है तो कहेंगे कि शनि अधिमित्र क्षेत्री 
है । इसी प्रकार सव ग्रहों की मंत्री का 


विचार करना पड़ता है। मित्र क्षेत्र में ग्रह होने से उसका वळ बढ़ेगा और शत्रु क्षेत्र 
में वल घटेगा । यह सब विचार के लिए मैत्री का उपयोग होता है । 
जो ग्रह मित्रक्षेत्री, स्वक्षेत्री, अधिमित्रक्षेत्री या उच्च का हो वह शुभ फल देगा । 
शत्रुक्षेत्री, अधिशत्रुक्षेत्री या नीच में ग्रह हो तो अनिष्ट (बुरा) फल देगा । इस कारण 
ग्रह का क्षेत्र जानने के लिए इस जन्मकुंडली से ग्रह क्षेत्र विचार कर नीचे देते हैं । 
उपयु क्त लग्नकुण्डली के ग्रहों का क्षेत्रा विचार 
ग्रह सूर्यं चंद्र मंगल वुध गुरु शुक्र शनि राहु 
क्षेत्र अधि- अधि- मित्र अधि- सम अधि- अघि सम 


आ 


मित्रगृही मिलस्थानी क्षेत्री मित्रकषेत्री यूद्दी नित्रगृढी मित्रश्नत्री क्षेत्री 


अध्याय १८ 
ग्रहों की दष्टि 817000 खा he planc!s 


< + 


प्रत्येक भाव राशि या ग्रह पर किस-किस ग्रह को दिस प्रकार की दृष्टि है, इसका 
विचार भी, ग्रहों के फळ निर्णय करने के लिए करना पड़ता है, इस कारण ग्रही क 
दृष्टि का जातना आवश्यक है । 
ष्डि का स्पष्टीकरण 
जब गर्म उदय होता है तो उसकी किरण तिरछी होने के कारण यरय इय जान 
पड़ती है । जोम तुर्य का अंश बढ़ता है त्यों-््यों सूर्ये का दि बढ्दा द | अब सूळ 
६०” पर अर्थात्‌ सिर पर आजाता है तो उसकी किरणें सामने पड़ने चे सू का ्रथाड 


1७ 


१४६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


अधिक बढ़ जाता है अर्थात्‌ उस समय गर्मी बहुत बढ़ जाती है । जब दिन ढलने लगता 
है तो उसकी किरणें तिरछी पड़ती हूँ और प्रभाव कम होते-होते अन्त में लुप्त हो 
जाता है । उसी प्रकार सब ही ग्रहों का प्रभाव होता है जिस ग्रह के सामने दुसरा 
तह होगा उस पर, उस गृह पर पूरा प्रभाव पड़ेगा, जववाजू से होगा तो कम 
प्रभाव पडेगा । य 

जिस राशि पर कोई गूह हो उसके ठीक सामने सातवीं राशि होती है और उस 
समय दोनों ग्रहों का अन्तर १५०° का रहता है। इस कारण सातवें स्थान पर गूह 
का पुरा प्रभाव पड़ता है, इसी का नाम पूणं दृष्टि है। इसी प्रकार शेष दृष्टि में 
गकिरणें तिरछी पड़ती हैं । इस कारण उनका प्रभाव कम हो जाता है । 

जो गूह देखता है उसे द्रष्टा ग्रह कहते हैं। जिस ग्रह या भाव पर किसी दूसरे 
ग्रह की दृष्टि पड़ती है उसे दृश्य कहते हैं । 

दृष्टि ४ प्रकार की होती है--(१) एक पाद दृष्टि या चौथाई दृष्टि, (२) द्विपाद 
दृष्टि या अद्धं दृष्टि, (३) त्रिपाद दृष्टि या पौन दृष्टि ओर (४) पूर्ण दृष्टि । 

चित्र संख्या ७३ ग्रह की दृष्टि 


चित्र संख्या ७३ में बताया है कि किसी ग्रह की अपने स्थान से किसी भाव पर 
या कितने अन्तर पर किस प्रकार की दृष्टि पड़ रही है । जहां दृष्टि नहीं है वहां 
बताया है । इस चित्र में गृहों की दृष्टि के प्रकार बतला कर उनकी किरणों का प्रभोव 
बताया गया है । इस चक्र में भीतर किनारे पर ३०-३०० की एक-एक राशियां दी हैं 
और गृह स्थान से अन्तर अशो में बताया है। चक्र के ऊपर भी १२ भाव या स्थान 


दिये हैं । इससे प्रगट होगा कि गृह स्थान से कौन से स्थान पर या कितने राशि अन्तर 
पर क्रिस प्रकार की दृष्टि होती है । 


& ०" SYN Suse 


ग्रहों की दृष्टि : १४७ 


ग्रहों के पहिले, दूसरे, छठवें, ग्यारहवै और - बारहवें स्थात पर कोई दृ 
नहीं होती । 
मंगळ गुरु और शनि क्रमशः पृथ्वी की परिक्रमा मार्ग की परिधि के बाहर एवं 
सूयं से दुर होने के कारण इनकी विशेष दृष्टि का विचार किया गया है । 
ग्रह की चार प्रकार की दृष्टि होती हैं-- 
(१) पूर्णं दृष्टि-११ पूरी=६० कला दृष्टि 
(र) त्रिपाद,--पौन दष्टि-००-४५' ,, 
(३) द्विषाद,, =अद्धं,=०-३० 0) 
५ (४) एकपाद,,=्पाव,, ८०-१५ || 
(१) पुणे दृष्टि--सम्पूर्ण गृह अपने स्थान से ( उस समय जिस राशि में वे हों 
उस राशि से ) सातवीं राशि या सातवें स्थान पर पूर्ण दृष्ठि से देखते हैं । परन्तु मंगल 
गुरु और शनि की विशेष दृष्टि होने के कारण इनकी अतिरिक्त पूर्ण दृष्टि इस प्रकार 
भी है। ये अपने स्थान से इन स्थान या राशियों पर भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं-- 
(१) मंगल ४ और ८ स्थान या राशि पर 
(२) गुरु ५ और ९ त क 
(३) शनि ३ और १३ ,, nn 
(२) त्रिपाद दृष्टि=मंगल को छोड़कर सव ग्रह अपने स्थान से ४ और 5 स्थान 
या राशि परं त्रिपाद दृष्टि से देखते हैं । मंगल की त्रिपाद दृष्टि नहीं होती, क्योंकि 
यही दृष्टि मंगल की पूर्ण दृष्टि हो जाती है । 
(३) द्विपाद दृष्टिन्गुर को छोड़ कर शेष सव ग्रह अपने स्थान से ५ और ९ स्थान 


* या राशि पर द्विपाद दृष्टि से देखते हैं । गुरु की द्विपाद दृष्टि नहीं होती, क्‍योंकि यही 


गुरु की पूर्ण दृष्टि है । 

(४) एकपाद दृष्टि-शनि के सिवाय सब ग्रह अपने स्थान या राशि से ३ और 
१० स्थान या राशि को एकपाद दृष्टि से देखते हैं [शनि की एकपाद दृष्टि नहीं होती, 
क्योंकि यह शनि की पूर्ण दृष्टि है । 

दृष्टिचक्न 
दृष्टि सू. च. बु. शः रा. मंगळ गुरु शनि मतांतर राहु शून्य दृष्टि 
पूर्ण दृष्टि ७वांस्थान ७,४,८ ७,५,५ ७,३.१० ५,७,९,१२ १,२,६,११,१२ 


त्रिपाद ,, ४८ ० ४८ ४,८ ० 

द्विपाद ,, ५,९ ५९ 0 ५,९ ३,६ 

एकपाद ,, ३,१० ३,१० २.१० ° २,१० कन्या का= 
अन्धा होता है । 


चारों प्रकार की दृष्टि में पूर्ण दृष्टि का ही विशेष प्रभाव पड़ता है, केतु की दृष्टि 
नहीं होती । 


१४८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


` = ग्रह जिस स्थान में पूर्ण दृष्टि से देखता है वह स्थान पूर्ण फल देता हैं। उदाहरण 


देकर ग्रहों की दृष्टि विचारना आगे समझाते हैं । 


इस कुण्डली में मंगल चतुर्थ भाव में है ७, ४, ८, वें स्थान पर इसकी ग दुष्ट 
होती है । मंगल में सातवें स्थान पर सिंह राशि दशम भाव पर है, चोथे स्थान में वृष 


राशि सप्तम भाव में है जहाँ बुध शनि 
बैठे हैं । मंगल से अष्टम में कन्या राशि 
एकादश भाव में है । इस कारण सप्तम 
दशम ओर एकादश भाव पर और बुध 
शनि ग्रहों पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ 
रही है । इसी प्रकार सब ग्रहों की दृष्टि 
का विचार करना । दृष्टि का स्थान गिनते 


` समय जिस स्थान पर ग्रह हो उस स्थान को एक गिनना चाहिये । जैसे सूर्य की 


एकपाद दृष्टि तीसरे स्थान पर विचारना है तो सूयं के स्थान मेष को १ गिना तो 


तीसरे स्थान में अष्टम भाव आया जहाँ चं. ग्‌. श. हैं, जिन पर सूर्य की एकपाद दृष्टि 
पड़ रहीहै। 


आगे इसी कुण्डली का दृष्टिचक्र अभ्यास के लिए दिया है। इस चक्र में पूर्ण दृष्टि 
१° की अर्थात्‌ ६० कला की बताई गई है । इसी प्रकार पौन दृष्टि ४५१, अर्द्ध दृष्टि 
३०' और पाव दृष्टि १५' की दी गई है, इस पर से दृष्टि समझ लेना । 


इस चक्र के देखने से समझ में आ जायेगा कि सूये की पूण दृष्टि बारहवें भाव और 
तुला राशि पर है, पौन दृष्टि लग्न व वृश्चिक राशि और नवम स्थान की ककं राशि 
पर है, अद्धं दृष्टि द्वितीय स्थान की ध्रन' राशि और दशम भाव की सिंह राशि पर 
है, पाव दृष्टि तृतीय स्थान की मकर राशि और अष्टम स्थान की मिथुन राशि पर 
है शेष राशियों पर कोई दृष्टि नहीं है सूर्य की एकपाद दृष्टि श. चं, गु. पर भी 
पड़ती है जो सप्तम स्थान में वृष राशि पर बैठे हैं ओर अष्टम भाव में हैं। राहु पर 
पौन दृष्टि है जो नवम भाव में कर्क राशि पर है । केतु पर सूर्य की पाव दृष्टि है जो 
तृतीय भाव में मकर राशि पर बंठा है ओर किसी ग्रह पर सूर्य की दृष्टि नहीं पड़ती । 
इसी प्रकार चक्र के अनुसार शेष ग्रहों की दृष्टि का विचार करना । यहाँ पर देखने 
वाला सूरय ग्रह द्रष्टा है ओर शु. चं. गु. जिनपर सूर्य की दृष्टि पड़ती है वे दृश्य हैं । 
कोई ग्रह किसी भाव या दुसरे भाव को देखता है तो कहते हैं कि उस ग्रह की दृष्टि 
अमुक ग्रह या भाव पर है । 


ग्रहों की दृष्टि : १४९ 


० kt > Wb ० 
८०३ mA हर ० ० 
i MA mb ० ० 
० 6०६ WA ४० २० 


*]> ही 
a El x A हट 
tb bb ob ५ a 


BE 
टे 
A न 


न 
b 


3 


tb 
¥ 


गह 
bb 
R 


hols 132100 ४३२ bbe bok Hh 290 ७७७ bf 


८ 
mp] 


] हे 290 2५१९ 1४ 187६ 20 bk) ०18. 286 


ot ” S_—a 
=" gio 
200 झोड 8 
31 ५ डी ह 
७७७ " 132- 2. 
७ “6 Bhh—t 
gf 0:५५ ४:७-- 
BR lee ph—b 
Bi 129४ 
प 20 1 
(Of रुल 
be elk 


—t 2५४ 1५ Inn 


१५० ; सचित्र ज्यौतिष शिक्षा. प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


कलात्मक दृष्टि-६०'>१" पूर्ण, ४४८३, ३०:०३) १५८३ दृष्टि 1 
इन चारों प्रकार की दृष्टि में केवल पूर्ण दृष्टि का ही विचार होता है, क्योंकि 
उसका फल पूर्ण रूप से अनुभव में आता है । शेष दृष्टि उपयोगी नहीं हैं, क्योंकि 
उनका फल निश्चित नहीं होता । ग्रहों का दृष्टिबल निकालने में चारों प्रकार की 
दृष्टि का काम पड़ता है । 
दीप्तांश Orbs of the planets 
जब द्रष्टा ग्रह ( देखने वाला ) और दृश्यग्रह ( जिसपर दृष्टि पड़ रही हो ) इन 
दोनों में थोड़ा ही अंश का अन्तर हो या अंश साम्य हो तो उनकी दृष्टि होना समझी 
जायगी । जेसे वृष के २ अंश पर कोई ग्रह हो और दूसरा ग्रह उससे सातवें घर में 
वृश्चिक राशि के २" पर हो, अर्थात्‌ दोनों में पूरे ८०° का अन्तर हो तो कहेंगे कि वह 
ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखता है । परन्तु दूसरा ग्रह वृश्चिक के २०० पर हो तो पूर्ण दृष्टि 
है ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि दोनों में २०६? का अन्तर पड़ जाता है । वृष राशि 
के किसी भी अंश पर द्रष्टा ग्रह हो और दृश्य ग्रह सप्तम स्थान में जहाँ वृश्चिक राशि 
है उसके कितने ही अंश पर हो तो भी पूर्ण दृष्टि से देखता है ऐसा कहना ठीक नहीं 
है । किसी भाव या ग्रह पर दृष्टि करने वाला ग्रह उसी अंश साम्य पर देखना चाहिए 
तब पूर्ण दृष्टि समझी जायेगी चाहे वह द्रष्टा ग्रह भाव के बीच में क्यों न हो। आगे 
पीछे दृष्टि हुई तो निष्फल होती है । 
इस कारण दोनों द्रष्टा और दृश्य ग्रह की दृष्टि किसी विशेष अंश के भीतर 
होना चाहिए जिससे वह दृष्टि प्रभावशाली होती है। प्रत्येक ग्रह की दृष्टि का कुछ 
विशेष अन्तर नियुक्त है जिसके भीतर दृष्टि रहने से वह दृष्टि प्रभावशाली समझी जाती 
है और इस अन्तर का विचार अंशों में होता है । इन अंशों के अन्तर को दीप्तांश 
कहते हैं । अर्थात्‌ दो या अधिक ग्रह जो एक दूसरे पर दृष्टि योग करते हैं तब वे ग्रह, 
दृष्टि योग करने के पूर्व किसी विशेष अंशों के भीतर एक दूसरे पर प्रभाव डालने में 
समर्थ होते हैं उस अन्तर को दीप्तांश कहते हैं । दीप्तांश चक्र-- 
ग्रह सूयं चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 
दीप्तांश १५ १२ दु ७ ९ ७ ९ 
द्रष्टा ग्रह की दृष्टि इन दीप्तांशों के भीतर ही दृश्य ग्रह पर उसके आगे पीछे हो 
तो कहेंगे कि दृष्टि दीप्तांश के भीतर है। ऐसी दृष्टि का विशेष फल होता है । यदि 
इन दीप्तांशों के अधिक आगे या पीछे दृश्य ग्रह हो तो फल मध्यम होगा । इसका 
उदाहरण देकर समझाते हैं । 


ग्रहों की दृष्टि : १५१ 


मान लो सूर्य वष के १५° पर है और चन्द्र तुला के २८१ पर है । वृष से तुला ६ 
राशि अन्तर पर अर्थात्‌ सातवें स्थान पर होने से सूयं क्री पूर्ण दृष्टि हो जाती है । 
अब देखना है कि इनकी दृष्टि दीप्तांश के भीतर है या नहीं । इसके लिए दोनों के 
अंश देखा । दोनों के अंशों में (२८-१५)=१३° का अन्तर है। सूर्य का दीप्तांश १५ 
है तो यह अन्तर १३ दीप्तांश के भीतर है, तो कहेंगे कि सूर्य की दृष्टि चन्द्र पर 
दीप्तांश के भीतर है । इसका कारण पूर्ण दृष्टि का पूरा फल होगा । ऊपर जो दृष्टि 
कोण के दीप्तांश बताये गये हैं वे इसी प्रकार विचारे जते हैं । 


युति 0०]५॥९४।००=जब-जब ग्रह एक ही राशि पर और एक ही अश पर हो 
तो वह युति दृष्टि योग कहलाता है। यदि दीप्तांश के अनुसार उसमें ८-१०अंश से 
अधिक अन्तर पड़ जायगा तो वह युति योग प्रभाव पूर्ण नहीं होगा । 


पाश्चात्य पद्धति से दृष्टि विचार 

जिस ग्रह या भाव की दृष्टि निकालना है तो दोनों का अंशों में अन्तर निकालो 
और उस अन्तर के अनुसार दृष्टि का फल विचार करो । द्रष्टा और दृश्य इन दोनों 
के बीच में अंशों का न्यूनाधिक अन्त होने पर उस अन्तर के अनुसार दृष्टि का विशेष 
नाम होता है और दृष्टि योग से फल का अनुभव उसी के अनुसार होता है । ग्रह 
दृष्टि का शुभाशुभ फल उसी दृष्टि के अनुसार होगा । 

यह विचार नहीं रखना चाहिए कि देखने वाला ग्रह शुभ होगा तो सदा शुभ फल 
देगा या पाप ग्रह होगा तो सदा अशुभ फल देगा । कभी-कभी अशुभ दृष्टि योग से 
शुभ ग्रह भी अशुभ फल देते हैं और अशुभ ग्रह शुभ फल देते हैं । 

पाश्चात्य लोग कोई ग्रह बिलकुल शुभ या अशुभ है ऐसा नहीं मानते, परन्तु दृष्टि 
योग से शुभाशुभ फल देना मानते हैं । जैसा गु यह शुभ ग्रह है उसका सम्बन्ध चंद्र के 
साथ होने से अति शुभ फल देगा, इसके विरुद्ध शनि ये पाप ग्रह है सूर्य या चंद्र के 
साथ शुभ दृष्टि योग करने से शुभ फल देता है । इस कारण योरोपीय जातक ग्रंथों के 
आधार पर यहाँ दृष्टि योग समझाते हैं, जिसमें यह भी बताया है कि कौन दृष्टि योग 
शुभ या अशुभ है। दृष्टि योग सूचक संकेत के चिल्ल भी दिये हैं, क्योकि अंग्रेजी 
पंचाज्ों में केवल दृष्टि योग के चिह्न ही दिये रहते हैं । 


१५२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


दृष्टियोग 
दृष्टियोग नाम ग्रहों का अन्तर फल चिह्न दीप्तांश 
राशि या अंश 
च-साङँ केन्द्रयोग १३४५ अशुभ ८ या २-३ अंश | 
Semi Square or SO 
Semi Quartile 
२-निरेकादश (द्विराश्यंतर) २८६० शुभ क्या २-३ 
Sextile नश 
३-केन्द्र (वर्तुलपाद) 9५५३/० ३=९० अति शुभ [] ४-५ 
४-त्रिकोण (नवम-पंचम) 771९ ४=१२० अति शुभ ^ ४-५ 
५-साद्धं चतुष्टय राश्यंतर ४३=१३५ अशुभ छः. २-३ 
Sesqui quadrate या २-३ 
६-षड्ष्टक ५=१५० अशुभ झू याएए 
Quincunx या प्र 
७-पूर्ण दृष्टियोग ( प्रतियोग ) =६=१८० अशुभ ठी ८-१० 
प्रतियुति (सप्तम दृष्टि) 
Opposition 
८-युति दृष्टियोग ० राशि युति करने वाले ० ८-१० 
( युति योग ) अंश ग्रह के शुभाशुभ 
Conjunction समान धर्म पर अवल- 
म्वित है 
९-एक राश्यंतर युति २० सदा अच्छा ७ या] २-३ 
Semi Sextile या 5 २८ 


Semi Quintile 


१०-चक्र दशमांश 17४० १२-३३ J २-३ 

११-चक्र पंचमांश २६७२ कुछ अच्छा 0. २-३ 
Biquintile 

१२-चक्र साद्धं द्वितीयांश ४३--१४४ „ £ २-३ 

१३-समक्रांति दृष्टियोग जब नाडीवृत्त युति ? २ 


Parallel or से बराबर क्रांति समान 
Declination अन्तर पर हो 


ग्रहों की दृष्टि : १५३ 

इन ग्रहों का योग अच्छा है-- 

(१) गुरु का--नेप. हल. श. सु. बु. या चं. के साथ अच्छा है । 

(२) शुक्र का--बुध या चंद्र से योग अच्छा है । 

(३) बुघध--चंद्र का भी योग अच्छा है । 

(४) शेष ग्रहों का योग कम या अधिक, स्थिति के अनुसार हानि कारक है। 

युति योग--रवि-गुरु, गुरु-चंद्र, चंद्र-बुध, चंद्र-शुक्र, रवि-शुक्र इनकी युति 
अच्छी मानी जाती है । 

जब २ या अधिक ग्रह एक राशि में जितने पास-पास हों उतना ही अधिक युति 
का प्रभाव होता है। जैसे वृष के ४” पर गुरु है और मेष के २६० पर सूर्य है । यहाँ 
सूर्य गुरु के पास जा रहा है उस समय वह संयोगी plying or approaching 
कहलायया । जब सूर्य गुरु के पास मिलकर उसके आगे बढ़ेगा अर्थात्‌ गुरु के अंश से 
सूर्ये के अश अधिक बढ़ने लगे तब सुयंवियोगी 977 ग्रह कहलायेगा । जब 
अह वियोगी होता है तो वह संयोगी अवस्था से अधिक शक्तिशाली होता है। 
मान छो गुरु वृष के ४ अंश पर है और सूर्य वृष से १२? पर है तो गुरु और सूर्य का 
'युत योग का अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वह वियोगी ( उससे दूर हटने की ) 
अवस्था है । 


क्रांतिसाम्य दृष्टियोग 

जब दोनों ग्रहों की स्पष्ट क्रांति ( चाहे दोनों की क्रांति एक दिशा में या 
भिन्न दिशा में हो ) अंशादि में समान आ जावे, उस समय क्रान्ति साम्य दृष्टियोग 
होता है। इसका परिणाम युति के परिणाम से भी अधिक महत्व का समझा 
जाता है। 


प्रति योग--अशुभ ग्रह की अशुभ दृष्टि हो तो विशेष अशुभ दायक होती है । 
अहों का योग इस प्रकार विचार किया जाता है :-- 


(१) चंद्र का-सब ग्रहों के साथ, क्योंकि यह शक्तिशाली है । 

(२) बुध का-शु. सू. मं. गु. श. हशंछ और नेपच्यून के साथ । 

(३) शुक्र का-सू. मं. गु. श. ह. और ने. के साथ 

(४) सूर्य का-मं. गु. श. ह. और ने, 7 

(५) मंगल का-गु. श. ह. ओर ने. व 

(६) गुरु का-श. ह. और ने. त 

(७) शनि का-ह. और ने. 0 

(८) हर्शेल का-ने. १ 

(९) नेपच्यून का किसी भी ग्रह के साथ योग नहीं होता क्योंकि वह सबसे 
कम चलने वाला है। 


१५४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


अपवाद-- वक्री ग्रह का दूसरे ग्रहों के साथ योग हो सकता है । हर्शेल जब 
वक्री होता है तब उसका योग किसी भी ग्रह के साथ या चन्द्र के साथ भी हो 
सकता है । 


` पाश्‍चात्य मत से ग्रहों के दीप्तांश . 

(१) बु. गु. शु. शः ह.- जब संयोगी हो-६”, वियोगी में ८° दीप्तांश । मान 
लो शुक्र शनि का युति योग है। यह योग संयोगी है, जब शुक्र शनि से ६° अन्तर पर 
होगा तो उस दृष्टि का प्रभाव होगा और दोनों का योग होकर शुक्र ८? चला जायगा 
तब तक इसका प्रभाव रहेगा । इमी प्रकार सब ग्रहों का विचारना । 


(२) सूर्य का दीप्तांश अधिक है, संयोगी में १२° और वियोगी में १७" है! 
ये दीप्तांश केवळ युतियोग, द्वि राशि अन्तर योग, त्रिकोण योग और प्रतियोग में 
विचारना । 

(३ ) छोटे-छोटे दृष्टि योगों के दीप्तांश । 

( १) एक राशि अन्तरयोग, ७२” अन्तरयोग, १४४९ अन्तरयोग में संयोगो में २” 
और वियोगी में ३ 

( २ ) साडे केन्द्रयोग, साद्धं चतुष्टयराश्यंतरयोग में, संयोगी ३, वियोगी ४? 

(३) सूर्य और चन्द्र के दृष्टि योग में इन दीप्ताशों से १° और अधिक लेना 1 

( ४ ) सम क्रान्तियोग में २०से अधिक नहीं लेना । मान लो मंगल की क्रान्ति 
१३° उत्तर और शनि की ११° दक्षिण है तो इन दोनों का सम क्रान्तियोग हुआ । 
इसी प्रकार भाव के भी दीप्तांश होते हैं । 


ग्रहों का परिचय : १५५ 
अध्याय २६ 
ग्रहों का परिचय 


क्रम ग्रह सूर्यं से सूयंकी अपनी पृथ्वी से पृथ्वी से कितने मध्यम 
अन्तर परिक्रमा धुरी पर कितने लाख मील दूर है व्यास 


मील का समय घूमने का गुना मील में 
लाख में समय बड़ा है बड़ा अन्तर छोटा 
अन्तर 
१ सूयं ० ० २५३ दिन ३००० ९३- ९.८ ८६०००० 


२ बुध ३५७ ८७.९७ दिन २४ घं. ६ मि. बे, १३६९ ४७० २९९२ 
३ शुक्र ६६८ २२४.७० दि. २३३ घं. ०.९ १६१० २३६ ७६६० 
४ पृथ्वी ९२३ ३६५.९८ दि. २४ घं. १ ० ० ७९१८ 
घं. मि. से. 
५ मंगल १४७ ६८६.९८ दि. २४-३७-२२ ०.१५ २४७६ ३३८ ४२११ 
६ गुरु ४८२२ ११८६ वर्ष १० घं. १२८१ ५९७२ ३६३२ ८६००० 
७ शनि ८८५० २९.४६ वर्ष १०३ घं. ७०६ १०२३६ ७३७३ ७०५०० 
८ हर्शल १७७१० ८४.२ वर्षे १० घं. ३८ मि. ६४ १९४६६ १५९५४ ३१७०० 
९ नेप. २७७५० १६४.७८ १० घं ४९ मिः 5३ २८९२८ २६५७३ ३४५०० 


वषं 
१० चंद्र ० पृथ्वी की २७३ दिन डँ २४० २२१ २०००मील 
परिक्रमा हजार 
२९-५३ दि. 


ग्रहों का आकार और परिक्रमा मार्ग एक दूसरे से मिलान करने के लिए सूयं का 
व्यास २ फुट मान कर उसी अनुपात से प्रत्येक ग्रहों का आकार और परिक्रमा मार्ग 
का व्यास नौचे चक्र में समझाया है । चित्र संख्या ३ भी देखो । 

ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल गुरु शनि हर्शल नेपच्यून 
वृत्त (मार्ग) का १६४ २८४ ४३० ६५४ ३ मील € मील १॥ मील २॥ मील 

व्यास फुट फ़ुट फुट फुट 

आकार राई का मटर बडा बड़े मामूली छोटी मामूली बड़ा 

दाना बटांना अल्पीन सन्तरा नारंगी बेर बेर 
का सिर 

पृथ्वी की सूर्य से दूरी वास्तव में ९ करोड़ से कुछ अधिक है। यह लम्बाई ऊपर 

बताये क्रम से अनुमान करने पर ४३० फुट का आधा २१५ फुट हुआ । सूयं की दूरी 


१५६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


इस प्रकार अनुमान कर सकते हैं कि १ रेलगाड़ी प्रति घण्टे ३० मील के हिसाब से 
पृथ्वी से चले तो ३३८ वर्ष में वह सूये के पास पहुंचेगी । 

मंगल ओर गुरु के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए और भी कई छोटे-छोटे ग्रह 
हैं। यदि उन को भी उपर्युक्त अनुपात से लघु आकार में समझने के लिए विचार करो 
तो व्यास १००० से १२०० फुट के भीतर लगभग ४० दाने रेत के बराबर हैं। छोटे- 
छोटे तो और भी अधिक हैं । 

सूयं से इतर ग्रहों की दूरी आदि का अनुमान करने से प्रगट हो जायया कि जिस 
ग्रह का छोटा घेरा है वह शीघ्र परिक्रमा पुरी कर लेता है और जिसका परिक्रमा- 
मार्ग बड़ा है उसे परिक्रमा पूरी करने में अधिक समय लगता है। 

किसी ग्रह का परिक्रमा-मार्ग कितना ही छोटा या बड़ा हो परन्तु ३६०” में हु' 
मार्ग बटा रहता है जिसमें १२ राशियां होती हैं । 

ग्रहों के भिन्‍न-भिन्‍न नाम-- 

यहाँ ग्रहों के मुख्य-मुख्य नाम संक्षेप में दिये हैं । 

१ सूर्य-रवि, भानु, भास्कर, हेलि, भानुकर, भानुमान्‌, दीप्तरश्मि, चंडांशु, अहस्कर 

२ चद्र सोम, शीतरश्मि, अव्ज, शीतांशु, मृगांक, ग्लौ, कलेश, चन्द्रमा । 

३ मंगल--कुज, भोम, कूर, वक्र, छोहितांग, पापी, आर, आवनेय । 

४ बुध--चन्द्रपुत्र, ज्ञ, वित्‌, सौम्य, चान्द्रि, बोधन, शान्त, श्यामगात्र, अतिदीर्घ । 

५ गुरु-बृहस्पति, जीव, अंगिरा, देवगुरु, वाचस्पति, ईज्य, प्रशान्त, निदेवेशवंद्य । 

६ शुक्र=भृगु, सित, देत्यगुरु, उशना, भार्गवसूनु, काण, कवि, अच्छ । 

७ शनि"अकंपुन्र, छायात्मज, यम, सौरि, असित, नील, पंगु, कोण । 

८ राहु-क्र, कृष्णांग, तम, असुर, सँ हिकेय, कपिलाक्ष, दीर्घ, अगु, स्वर्भानु, 
विघुंतुद । 

९ केतु=शिखि, ध्वज, शनिसुत, यमात्मज, प्राणहर, अतिपापी, गुलिक, मांदि । 

१० हरशल=यूरेनश, वारुणी, प्रजापति । 
"११ नेपच्यून=वरुण । 


अध्योय ३० 
ग्रह-मुणघर्म 
जिस प्रकार राशियों के गुणधमं बता चुके हैं उसी प्रकार प्रत्येक ग्रह के गुणधर्म 
व हैं । 


इनके अध्ययन करने से प्रगट होगा कि इन ग्रहों से क्या-क्या गुण प्रगट होते हैं, 
ओर ये ग्रह किस प्रकार प्रभाव उत्पन्न करते हैं और उनसे क्या-क्या विचारा जा 


ग्रह गुणधम : १५७ 


सकता है । ये ग्रह किस धातु से सम्बन्ध रखते हैं, उनका तत्व क्या है, गुण कैसा 
है किस प्रकार की पीड़ा करते हैं, कहाँ पीड़ा करते हैं, कौन ग्रह किस कुटुम्बी का 
सूचक है, किस दशा में विशेष प्रभाव करते हैं, इत्यादि बातें आगे दिए हुए चक्र से 
प्रगट होंगी । 
इन सव वातों का विचार कर फल अनुमान करना होता है। जैसे चोरी के 
प्रश्न में विचार करना है, तो चोर की कौन जाति होगी, क्या अवस्था होगी, माळ 
किस प्रकार के स्थान में रखा होगा इत्यादि बातें राशि और ग्रह गुणधर्म के अनुसार 
विचार करना पड़ता है। ग्रह शरीर के किस स्थान पर, किस तत्व का प्रभाव, किस 
घातु द्वारा करता है या आजीविका किसके द्वारा मिलेगी । वह ग्रह केसे दोष उत्पन्न 
करेगा, किस अंग में पीड़ा करेगा इत्यादि बातें ग्रह की स्थिति के अनुसार बुद्धि से 
विचारना पड़ता है । 
ग्रह के गुणधर्म का उपयोग फल विचारने में काम आता है । फलित विषय में 
समय-समय पर इसका उपयोग होगा । इस कारण ग्रहों के गुणधर्म ध्यान में रखना 
चाहिए । 
इनकी नैत्री आदि के सम्बन्ध में इस प्रकार भी विचार होता है--तत्व का 
योगन्वायु ( शनि ), अग्नि ( मंगल ) और पृथ्वी तत्व ( बुध ) ये एक ही राशि 
के होने से आंधी ( तूफान ) आदि उत्पन्त करते हैं। अग्नि ( मंगल ) और आकाश 
( गुरु ) से भूकम्प अग्नि ( सूर्यं या मंगल) और जल तत्व ( चन्द्र या शुक्र ) से वर्षा | 
ग्रह गुण घमंचक्र- 
गुणधर्म सूर्ये चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु 
१ शरीर आत्मा मन शारीरिक वाणी ज्ञान कामदेव दुख दुःख दुःख 
(चित्त) शक्ति (विद्या) वृद्धि (सांसा- (विपत्ति) 
(पराक्रम) रिक सुख) 
२ पदवी राजा रानी सेनापति युवराज मन्त्री मन्त्री प्यादा 
(सेवक) 
३ धातु हड्डी रक्त चर्वी त्वचा मस्तिष्क वीर्य नसे 
४ तत्व अग्नि जल अरिनि पृथ्वी आकाश जल वायु 
५ त्रिदोष पित्त कफ पित्त सम सम कफ वात वात वात 
प्रकृति) ई 
६ वर्ण(रग) रक्त शुक्ल रक्त हरा पीत श्वेत कृष्ण कृष्ण धूम्र 
७ जाति क्षत्रिय वंश्य क्षत्रिय शूद्र विप्र विप्र शूद्र म्लेज्छ म्लेच्छ 
८ अवस्था वृद्ध युवा युवा बाल वृद्ध युवा वृद्ध वृद्ध वृद्ध 
९ लिग पुरुष स्त्री पुरुष नपुंसक पुरुष स्त्री नपुंसक स्त्री पुरुष 
१० दिशा पुर्व वायव्य दक्षिण उत्तर ईशान आग्नेय पश्चिम नैऋ(त्य नक्रत्य 


५८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा- प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


गुणघमं सूयं चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु 


११ गुण 


सत्त्वगुण सत्त्त० तमो० रजो० सत्त्व? रजो० तमो० तमो० 


१२ धातु सुवर्ण कांसा गेर सुवर्ण रत्न रूपा लोह लोह लोह 


१३ रस 


तिक्त लवण कटु कदु मधुर अम्ल तिक्त तिक्त तिक्त 


(सबरस) (कषाय) 


१४ काल मध्याह्व अपरात्त मध्याह्न पूर्वाह्न पूर्वाह्न अपराह्न संध्या संध्या संध्या 


(बली) 


बली : (रातः) (प्रातः) 


१५ स्वभाव स्थिर चर उग्र मिश्र मृदु लघु तीक्ष्ण तीक्ष्ण 
१६ भुमि पशुभूमि आद्रेंभू, दग्ध० शमशान ग्राम जल० ऊषर ऊषर ऊषर 
१७ पाद चतुष्पद सपं चौपाया पक्षी द्विपद द्विपद पक्षी सपं पक्षौ 


(अपद) (मनुष्य) 


१८ आकार चौकोन स्थूल चौकोन गोल गोल खंड(अद्धं- दीर्घ दीघं पुच्छ 


१९ मणि 


चन्द्राकार) 
माणिक मोती प्रवाळ पन्ना पुष्पराग हीरा नीलम पिरोजा लसण 


२० स्वभाव उम्र सौम्य उग्र शुभ शुभ शुभ पाप पाप पाप 


२१ चर 
आदि 


स्थिर चर चर द्विस्वभाव स्थिर चर पक्षी चर पक्षी 
(स्थिर) (स्थिर) 


२२ स्थान वन जल वन ग्राम ग्राम ग्राम संधि विवर विवर 


२३ „» 


देव- जल°o अग्नि क्रीड़ा भण्डार शय्या गंज ढेर) विल बिल 
स्थान 


२४ ग्रहभेद मूलग्रह धातुग्रह धातु जीव० जीव० मूल धातु धातु धातु 
२५ ऋतु ग्रीष्म वर्षा ग्रीष्म शरद हेमन्त बसंत शिशिर शिशिर शिशिर 


२६ जरू 


२७ पीड़ा- 
स्थान 


शुष्क सजल शुष्क जलराशि जलराशि सजल शुष्क शुष्क शुष्क 
में सजल में सजल 

सिर या छाती या पीठ हाथ पैर कमर गुप्त घुटना 

मुख गला पेट स्थान जांघ 


२८ फल अयन में मुहूत॑ दिन ऋतु महीना पक्ष वर्ष 


समय 


२९ कारक पिता माता भाई मामा संतति स्त्री खच मृत्यु 
३० दृष्टि ऊर्ध्वं सम ऊध्वं तिरछी सम तिरछीअधो अधो अघो 


ग्रह गुणधमं : १५९ 


ग्रहों के कम्पित स्वरूप के चित्र 


ae क 


चित्र संख्या ७५ 


चित्र संख्या ८० चित्र संख्या ८१ चित्र संख्या ८२ 


किस ग्रह से क्या विचारना (संक्षेप मे) 


१ सूर्य से--आत्मा, पिता, स्वभाव, नीरोगता, सामर्थ्यं और लक्ष्मी का विचार । 
२ चन्द्र से--चित्त, माता, प्रसन्नता, वृद्धि, राजा, सम्पत्ति का विचार । 

३ मंगल से--पराक्रम, भाई पुत्र, भाई विरादर, रोग गुण, पृथ्वी । 

४ बुध से-<विद्या, विवेक, वाणी, मामा, मित्र बांधव । 

५ गुरु से- बुद्धि; ज्ञान, पुत्र, घन, शरीर की पुष्टि । 


१६० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


६ शुक्र से--कामदेव, स्त्री, वाहन, भूषण, सुख 
७ शनि से--आयु, जीवन, मृत्यु का कारण विपत्ति । 
८ राहु से--पितामह ( दादा ) का विचार । 


९ केतु से-- मातामह ( नाना ) । 
७ ह 
अध्याय ३१ 
ग्रहों का प्रभाव 


१ सुयं--यह सब ग्रहों से वळवान ग्रह है,क्योंकि यह सव ग्रहों का चालक है और 
इसी में सब ग्रहों को तेज मिलता है । यह महत पद दर्शक, देवी शक्ति, आत्मा, अग्नि 
देवता, सरकार राज दरबार आदि कार्य का कारक ग्रह है ! सब राशियों में बलवान 
सिह राशि का स्वामी है । यह कुण्डली में बलवान होता है तो ऐश्वर्य शौय, मान, 
कीति, दैवी व नैतिक सदगुण आरोग्य, अधिकार ये सब प्राप्त होते हैं 1 रवि के प्रभाव 
से मनुष्य उदार, सत्य काम की अभिलाषा करने वाला, प्रतिभा सम्पन्न, गरीबों पर 
दया करने वाला होता है । 


रवि निबेळ होता है तो अभिमानी, अपनी बड़ाई करने वाला अधिकार का दुरु- 
पयोग करने वाला होता है । मनुष्य शरीर में हृदय, रक्त का अभिसरण, जीवन शक्ति, 
हृदय का विकार, पित्त विकार, नेत्र रोग,पेट के नीचे विकार प्रगट करता है । 


२ चन्द्र--यह पृथ्वी का उपग्रह है । इसका प्रभाव कुण्डली में बहुत महत्व का 
है । जिस प्रमाण से यह बलवान होता है उसी अनुसार देहिक और मानसिक वल 
देता है । ककं राशि का स्वामी है। राशिचक्र में भ्रमण करते समय जन्म समय या 
प्रश्न काल में यह जिस राशि पर हो उसके अनुसार फल उत्पन्न करता है। जन्म 
समय जिस राशि पर चन्द्र हो उस राशि के अनुसार स्वभाव मानसिक प्रगल्भता आदि 
उत्पन्न करता है जिसका जन्म ककं लग्न में हो, लग्न में चन्द्र हो तो उस फर अधिक 
प्रभाव करता है । वह मनोविकार के आधीन रहता है और नवीनता उसे प्रिय होती 
है, अर्थात्‌ उसकी आयुष्य भर में मनोविकार को प्रधानता रहती है और उसके 
सम्बन्ध से अच्छे बुरे कार्य का सम्बन्ध जन्म समय के चन्द्र की स्थिति पर अवलम्बित 
है। चन्द्र का प्रभाव शरीर के पेट स्तन, मेदा, लाला, लालोत्पादक पिड़ आदि पर 
होता है ओर उस सम्बन्धी विकार उत्पन्त करता है। पूर्ण चन्द्र शुभ होने से अच्छा 
है शुभ फल देता है, परन्तु क्षीण चन्द्र अशुभ ग्रह समझा जाता है । 


ग्रहों का प्रभाव : १६१ 


३ मंगल--यह आकार आदि में पृथ्वी सरीखा है, इसी से इसे भूमिपुत्र कहते हैं । 
वह रुधिर का प्रभाव बताते हुए तामड़े रंग का चमकते हुए दिखता है। यह मंगल 
स्वभाव से क्रोधी,चुगुलखोर और झूठा होता है । यह निर्वल हो तो उस समय स्वभाव 
में झुठाई, चुगलखोरी; क्रोधीपना, दुष्टता और क्रोध के कार्य प्रगट करता है । यह 
अनिष्ट हो तो उष्णता का विकार, भयंकर व त्रिदोषिक ज्वर, प्लेग, कालरा, माता 
आदि स्पर्शजन्य रोगों से दुःख उत्पन्न करता है । 


४ बुध--यह चन्द्र सरीखा महत्व का है, यह अपने बल के अनुसार मानसिक एवं 
बौडिक उन्नति दर्शाता है । जब यह चन्द्र के साथ त्रिरेकादश दृष्टि योग करता है तो 
उसकी बुद्धि सामथ्यं अच्छी होती है । यह ग्रह चातुयं, घाभिक दशा, शोधक बुद्धि, 
शास्त्रीय विषय में प्रवेश, वाणी में मिठास आदि का कारक है । बुध अनिष्ट होंता हू 
तो सिर दुखना, लड़खड़ाते या तुतछाते बोलना, और कई प्रकार के मानसिक त्रास 
रोग प्रगट करता है । 

यह ग्रह दूसरे ग्रह के साथ युक्त या दृष्ट हो तो जैसा वह ग्रह शुभ हो उसी 
प्रमाण से फल उत्पन्न करता है । इसका फल विचारते समय यह कौन राशि पर हूँ 
और इस पर कौन ग्रह की कैसी दृष्टि है आदि वातों का पूर्ण विचार करना होता ह 


५ गुरु--सव ग्रहों में बड़ा है और इसके ४ चन्द्र ( उपग्रह ) हैं। उनमें से एक तो 
लगभग अपनी पृथ्वी के बराबर हैं । यह अति शुभ दायक ग्रह है । न्याय प्रियता सब 
अच्छे गुण या अच्छी वातें गौर सुख का द्योतक है । यह शुभ ग्रह हैं । जिसकी कुंडली 
में लग्न चन्द्र या बुध इनसे गुरु का शुभ योग होता हैँ तो वह जातक उदार मन, 
न्यायी, प्रामाणिक, स्वच्छ हृदय का होता है, परन्तु अशुभ दृष्टि योग से साम्पत्तिक 
अड्चन बड़े लोगों की अप्रसन्तता आदि प्रगट करता हूँ । यह ग्रह रक्तदोष, यकृत्‌ का 
विकार आदि उत्पन्न करता है। गुरु जहां हो उस स्थान की हानि करता है,परन्तु जिस 
आव पर उसकी दृष्टि हो यह दृष्टि शुभ समझी जाती हूँ, भाव की वृद्धि करती है । 

इ शुक्र-र्‍यह दूसरे ग्रहों की अपेक्षा अधिक प्रकाशवान दिता हैँ । यह बुध के 
साथ हो तो काव्य, ललित कला, चित्र कला, वाचन कला आदि में प्रवीण होता है । 
शुक्र लग्न मे हो तो मुंह मनमोहन होता है । उत्तम भाषण शेली, मिलनसार स्वभाव 
सबसे मिलने वाला, कपड़े आदि स्वच्छ रखता है । शुक्र जन्मकुण्डलो में निर्बल हो तो, 
हलकापन, निलंज्ज, भयानक शब्द प्रिय आदि अवगुण करता हैं । शुक्र में वृष राशि की 
अपेक्षा तुला राशि में अधिक बलवान होता है और शुभ फल देता हैँ ये पाप ग्रह से 
युक्त या दृष्ट हो तो अशुभ फल उत्पन्न करता हा 

यह मूत्राशय का विकार, उपदंश आदि विकार, अपने दुव्यंसन के कारण या अनी- 
तिपथ पर चलते के कारण होने वाले रोग वीयंपात या उससे होने वोली दुर्बलता आदि 


विकार उत्पन्न करता है । 
११ 


१६२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


७ शनि--इसके चहुँ ओर ३ बलय और ८ चन्द्र ( उपग्रह ) हँ । मानो छोटी सूर्य 
माला ही हो, इसी कारण इसे सूर्यपुत्र कहते हैं। जन्मसमय शनि बलवान हो तो कुशा- 
ग्रमति, मामिक, कठोर और कृष्ण, डरपोक, दृढ़, थोड़ा बोलने वाला, हिहाव किताब से 
खर्च करने वाला, उद्योगी और सभ्य स्वभाव का होता है । शनि निर्बेल हो तो संशय 
युक्त, दुष्ट, अधम, क्रोधी स्वभाव का होता है । सव ग्रहों में शनि अधिक पाप फल 
देने वाला है । शनि रवि, चन्द्र या लग्न के साथ अशुभ दृष्टियोग करता हो तो दन्त 
विकार, नाना प्रकार के रोग जो अधिक समय तक रहने वाले हों, संधिवात, पक्षाघात, 
कुछ बहरापन आदि रोग दर्शाता है । 

संक्षेप में शनि ये डर,उदासीनता और मृत्यु का द्योतक ग्रह माना जाता है । शनि 
जहाँ पर हो उस स्थान को वृद्धि करता है, परन्तु जिस भाव को देखता है उसकी 
हानि करता है। 

गछ---( प्रजापति) यह अनेक आकस्मिक विचित्र प्रकार की घटना घटित 

करने वाला ग्रह है । साधारण प्रकार से ये पाप ग्रह है । इसी प्रकार वह कई प्रकार 
के चामत्कारिक और कल्पना जिसकी न हो सके ऐसा फल उत्पन्न करता है । जिस 
कुण्डली में यह वलवान हो तो अच्छे प्रकार के शुभ फल दर्शाता है । निर्बल होने पर 
संपार के नाना प्रकार के कष्ट और स्त्री-सुख या भ्रातृ-सुख में न्यूनता लाता हूँ । 
झगड़ा और विचित्र प्रकार के भ्रमण सम्बन्धी कार्य प्रगट करता है ] 

जिप्तकी कुण्डली में लग्न चंद्र या बुध इस ग्रह से शुभ दृष्टि योग करता हो तो 
उसकी बुद्धि और मानसिक उन्नति अच्छी प्रकार की प्रगट होती है । उसे विशेष कर 
आध्यात्मिक, गूढ़, फलित ज्योतिष, सामुद्रिक आदि शास्त्रीय विषय में प्रवेश या इतर 
विषय में योग्यता बढ़ती हुं । 


९ नेपच्यून--वरुण--इस ग्रह का धर्मे पानी सरीखा अस्थिर हे और सवं साधा- 
रण पन से यह ग्रह अधिक अशुभ फल उत्पन्न करता है । बार-बार विचार बदलना, 
विश्वास करने अयोग्य, अस्थिरता आदि गुण प्रकट करता है । यह ग्रह कुण्डली में जब 
बलवान हो या इसपर शुभग्रह की दृष्टि हो या बुध, चंद्र , से शुभ दृष्टि योग करता 
हो, उस समय बुद्धि की तीब्रता बढ़ेगी । अन्तद्‌ ष्टि में या दैवी दृष्टि में विचार करने 
की प्रेरणा मन में बढ़ती है, मन आध्यात्मिक मार्ग की ओर झुकता है। यदि वह कुंडली 
में बुरे स्थान में या पीड़ित हो तो बुरी वासना, मत्सर, लोभ, आदि की ओर ले जाने 
वाले विचार उत्पन्न करता है । 

इस ग्रह के प्रभाव से दूसरे की नकल शीघ्र करने में निपुण होता है। इससे जळ 
तत्व से लाभ, गायन, तंतु वाद्य, काव्य, गृढ शास्त्र में प्रवेश, स्वप्न सष्टि के विचित्र 
अनुभव दर्शाता है । यह जल राशि (कर्क या मीन) में बलवान होता हूं । यह बुध के 
साथ अशुभ दृष्टि योग करता हो तो मज्जा तंतु में क्षोभ उत्पन्न करता हूँ! चनः के 
साथ पीडित हो तो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य नहीं रहता । 


ग्रहों का प्रभाव : १६३ 


राहु-केतु 

इन दोनों ग्रहों में राहु का ही महत्व है, क्योंकि राहु से सदा ६ रा'श अंतर पर 
केतु रहता हे । राहु को छोड़कर केतु कहीं नहीं जा सकता । दोनों ग्रह सदा वक्री 
रहते हैं और उनकी गति सदा एक-सी रहती है । जव राहु या केतु के वीच चन्द्र 
क्रांति वृत्त पर आ जाता है उस समय उसका शर शून्य या बहुत थोड़ा रहता है, तमी 
ग्रहण सम्भव होता है । पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्र आ जाने से जव सूर्य नहीं दिखता 
तो सूर्य ग्रहण होता है और सूर्य व चंद्र के बीच पृथ्वी आने से चंद्रग्रहण होता हूँ । 
ये दोनों अप्रकाश ग्रह राहु-केतु बड़े महत्व के हैं, इस कारण इनकी गणना ग्रहों में 
को जाती है । 

राहु का मुख्य धर्म मारना है। यह कूर ग्रह तीसरे स्थान में हो तो भाइयों का, 
चतुर्थ में माता का, पंचम में संतति का, सप्तम में स्त्री का, दशम में पिता का मारक 
होता हे । यह पापग्रह है । दाँत ओंठों के बाहर या बड़े धनुषाकार दिखे तो राहु का 
प्रभाव समझना । यह लग्न व ६, ७, १२ स्थान में नागकर्ता होता है । राहु वळवान 
हो तो, उन्नत दशा में लाता है । 

इनका फल विचा र-- 

राहु केतु जिस भाव में हों और जिस-जिस भावस्वामियों के साथ हों उसीके 
अनुसार शुभ या अशुभ फल देते हैं। इनका कोई बिम्ब न होने के कारण दूसरों का 
प्रभाव ग्रहण कर शुभाशुभ फल देते हैं । ये तमोगुणी हैं। केन्द्र में हों और त्रिकोण से। 
सम्बन्धित हो या त्रिकोण में हो और केन्द्रेश से सम्बन्धित हों तो शुभकारक होते हैं 
राहु केतु जिस स्थान में हों या जिस भावेश के साथ हों उस भाव की वृद्धि करते हैं । 
परन्तु कोई ग्रह अच्छा भी हो तो भी राहु के साथ रहने से बुरा फल होता हूँ । 
राहु केतु रया ११ भाव के स्वामी हों तो जिस ग्रह के साथ रहते हैं वैसा इनका 
स्वभाव हो जातो है अर्यात शुभ ग्रह के सांथ शुभ और पाप ग्रह के साथ अशुभ 
हो जाता है । 


अध्याय ३२ 
भाष-परिचय 
पहले बतला चुक्रे हैं कि द्वादश भाव के स्थान स्थिर हैं और वे स्थान लग्न स्थान 
से गिने जाते हैं । उन भावों के विशेष नाम नीचे कुण्डली में बताये गये हैं । 


कुंडली में ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, परन्तु भाव वे ही रहते हैं । भाव में 
कोई परिवर्तन नहीं होता, परन्तु इन भावों में जो राशियाँ रहती हैं,वे लग्न की स्थिति 


के अनुकार सदा बदलती रहती हैं । 


१६४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


भाव के नाम 


जैसे यहाँ रूम्नकुण्डली में वृश्चिक लग्न है तो तब स्थान ( लग्न ) में वृश्चिक 
का अक ८ रहेगा और इसी क्रम से शेष भावों में राशियों के अंक लिखे रहेंगे जैसा 
यहाँ लग्नकुंडली में दिया है । 

इसको इस प्रकार पढेंगे कि ( तीसरा ) सहज स्थान में केतु मकर का है (चौथे) 
सुहृद स्थान में कुम्भ का मंगल है, ( षष्ठ ) रिपु स्थान में मेष का सूर्य है, ( सप्तम ) 
जाया स्थान में वृष का बुध और शनि हैं, ( अष्टम ) मृत्यु स्थान में मिथुन का चद्र 
गुरु और शुक्र है, (नवम ) धर्म स्थान में कर्क का राहु है। शेप स्थानों में कोई 
ग्रह नहीं है । 

तन स्थान में वृश्चिक राशि, धन रथान में घनु राशि, सुत स्थान में मीन राशि 
दशम भाव या कर्म स्थान में सिह राशि, आय भाव में कन्या राशि, और व्यय भाव में 
तुला राशि है । इस प्रकार इन भावों के वर्णन में विशेष नाम का ही उपयोग होता है । 

इन १२ भावों के जो प्रचलित नाम हैं इन्हें कंठस्थ कर लेना चाहिये, परन्तु इनके 
अतिरिक्त और भी नाम हैं जो कभी-कभी उपयोग में आते हैं उनके नाम नीचे दिए हैं। 

१ तनु भाव-- लग्न, होरा, मूति, उदय, सिर, अंग, वपु, कल्प । 

२ धन भाव--कुट्म्ब, वाक्‌, पित्त, वित्त, स्व, अथं, कोष; अक्षि ( नेत्र ) । 

३ सहज भाव--सहोत्य, गल, दुश्चिक्य, भ्राता, पराक्रम । 

४ सुहृद भाव--सुख, वेश्म, पाताल, हृत्‌, ( हृदय ), वाहन, मातृ, ( माता ) 
रसातल, बंधु, अम्बु, कर्ण, हिबुक, सोयं, तुर्य, मान, नोर, सद्य, गृह । 

५ सुत भाव- आत्मज, मंत्र, विवेक, शक्ति, उदर प्रवेश, प्रभाव, प्रतिभा, धी, 
बुद्धि, तनुज, तनय, विद्या, वाक्‌ स्थान । 

६ रिपू भाव--रोग, क्षत, अरि, व्यसन, चोर, विघ्न । 

७ जाया भाव -चित्तोत्थ, काम, मदन, भर्ता, कलत्र, दधि, सूप, यून, अस्त,स्मर, 
जामिन्न या मित्र । 


भाव परिचय : १६५ 


= मृत्यु भाव--मरण, रंध्र, आयु, अंतक,, गुण, मूत्रकुच्छ, गुह्य, क्षीर, छिद्र, 
याम्य, निधन, लय; स्थान । 
९ धमं भाव--पैतृक, भाग्य, गुरु, तप, लाभ, शुभ, दया, मार्ग, अजित । 
१० कमं भाव--आज्ञा, मान, खं, आस्पद, दशम, व्योम, तात, मेष्रण । 
११ आय भाव--लाभ, प्राप्ति, आगम, भव, सर्वतो भद्र । 
१२ व्यय भाव--रिष्फ, अंत्य, विनाश, लग्न का अन्त्य खण्ड, प्रांत्य, अंतिम, रिःफ । 
भाव संज्ञा-- 
उपयुक्त भावों के नाम क्रमशः वताये हैं परन्तु विशेष परिस्थिति के अनुसार इनके 
विशेष नाम भी हैं जिनको जानना आवश्यक है । नीचे बताया है कि किस-किस भाव की 
क्या विशेष संज्ञा है । यहां भाव के नाम न लिखकर उनके क्रम सूचक अंक दिए हैं । 


भाव लग्नकुण्डली 
(१) केन्द्र, कंटक या चतुष्टय १,४,७,१० [£ 
(२) पणफर २,५,८,११ 
(३) आपोक्लिम ३,६,९,१२, 
(४) उपचय ३,६,१०,११, 
(५) अपचय { जो उपचय नहीं ) १,२,४ 
५,७,८,९,१२ 
(६). चतुरस्र ४,८। 
(७) निक ६,८.१२ 
(5) त्रिकोण ५,९ 
(९) त्रित्रिकोण ९ 
इन सबको उदाहरण देकर समझाते हैं । लग्नकुण्डली 


4 केन्द्र (१) लग्न में वृश्चिक (४) 

_ चतुर्थ भाव में कुंभ राशि का मं० (७) 

सप्तम भाव में वृष का बु० श० (१०) 

दशम में सिह राशि है, ये सब राशियां 

और ग्रह (५,११,२,५, राशियाँ और मं० 
बु० श० ग्रह ) केन्द्र में हैं । 

२ पणफर--(२) में घन राशि, (५) 
में मीन, (८) में मिथुन, ( ११ ) भाव में 
कन्या राशि है । इन स्थानों की राशियाँ पणफर में हैं । अष्टम में चन्द्र गुरु शुक्र हैं । ये 
ग्रह भी पणफर में हैं । 


१६६ . सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


३ आपोक्लिम--(३) में मकर का केतु, (६) में मेष का सुर्य, (९) में ककं का 
राहु और (१२) में तुला राशि ये सब आपोक्लिम में हैं। 

केन्द्र अर्थात्‌ वीच के स्थान से दुसरा पणफर और तीसरा आपोक्लिम का घर 
होता है, जैसा यहाँ समझा चुके हैं । 

४ उपचय, ५ अपचय--यहां कुंडली 
में जहां उ० लिखा है वह उपचय स्थान है 
शेष जहां + है वे अपचय स्थान हैं। यहां 
लग्न कुण्डली में उपचय में (३) में मकर 
का केतु, (६) में मेष का सूयं, (१०) में 
सिह और (११) में कन्या राशि है । शेष 
बचे हुए स्थान अपचय कहलाये । 


६ चतुरस्न-- किसी भी स्थान से चौथा और आठवां चतुरस्र कहलाता है, जैसे 
मंगल से शनि और बुध चतुर्थ में और कन्या राशि (११ भाव) अष्टम में हैं ये मंगल से 
चतुरल् में हुए । इसी प्रकार किसी भी स्थान से चौथा आठवां स्थान गिनने से जो आवे 
वह चतुरस्र कहलाता है । 

७ त्रिक--किसी भी स्थान से ६-८ और १२ वें स्थान त्रिक स्थान कहलाते हैं, 
जैसे मंगर से छठा ककं का राहु नवम भाव में है। मंगल से आठवां लाभ भाव में 
कन्या राशि है । मंगल से बारहवें मकर का केतु तृतीय भाव में है । ये सब मंगल के 
त्रिक स्थान में हुए । 

८ विकोण--किसी भी स्थान से नवम स्थान और वहां से पंचम स्थान त्रिकोण 
कहलाता है । एक दूसरे से नवम पंचम राशियाँ इस प्रकार होंगी । १, ५, ९। ३, ७, 
११ । ४, ८, १२ । ये राशियां एक दूसरे से त्रिकोण में हैं । 

जैसे मंगछ से पंचम में चन्द्र गुरु शुक्र है और चंद्र से नवम स्थान में कुंभ का मंगळ - 
है तो १ वह स्थान जहाँ ग्रह हैं वहां से १ गिना, वहां से(५) पांचवें स्थान में मिथुन का 
चन्द्र है और वहाँ से (९) नवम स्थान में मंगल है, इस प्रकार ये स्थान एक दूसरे से 
त्रिकोण में हुए, क्योंकि यहाँ इनसे त्रिकोण बनता है । इसी प्रकार किसी भी स्थान से 
1०१०९ स्थान गिनो तो वे दोनों स्थान त्रिकोण में पड़ते हैं । १ स्थान तो केवल उस 
स्थान को गिनने के लिये था, यहां बचे हुए २ ही स्थान त्रिकोण के होते हैं जैसा कुंभ 
का मंगल और मिथुन को चन्द्र एक दुसरे से त्रिकोण में हूँ । 

९ त्रित्रिकोण--किती स्थान से नवम स्थान नित्रिकोण कहलाता है, जैसे चन्द्र से 
मंगल नवम स्थान में है तो कहेंगे कि चन्द्र से त्रित्रिकोण में मंगल है । 


भाव परिचय: १६७ 


इसी प्रकार लग्न से या किसी भाव विशेष से दुसरे भाव या ग्रह कितने स्थानान्तर 
पर है विचार कर भाव संज्ञा ऊपर वताए अनुसार निश्चित करना । 

भाव स्वामी Lord of the house 

जिस भाव में जो राशि है उस राशि का जो स्वामी होगा वही ग्रह भावस्वामी 
कहलाता है । भाव स्वामी को भावेश्वर, भुवन पति, भावेश या भाव अधिपति भी 
कहते हैं । 

भाव स्वामी का भाव सम्बन्ध से भी पृथक्‌-पृथक्‌ नाम होता है, जसे:--छग्न का 
स्वामी-लग्नेश, द्वितीय भाव का स्वामी-द्वितीयेश या धनेश, ११वाँ लाभ स्थान है 
उसका स्वामी लाभेश इत्यादि । 
भाव स्वामी के विशेष योग Special aspects of the Lords of the houses 

( अध्याय २८ का दृष्टि योग भी देखो ) 

१ भावेश योग--जव दो या अधिक भावेश ( भाव स्वाभी ) का योग होता है 
तो भावेश योग कहते हैँ । 

जब कोई निकेश ( त्रिक ६-५-१२ भाव के स्वामी ) जव-जब दूसरे भावेशों से 
योग करते हैं तो अनिष्ट फल देते हूँ । 

केन्द्रेश ( केन्द्र भाव का स्वामी ) व त्रिकोणेश ( त्रिकोण भाव का स्वामी ) का 
योग शुभ फल देता है। ये स्थान के अनुसार फल देते हैं। ( त्रिक) ६, ८, १२ 
भाव में भावेश निर्वेल होता है। 

२ भावेश दृष्टि योग--जब दो या अधिक भावेश एक दूसरे पर पूणं दृष्टि से 
देखते हैं तो भावेश पर दृष्टि योग करते हैं। त्रिक भाव का स्वामी, जिस भावेश पर 
दृष्टि करता है उस भावेश के फल को निर्वेल कर देता है। 

३ त्रिकोण योग--जब दो भावेश एक दूसरे के त्रिकोण ( नवम पंचम स्थात ) में 
हों तो उसे त्रिकोण योग कहते हैं । ये योग लक्ष्मी, रान वैभव, विभूति, कीति देते 
वाला होता है । केन्द्रेश और निकोणेश का त्रिकोण योग श्रेष्ठ होता है । 

४ केन्द्र योग-दो भावेश परस्पर केन्द्र में हों तो केन्द्र योग होता है। यह योग महत्व 
सूचक है । एक ग्रह के केन्द्र स्थान से दूसरा ग्रह भी केन्द्र में हो तब यह योग होता है। 

५ लाभ योग-दो भावेश एक दूसरे पर तृतीय एकादश योग करते हों तो उसे लाभ 
योग कहते हैं । यह बहुत सम्पत्ति देने बाला होता है । एक ग्रह जहाँ हो उससे 
दूसरा ग्रह ग्यारहवें स्थान में हो तो दूसरे ग्रह से पहिला ग्रह तीसरे स्थान में पड़ता है। 
इस प्रकार जव एक ग्रह से गिनने पर दूसरा ग्रह ग्यारहव स्थान में हो तव यह 
योग होता है । 

६ द्वि्वीदश योग--जब दो भावेश एक दूसरे से दूसरे या वारहवे स्थान में हों तो 
यह योग होता है । यह योग दरिद्रता सूचक है। 

७ षड़प्टक योग-दो भावेश एक दूसरे से छठ या आठवें स्थान में हो तो यह योग 
होता है । यह दुःख और कष्ट देता है। 


१६८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


._ ८ अन्योन्य आश्रय योग--दो भाव के स्वामी जब एक दूसरे के भाव में हों तब 
यह योग होता है, जैसे लग्नेश लाभ स्थान में हो और लाभेश रग्न में हो तो यहाँ 
लग्नेश और लाभेश का अन्योन्य आश्रय योग हुआ । इसे परिवर्तन योग भी कहते हैं । 
९ युति-जब दो भावेश एक ही राशि के एकही अंश पर हों तो उसे युति कहते हैं। 
१० षड्भांतर या प्रति योग--जब एक भावेश एक दूसरे से ६ राशि के अंतर 
पर हो अर्थात्‌ एक दूसरे के सन्मुख हो तव यह योग होता है । 
इन योगों का वर्णन दृष्टि विचार में भी हो चुका है, परन्तु भाव से सम्बन्ध होने 
के कारण यहाँ दिया है। यहाँ केवल मुख्य-मुख्य योग ही दिये हैं, क्योंकि योग अनेक हैं । 
योग--ग्रहो का ऐसी परिस्थिति में आ जाना जिससे वह दूसरे ग्रह, भाव या 
राशि से किसी प्रकार सम्बन्धित होकर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देवे जिससे कोई 
विशेष फल उत्पन्न होने की सम्भावना हो। ऐसे अनेक योगों का वर्णन फलित 
ज्योतिष में दिया है। 


यहां इन्ही योगों को उदाहरण देकर सभझाते हैं :-- 


इस कुण्डली में षष्ठ भाव का स्वामी 
मंगल और अष्टमेश बुध है, ये त्रिक भाव 
के स्वामी हँ । मंगल सहज भाव में है और 
मंगल से दूसरा स्थान चतुर्थ भाव है जिसमें 
बुध है । यहां मंगल ओर बुध का (६) 
दिर्ढादश योग हुआ । क्योंकि मंगल से वुध 
दूसरा और बुध से मंगळ बारहवां है। यह 
योग दरिद्रता सूचक है । इस पर भी त्रिक 
भाव के स्वामियों का इस प्रकार योग होना अनिष्ट कारक है । 
यहाँ चन्द्र सप्तम भाव में है, मंगल से यह गिनने पर पंचम स्थान होता है, इस 
कारण मंगल से नवम पंचम ( (३) त्रिकोण) योग हुआ । यह योग अच्छा है,परन्तु यह 
त्रिकोण के स्वामियों का योग नहीं हुआ । 
शनि लाभ स्थान में है वह चतुर्थेश ( केन्द्र का स्वामी ) है, इससे पंचम स्थान में 
शुक्र तृतीय भाव में है तो शनि ओर शुक्र का नवम पंचम होने से (३) त्रिकोण योग 
हुआ । यहाँ शुक्र सप्तमेश ( केन्द्र स्वामी ) है, इस कारण यहाँ केन्द्र के अधिपतियों 
का ( शनि ओर शुक्र का ) त्रिकोण योग हुआ । यह योग अच्छा है । 
लाभ भाव को स्वामी बुध (चतुथं)केन्द्र में है। धमं का भाव स्वामी चंद्र भी केन्द्र 
( सप्तम ) में है । यहाँ दोनों भावेश केन्द्र में हैं और एक दूसरे के केन्द्र में भी हैं तो 
यह (४) केन्द्र योग हुआ । यह अच्छा योग है । 


भाव परिचय : १६९ 


जब कोई ग्रह एक दूसरे से चतुर्थ या सप्तम में हो तो एक दूसरे से केन्द्र में होते 
हैं, क्योंकि जो एक के चतुर्थ है वह दूसरे से दशम में पड़ता है और जो एक दूसरे से 
सप्तम में है वह दूसरे से भी सप्तम होता है। लग्नकुण्डली में १, ४, ७, १० स्थान 
में रहने वाले ग्रह केन्द्र में कहलाते हैं, परन्तु एक ग्रह से दुसर ग्रह के स्थान का अन्तर 
भ्र ७, १० स्थान की दूरी पर होने से पहिले ग्रह के केन्द्र में दूसरा ग्रह है ऐसा 
कहेंगे । 

यहाँ शनि जो तृतीयेश और चतुर्थेश होकर लाभ स्थान में है, इससे तीसरे स्थान 
में लग्नी ( लग्न का ) गुरु बैठा है जो धनेश और पंचमेश है । इन दोनों ग्रहों का 
(५) तृतीय एकादश योग है, क्योंकि शनि से गुरु तीसरा और गुरुसे शनि ग्यारहवाँ 
है। यह सम्पत्तिदाता योग हुआ । 
_ षष्ठेश मंगळ तृतीय भाव में है। मंगल से षष्ठ स्थान में सूर्य अष्टम भाव में 
बैठा है यह सूयं दशमेश है । यहाँ षष्ठ और दशम भाव स्वामी और मंगल और सूर्य 
का (७) षड़ष्टक योग हुआ जो कष्टदायक है । 

गुरु लग्न में वृश्चिक के १०° पर है और चन्द्र सप्तम भाव में वृष के १०° पर है 
तो गुरु और चन्द्र का (१०) षड्मान्तर योग या प्रतियोग हुआ । 

मंगळ मकर के २२° पर है और शुक्र भी मकर के २५° पर है तो मंगळ और 
शुक्र की (९) युति हुई । यदि शुक्र भी मकर के २२° पर होता तो पूर्ण युति होती । 
परन्तु दोनों के अंशों में केवल ३० का अन्तर है अर्थात्‌ दीप्तांश के भीतर है तो यह 
भी युति कहलायगी.। 

इस कुण्डली में लाभ भाव में बुध के स्थान में शनि बैठा है और चतुर्थ में शनि 
के स्थान में ( कुंभ राशि में ) बुध बैठा है यह (८) अन्योन्य आश्रय योग हुआ । इसे 
परिवर्तन योग भी कहते हैं । इसी प्रकार और भी ग्रहों का योग विचारना। 


अध्याय ३३ 
भाव गिचार 


जब कोई ग्रह किसी भाव में आता है तो उस भाव के सम्बन्ध से ग्रह के फल 
का विचार होता है, इस कारण इन भावों से क्या-क्या विचार किया जाता है यहाँ 
बतलाते हैं। 

१ प्रथम भाव--इसे लग्न, मूर्ति, उदय या पूयं भी कहते हैं । इस स्थान का नाम 
तनु है । इस स्थान से स्वभाव, प्रकृति, मन, स्वरूप, आउट ओर इतर शारीरिक 


१७० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


दुःख सुखका विचार होता है। शरीर की दुर्बलता, पुष्टता, शरीर का रंग, शील, 
आकृति, शरीर के लहसन, मसा, तिल आदि चिल्ल, आरोग्य, शरीर लक्षण आदि का 
विचार होता है । इसका मुख्य प्रभाव मस्तक पर है । 


२ द्वितीय भाव--इसे धन स्थान कहते हैं ॥ इससे जातक ( जिसका जन्म हुआ 
है और जिसके सम्बन्ध में विचारना है) की सम्पत्तिक स्थिति का बोध होता है । 
इस भाव से कोष ( खजाना ), सोना, रत्न आदि की प्राप्ति, मित्र, वस्त्र, कुटुम्व व 
स्त्री पुरुष का सुख ओर पूर्व अजित धन, अश्व कार्य, विद्वत्ता, लेखन, पटुत्व, वाणी, 
नेत्र और खाद्य पदार्थ आदि का विचार होता है । इसका प्रभाव कण्ठ, नेत्र और मुख 


पर होता है । 


३ तृतीय स्थान--इसे सहज ( साथ में उत्पन्न हुए ) स्थान या भ्रातु-स्थान व 
पराक्रम-स्थान भी कहते हैं। इससे भाई बहिन, भाइयों का सुख, पास के सम्बर्धियों 
का सुख या थोड़ी यात्रा रेल, वल गाड़ी आदि की, पराक्रम ( साहस ), सेवक, चाचा, 
मामा, दासी, हाथ कान सम्बन्धी रोग, कान के गहने आदि का विचार होता है । इसका 
मुख्य प्रभाव हाथ, बाहु, कन्धा और कान पर होता है । 


४ चतुर्थ स्थान--इसे सुहृद, पाताल और सुख स्थान भी कहते हैं । इस भाव से 
सुख-दुःख का, माता का, स्थावर सम्पत्ति का, आयुष्य के दिन का, क्षेत्र, गृह ( घर ) 
भूमि, बगीचा, तालाब, चौपाया, मित्र, सुख, बन्धु, उद्यम, ससुर, नानी और छाती का 
विचार होता है । इसका प्रभाव छाती और पेट पर होता है । 


५ पंचम स्थान--इसे सुत भाव कहते हैं। इससे सांतति, गर्भ, विद्या, शील- 
स्वभाव, मन्त्र, उपासना, सट्टा, छाटरी या इसी प्रकार के व्यवहार में यश, अपयश, 
आनन्द और बुद्धि का विचार होता है। इसका प्रभाव हृदय और पीठ व कुक्षि पर 


होता है। 


६ षष्ठ भाव--इसको रिपु स्थान भी कहते हैं । इससे शत्रु, मामा, मौसी, होने 
वाळा रोग, सेवक, अपने अधीन कार्य करने वाले, ऊंट, घोड़े, भैस आदि पशु 
चोर भय, संग्राम, कूर कमं, बन्धन भय, सौतेली माँ, अपयश, हानि, रोग, चिन्ता 
ओर शङ्का आदि का विचार होता है। इसका प्रभाव कमर, आँत, नाभि और पेट 
पर होता है! 


७ सप्तम भाव--इसे अस्त या कलत्र या जाया-स्थान कहते हैं। इससे स्त्री) 
स्त्री-सुख, दिवाह, व्यापार, गमन, अदालती झगड़े, साझीदार, प्रगट शत्रु या प्रतिद्वन्दी, 
संग्राम, विवाद, वाणिज्य, प्रवास या स्थानान्तर, जारकमं, कलह आदि का विचार होता 
है । स्त्री का पति या प तिसुख का भी विचार इसी से होता है । इसका प्रभाव वस्ति, 
मूत्रपिंड और कमर पर भी होता है 


भाव विचार : १७१ 


८ अष्टम भाव--इसे मृत्यु या आयु स्थान भी कहते हैं ॥ इससे मृत्यु का निदान, 
आयु, संकट, शस्त्र, अकल्पित लाभ, स्त्री की ओर से घन प्राप्ति, नदी तैरना, 
अत्यन्त विषम मागं, गुदा रोग, गुह्य रोग, रिपु, दुर्गस्थान, ऋण, रण, लावारसी धन, 
व्याधि का उत्पन्न होना, छिद्र मागे, टेढ़ी वात, युद्ध समय, शत्रु का भय, वस्तु का 
नाश आदि का विचार होता है। इसका प्रभाव गुह्येग्दिय किवा प्रजोत्पादक इन्द्रिय 
पर होता है। 

९ नवम स्थन--इसे धर्मस्थान कहते हं । इससे धर्म, अद्धा, तप, तीर्थयात्रा, 
लौकिक, भाग्योदय, दुर की यात्रा, जल प्रवास, स्वप्न, तत्वज्ञान, बुद्धिमत्ता, ग्रम्य, 
कर्तव्य, दीक्षा, मठ, देवग्नह, कुआं-तालाब आदि का विचार, भाग्य की वृद्धि, निर्मळ 
स्वभाव नम्रता भादि का विचार होता है। इसका प्रभाव जाँघ पर पड़ता है । 


१० दशम भाव--इसे कमंस्थान या राज्यस्थान भी कहते हैं। इससे पितृ सुख, 
ओहदा, कीर्ति, कर्म, कार्य से होने वाळा अच्छा या बुरा काम, यज्ञ, उद्योग-धन्धा, 
व्यापार, मुद्रा, राजा से आदर, बड़ी पदवी की प्राप्ति का विचार, नौकरी, पेशा, 
अधिकार, राज्य, वृष्टि आदिक आकाशीय वृत्तांत आदि का, प्रवास ( परदेशगमन ) 
और ऋण आदि का विचार होता है । इसका प्रभाव घुटने पर होता है। 


११ एकादशं भाव--इसे आय या लाभस्थान भी कहते हैं। अनेक प्रकार का 
लाभ, आशा, इच्छा, द्रव्य लाभ, आभूषण, हाथी, घोड़े, पालकी आदि ऐश्वयं, मित्र 
सुख, धान्य, विद्या लाभ, परिवार, दामाद, मित्र कैसे मिलेंगे आदि का विचार होता 
है । इसका प्रभाव पैर व पिंडली पर होतां है । 

१२ द्वादश भाव--इसे व्यय स्थान कहते हैं। इससे मोक्ष, गुप्त विद्या, आध्यात्मिक 
विद्या, कैद, दण्ड, शत्रु, खर्च का विचार, हानि, दान, व्यय, पाखण्ड, आत्महत्या, 
राजकीय संकट, कर्ज, ठगबाजी और घेरना या पकड़ना आदि का विचार इससे होता 
है । इसका प्रभाव पांव का पंजा, उंगली और तलुवा पर होता है । 


इस भावकुंडली से अपने सम्बन्धियों का भी विचार होता है । उसे नीचे के पैरों 
में चक्र में दिये अंक के अनुसार मिळावें जैसे-- 

१--तन, आजी, नाना। २--धन-समधिन। ३--सहज, भाई, बहन, नौकर- 
चाकर । ४--सुहृद, मित्र, माता, ससुर । ५--सुत, सन्तान। ६ रिपु, काकी 
मौसी, मामा, फूफा । ७--जाया, स्त्री, आजी, भाई-बहन की सन्तान, नानो । 
«मृत्यु, समधी । ९--धर्म, भावज, बहुनोई, नाती, साले, साली । १०--कमं, 
स्वामी, पिता, सास, राजा । ११--आय, लड़के को बहू, दामाद । १२- व्यय, काका 
मामी, फूफी । 


१७२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


इस लग्नकुंडली पर से उसके सम्पूर्ण ; 
सम्बन्धियों का इस प्रकार विचोर हो 
सकता है कि जिसका विचार करना है 
उस भाव को लग्न मानकर उसी से तन 
धन, सहज आदि भाव क्रमानुसार गिन 
कर उसी से उसके सम्बन्ध का सम्पूर्ण 
फल निकाला जा सकता है। 


जैसे स्त्री के सम्बन्ध में विचार करना है तो स्त्रीभाव ( सप्तम भाव ) को लग्न 
मान कर उससे तन-धन सहज आदि भाव गिन कर विचारना पड़ेगा । जैसे सप्तम को 
लर्न माना तो उससे स्त्री के शरीर आदि का विचार होगा, उससे दूसरा घर (अष्टम 
भाव) से स्त्री का धन, तीसरे घर ( नवम भाव ) से, उसके भाई-बहन, चतुथं घर 
( दशम भाव ) से, उसका सुख, माता आदि का विचार होगा । इसी प्रकार सप्तम 
को लग्न मान कर उससे पूरे १२ भाव का विचार कर, स्त्री के सम्बन्ध का फल 
विचार हो सकता है। 

अब साले साली का विचार करना है तो स्त्री भाव सप्तम को लग्न मान कर 
उसके भाई बहिन जानने को सप्तम से तोसरा गिनने पर नवम भाव आया | इससे 
स्त्री के भाई-बहन ( साले-साली ) का फल जान सकते हैं । इसी प्रकार सास ( स्त्री 
की माँ ) का विचारना है तो चोथा घर माता का होने से, सप्तम से चौथा गिना 
तो दशम भाव आया, यह स्त्री की माँ ( सास ) का घर हुआ। उससे सप्तम घर 
सास के पति अर्थात्‌ ससुर का होता है तो दशम से चौथा घर, चौथा भाव यह्‌ ससुर 
का घर हुआ । 

पुत्र-पुत्री का घर पाँचवां है । उससे सातथा स्त्री का और पति का घर होता है 
तो पंचम भाव से सातवाँ, एकादश भाव, पुत्र की स्त्री ( बहू ) या लड़की का पति 
( दामाद) का हुआ । बहू की माँ ( समधिन ) जानने को एकादश भाव से चौथा घर 
(धन भाव) बहू की माँ (सम्रधिन) का घर हुआ । उससे सातवाँ (अष्टम भाव) उसके 
पति अर्थात्‌ समधी का घर हुआ । 

तीसरा भाव भाई बहिन का है, उससे सातवा. नवम भाव हुआ । यह भाई की 
स्त्री या बहिन का पति ( बहनोई ) का घर हुआ । भाई वहिन की सन्तान जानना है 
तो पंचम भाव सन्तान का होने से तीसरे से पांचवा घर गिना तो सप्तम भाव आया 
यह भाई बहिन की सन्तान (भतीजे) (भतीजी) का घर हुआ । 

पिता के भाई बहिन के बारे में जानने को पिता के दशम घर से सहज तीसरा 
गिना तो व्यय भाव आया । यह काका या फुआ का घर हुआ । इससे सप्तम में छठा 


भाव विचार : १७३ 


भाव है, वह काकी या फूफा का घर हुआ । पिता की माँ (आजी) का स्थान जानने 
को पिता के दशम स्थान से, चौथा स्थान लग्न हुआ, यह आजी का घर हुआ । इससे 
सप्तम घर सप्तम स्थान हुआ, इससे आजा का विचार होगा । 

माता के स्थान चतुर्थ से चौथा घर सप्तभ स्थान हुआ । यह माता की माँ अर्थात्‌ 
नानी का घर हुआ, इससे सप्तम घर लग्न है, यह नाना का घर हुआ । 


इसी प्रकार एक ही कुंडली पर से सम्पूर्ण सम्बन्धियों के फल का विचार हो 
सकता है । 


अध्याय ३४ 
धूप घडी 


जहाँ घड़ी नहीं है या घड़ी विगड़ जाने के कारण समय नहीं मालूम हो सकता, 
वहाँ धूप घड़ी अवश्य बना लेनी चाहिए । धूप घड़ी का समय सच्चा स्थानिक समय 
Local Time है। धूप रहते रहते दिन भर का समय ठीक-ठीक जाना जा सकता 
है। यह ज्योतिषियों के बड़े काम की चीज है, क्योंकि धूप घड़ी के समय के अनुसार 
जो लग्न निकाली जायगी वह शुद्ध लग्न निकलेगी । इस कारण धूप घड़ी का बनाना 
जानना चाहिए । इसके बनाने की युक्ति नीचे दी है। एक सीधा बांस लो उसे सीधा 
करके ( जहाँ समभूमि और खुला हुआ स्थान हो ) गाड़ दो । कई दिन तक लगातार 
इसकी छाया ८ बजे दिन को देखो तो प्रतीत होगा कि इसकी छाया सदा एक ही 
स्थान पर नहीं रहती और थोड़ी बहुत उसकी दिशा में अन्तर पड़ जाता है । यदि 
उत्तर ध्रुब पर सीधा बांस गाड़ा जावे तो उसकी छाया सदा एक ही समय में एक 
ही स्थान पर रहेगी । कारण यह है कि उत्तरी धुव पर जो बाँस गाड़ा गया वह 
पृथ्वी की अक्षरेखा के समानान्तर होता है और धरातल जिस पर छाया पड़ती है वह 
अक्षरेखा से समकोण होता है। यदि किसी दूसरे स्थान पर इस प्रकार बांस गाड़ा 
जावे तो वह अक्षरेखा के समानान्तर नहीं होता । वह धरातल जिस पर बाँस की 
छाया पड़ती है बाँस से समकोण बनाती है, इस कारण सीधे गाइ हुए बाँस की छाया 
एक ही समय पर एक ही स्थान पर नहीं पड़ती । 


यदि वांस समकोण पर न गाड़ कर भूमि में ध्रव की सीध में गाडा जाय तो 
छाया में परिवर्तन नहीं होगा। ध्रुव का कोण जिसकी सीध में बांस गाडा गया 
है उस स्थान का अक्षांश सूचक है अर्थात्‌ उस स्थान के अक्षांश के कोण के अनुसार 


१७४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


यदि उस बाँस का झुकाव ध्रुव की ओर हो तो वह बांस ध्रुव की सीध में हो जायगा 
ओर आस पास जहाँ बांस की छाया पड़ती है, समय सुचक चिन्ह बना देने से पधू 
घडी का काम देगा । इसी सिद्धान्त पर धूप घड़ी बनी है । 

घूप घड़ी बनाने के लिए गोल पुट्ठे का टुकड़ा लो उसमें समान २४ भाग 
बना कर घंटे का निशान लगा दो जिससे २४ निशान २४ घंटा बन जायेंगे । फिर 
एक सलाई उस पुट्ठे के ठीक बीचो बीच इस प्रकार छेद कर लगा दो कि वह पुट्ठे 
के समकोण में रहे। फिर उप्त सलाई की एक नोक ध्रुव की ओर करके उसे 
जमीन में इस प्रकार गाड़ दो या जमा दो कि सलाई भूमि में उस स्थान के अक्षांश 
के बराबर कोण बनावे । उस सलाई की छाया समय सूचक्र अंकों पर पड़ने से 
वहाँ का ठीक समय ज्ञात होगा। जैसे चित्रसंख्या ८३ में बताया है, समय सूचक 
अंकों पर सलाई की जहाँ छाया पड़ेगी उसी के अनुसार स्थानिक समय होगा । 

चित्रसंख्या ८३ देखो यहाँ गोल पुट्ठे में बाहर की ओर समय सूचक घंटों के 
चिन्ह बने हैं। आगे आवश्यक न होने से और भी घंटों के अंक नहीं लिखे गये हैं । 
मध्यान्ह के १२ वजे का चिन्ह सबसे नीचे रहता है। यह धूपघड़ी २८" के अक्षांश 
के स्थान पर समय बतायेगी । 

भीतर की ओर १५-१५ अंश के अन्तर पर अंश के चिन्ह लगाकर अंश लिखे 
हैं। एक घंटे के भीतर १५-१५ मिनट के ४ कोठे बने हैं। यहाँ स्थानाभाव के 
कारण और विभाग नहीं किये गये । इन प्रत्येक कोठों के ३-३ और विभाग करने 
से प्रत्येक विभाग ५-५ मिनट का बन जायेगा । 

अब धूपघड़ी को कहीं स्थापित करने के लिए स्थाई बनाना है तो इस प्रकार 
बनायेंगे- 


चित्र संख्या ८३ धूपघड़ी 
एक त्रिकोण इस प्रकार बनाओ जिसका एक कोण अपने स्थान के अक्षांश के 
बराबर हो और उसे किसी सम चबूतरे पर इस प्रकार पक्की तौर पर जमा दो कि 


धूप घडी : १७५ 


उस त्रिकोण का ऊपरी किनारा ध्रुव की सीध में रहे । फिर इस गोळ समय सूचक 
चक्र को ( जो किसी घातु के पत्र पर बनाया गया हो ) नीचे की ओर जहाँ १२ 
बजे का चिन्ह है इस प्रकार समकोण बनाते हुए केन्द्र बिन्दु तक काटो, जिससे वह 
पहिले बताये हुए त्रिकोण में फंसाया जा सके । फिर उसे उस त्रिकोण में इस प्रकार 
फंसा दो कि त्रिकोण पर वह समकोण वनावे। अब इस त्रिकोण की ऊपरी छाया 
गोल चक्र पर पड़ेगी, वह समय सूचक होगी । इस गोल चक्र का ऊपरी अनावश्यक 
भाग काटकर फेंक दो । बड़े से वड़ा जितने घंटे का दिनमान उस स्थान पर होता 


चित्रसंख्या ८४ धूपघड़ी बनाने का चक्र बनाना 
है उतने ही घंटों के चिन्ह की आवश्यकता पड़ेगी । शेप भाग अनावश्यक होंगे, इस 
कारण अनावश्यक भाग को निकाल देना चाहिए, जैसा चित्रसंख्या ८४ में बताया है । 
यहाँ २८° के अक्षांश पर धूपघड़ी बनी है, इस कारण १४ घंटे के चिन्ह यहाँ 
रहने दिये हैं। पहिले बता चुके हैं कि २४-१२से ३०-३८” अक्षांश तक १४ घंटे 
का प्रम दिन होता है। इस कारण केवल १४ घंटे के चिन्ह यहाँ बनाये हैं। 
इस प्रकार के कटे हुए चक्र को त्रिकोण समकोण बनाते हुए जमाया है जैसा चित्र 


के 


चित्रसंख्या ८५ चक्र को थिकोण में फसाना 


१७६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


संख्या ८५ में बनाया है । चक्र में जो १२ बजे के स्थान में केन्द्र तक फंसाने के लिए 
पहिले काट लिया गया था, उसी कटे हुए स्थान को त्रिकोण में फंसा कर जमाना 
चाहिए जिससे त्रिकोण के दोनों ओर उस चक्र का भाग निकला रहे । इसी चक्र में 
जिस स्थान पर त्रिकोण की छाया पड़ेगी, वहाँ बनाये हुए चिन्ह के अनुसार समय 
घंटा मिनट में जाना जा सकेगा । ५ 

चक्र को त्रिकोण में फंसाने के लिए यदि आधा त्रिकोण का भाग और आधा 
चक्र का भाग काट कर फंसाया जाय तो,अच्छा जम जाता है और इसे त्रिकोण म 
जमाते समय इस बात का ध्यान रहे कि त्रिकोण और चक्र के बीच दोनों ओर 
समकोण रहे । 

फिर इस त्रिकोण को किसी लकड़ी के छोटे पटिया पर जमा दो। बस यही 
धूप घड़ी बन गई । समय देखने के लिए इसे सदैव इस प्रकार रखना चाहिए कि 
त्रिकोण का ऊपरी किनारा और नोक ध्रुव की सीध में रहें। 


अध्याय ३५ 
१ बिना पंचाङ्ग के तिथिज्ञान 


यदि पंचाङ्ग पास न हो तो स्थूल रूप से तिथि वार नक्षत्र आदि का ज्ञान किस 
प्रकार प्राप्त किया जा सकता है यह नवीन विद्यार्थी को जानना आवश्यक है । इस 
कारण इन सबके जानने की रीति यहाँ वतलाते हैं । 


इन विधियों से स्थूल ज्ञान ही होतां है सूक्ष्म ज्ञान तो गणित द्वारा ही होता 
है, इसका सूक्ष्म ज्ञान गणित-खण्ड में मिलेगा । यहाँ तो प्रारम्भिक ज्ञान की बातें 
बताई जायेगी । 

पहिले बता चुके हैं कि किस-किस मास की पूर्णमासी को कौन-कौन नक्षत्र पड़ते 
हैं, उनको स्मरण रखना चाहिये । 

१ २ ३, ४ ४ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 
मास चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भा. प. आश्विन कातिक मार्ग पौष माघ फाल्गुन 
नक्षत्र चित्रा वि. ज्येष्ठा पू. षा. श्रवण. पु. भा. अश्वि० कृत्ति० मृग० पुष्य. मघा. उ.फा. 

जिस दिन की तिथि जानना है उस दिन का नक्षत्र मालूम करो । फिर पूर्णमासी 
के आगे जो नक्षत्र हो उससे इष्ट दिन के नक्षत्र तक गिनो । जो संख्या हो, कृष्ण पक्ष 
की प्रतिपदा से उतना गिन कर तिथि कह दो । कभी-कभी तिथि में क्षय वृद्धि होने 


बिना पंचांग के तिथिज्ञान : १७७ 


से एक तिथि का अन्तर पड़ जाता है। १५ दिन से अधिक हो तो अमावस्या की १५ 
तिथि घटा कर शेष तिथि शुक्ल पक्ष की जानना । 

पूर्णमासी को जो नक्षत्र बताये हैं उनमें भी कभी-कभी एक नक्षत्र का अन्तर पड़ 
जाता है, क्योंकि कोई नक्षत्र दिन के पहिले भाग में ही अन्त हो जाता है, कोई पूरे 
दिन भर रहता है, इस कारण तिथि में भी कभी-कभी अन्तर पड़ जाता है और कभी- 
कभी तिथि ठीकं निकलती है । 

(१) जैसे सम्वत्‌ २००० में धनिष्ठा नक्षत्र को कौन तिथि वैशाख में होगी जानना 
है। चैत्र पूर्णिमा को नक्षत्र चित्रा था, उसके आगे का नक्षत्र स्वाती से धनिष्ठा तक 
गिता तो ९ हुए। कृष्ण प्रतिपदा से गिना तो ९ तिथि हुई । पचाङ्ग देखो तो उस दिन 
दशमी तिथि है । सप्तमी की हानि होने से तिथि का अन्तर पड़ गया । 

(२) श्रावण में मूल नक्षत्र को कौन तिथि पड़ेगी यह जानना है। आपाढ़ की 
पूणिमा को पू. षा. नक्षत्र के आगे का नक्षत्र उ. पा. से मुल तक गिना तो--२५ 
आये, ये १५ से अधिक होने से, १५ तिथि अमावस्या तक के घटाये तौ, शेष १० रहे । 
ये शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि हुई । पंचाङ्ग में उस दिन ग्यारस थी । इस उदाहरण में 
श्रावण की पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र होता है, अपना मूल नक्षत्र उसके पहिले आता है, 
इससे इसके पहिले का मास आपाढ़ की पूर्णमासी ही गई । 

सूर्यं और चन्द्र से तिथि जानना और तारीख से तिथि जानना आगे बताया 
गया है । 

२-विना पंचाङ्क के वार (दिन) जानना 

चेत्र शुवळ प्रतिपदा को जो दिन हो वह उस वर्ष का राजा कहलाता है। चंत्र 
शुक्ल परिवा से गत मास की अमावस्या तक गिनो, जो संख्या हो उसे १३ से 
गुणा करो और उसमें वर्तमान महीना के पक्ष के बीते हुए दिन जोड़ दो और योग 
में ७ का भाग दो, शेष बचे उसे वार के राजा से उस संख्या तक गिनो तो वार 
ज्ञात होगा । 

(१) जैसे सम्वत्‌ २००० में चत्र शुक्ल प्रतिपदा को सोमवार था । यही सोम- 
वार वर्ष फा राजा कहलाया 1 

सम्वत्‌ २००० में आषाढ़ शुवल ११ का वार जानना है । 

चैत्र शुवल १ से आपाढ़ की अमावस्या तक गत मास=३ हुए % १३-४३ आषाढ 
की अमावस्या से आषाढ़ शुवळ ११ तक गत दिन=१० पहिले के ४५-7 १०=१४३ = 
७न्शेष १ । वर्ष का राजा सोमवार से 7 गिना, तो सोमवार गत हुआ, चर्तेमान मंगळ 
वार आया । पहिले गत दिन लिया था, इस कारण सोमवार गत दिन आया । यादि 
वर्तमान दिन लिया होता तो उत्तर में वर्तमान दिन आता 1 पंचाङ्क में आषाढ़ शु क्ल 
११ को मंगळवार है । 

( २ ) तम्वत्‌ २००० कुआँर बदी १४ को कोन वार छा ? 


१२ 


१७८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


चेत्र से भादों की अमावस तक-५ मास > १३-७ ॥ भादों की अमांवस से भादों 
की पूणिमा तक १५ दिन, आगे कातिक बदी १४ तक=१४ दिन । ७३--१५-- १४ 
दिन-३६३ दिन-+७-शेष १३ दिन । वर्ष के राजा सोमवार से १३ गिना तो दूसरा 
संगळवार आया । इस कारण उस दिन मंगलवार था । 
( ३ ) सम्वत्‌ २००१ राजा शनि । माघ कृष्ण १० का दिन जानना है । 
चैत्र शुक्ल १ से पूस की अमावस तक-९ मास % १३४-१३३ पूस की अमावस से 
पूस की पूनों तक-१५ दिन । पूस की पूर्णिमा से माघ कृष्ण १० तक=१० दिन । 
१३३--१५--१० ३०३-:-७-शेष ३३ दिन । वर्ष का राजा शनि से गिना चौथा 
दिन मंगल वार का दोपहर आया । आधा दिन बचा था इससे प्रगट हुआ उस दिन 
दशमी आधे दिन तक थी । 
(४ ) सम्वत्‌ २००१ राजा शनि । आषाढ़ शुक्ल १३ का दिन जानना है । 
चैत्र शुक्ल १ से आषाढ़ कृष्ण ३० तक=३ मास १ १३-४१ आषाढ ३० से 
आषाढ़ शुक्ल १३ तक-१३ दिन । ४३+१३०१७३--७ शेष ३॥ दिन 3 राजा शति 
से चौथा वार मंगलवार हुआ । आघा दिन आया है अर्थात्‌ १३ तिथि उस दिन आधे 
दिन तक ही थी । 
बहुधा दिन के किसी भी समय पर तिथि का अन्त हो जाता है । तिथि की हानि 
या वृद्धि भी द्वो जाती है, जिसके कारण वार में भी कभी-कभी एक दिन का अन्तर 
पड़ जाता है । 
आगे वर्ष के राजा का चक्र कई वर्षों का दिया है जिससे कहीं खो जना न पडे। 
कई वर्षो के वर्ष के राजा का चक्र 
सम्वत्‌ राजा वार सम्वत्‌ राजा सम्वत्‌ राजा सम्वत्‌ राजा सम्वत्‌ राजा 
` १८४८ सोम. १८६९ शनि, १८८४ बुध, १८९७ शुक्र. १९१० शनि. 
१८४९ शुक्र, १८७० शुक्र. १८८५ रवि. १८९८ बुध. १९११ दुध. 
१८५० शुक्र, १८७१ मगल १८८६ शनि. १८९९ सोम. १९१२ सोम 
१३५१ मंगळ १८७२ सोम. १८८७ गुरु. १९०० शुक्र. १९१३ रवि. 
१५५३ शुक्र. १८७३ शुक्र. १८८८ मंगल १९०१ मंगल १९१४ गुरु. 
१८५४ बुध. १८७४ मंगल १८८९ सोमः १९०२ शनि. १९१५ मंगल 
१८५७ बुध. १८७६ शुक्र. १८९० शुक्र. १९०३ शनि. १९१६ सोम. 
१८५८ रवि. १८७७ बुध, १८९१ गरु १९०४ बुध. १९१७ शुक्र. 
१८५९ शनि १८७८ मंगळ १८९२ सोमः १३०५ मंगल १९१८ गुरु, 
१८६० गुरु १८८० शनि. १८९३ शुक्र १९०६ रवि, १९१९ सोम, 
१८६१ बुध. १८८१ बुध. १८९४ गुरु. १९०७ गुरु. १९२० शुक्र 
१५६५ सोम. ९१८२ रविः १८९५ सोम. १९०८ बुध, १९२१ गुद. 
१५६७ गुरु. १८५३ शनि. १८९६ शनि. १९०९ रविः १९२२ मंगळ 


बिना पंचांग के तिथिज्ञान : १७९ 


सम्वत्‌ राजा सम्वत्‌ राजा सम्वत्‌ राजा सम्वत्‌ राजा सम्वत्‌ राजा 
१९२३ शनि. १९४३ सोम. १९६३ रवि. १९८३ रवि. २००३ वुध. 
१९२४ शुक्र. १९४४ शुक्र. १९६४ शुक्र, १९८४ रवि. २००४ रवि. 
१९२५ वृध, १९४५ गुरुः १९६५ गुर. १९८५ गुरु. २००५ शनि. 
१९२६ रवि १९४६ सोम. १९६६ सोम. १९८६ बुध, २००६ बुध, 
१९२७ शनि, १९४७ शुक्र. १९६७ रवि. १९८७ सोम. २००७ रवि. 
१९२८ बुध. १९४८ गुरु. १९६८ शुक्र. १९८८ शुक्र. २००८ शनि, 
१९२९ सोम. १९४९ मंगल १९६९ मंगल. १९८९ वुध, २००९ बुध. 
१९३० शनि. १९५० रवि. १९७० सोम. १९९० सोम. २०१० सोम. 
१९३१ गुरु, १९५१ शनिः १९७१ शुक्र. १९९१ शुक्र २०११ रवि. 
१९३२ बुध, १९५२ वुध. १९७२ मंगल १९९२ गुरु. 

१९३३ रवि. १९५३ रवि. १९७३ सोम. १९९३ मङ्गल 

१९३४ शुक्र, १९५४ शनि. १९७४ शुक्र. १९९४ सोम. 

१९३५ बुध. १९५५ बुध. १९७५ शुक्र, १९९५ शुक्र 

१९३६ रवि. १९५६ मंगल १९७६ मंगल १९९६ बुध, 

१९३७ शनि. १९५७ शनि. १९७७ रवि. १९९७ सोम. 

११३८ वुध. १९५८ गुरु, १९७८ शनिः १९९८ शुक्र. 

१९३९ सोम. १९५९ बुध १९७९ बुध. १९९९ मंगल. ` 

१९४० रवि. १९६० रवि १९८० रवि. २००० सोम. 

१९४१ शुक्र १९६१ शुक्र, १९८१ शनि. २००१ शनि. 

१९४२ मंगल १९६२ बुधः १९८२ बुध. २००२ गुरु. 


३-बिना पंचांग के नक्षत्र जानना 

किसी चान्द्र मास की पूर्णिमा को जो नक्षत्र होता है पहिले बता चुके हैं । पूणिमा 
से आगे की तिथि तक गिनो, उस संख्या को गत पूर्णिमा की नक्षत्र संख्या में जोड़ दो 
अर्थात्‌ पूणिमा को जो नक्षत्र हो उसके आगे इष्ट तिथि की संख्या तक गिनो तो इष्ट 
नक्षत्र निकल आयगा । 


( १ ) जैसे सम्बत्‌ २००० में कातिक शुक्ल चतुर्थी को नक्षत्र जानना है.। इसके 
पहिले कुँआर पूर्णिमा को अश्विनी नक्षत्र होता है । कुंआर पूणिमा से कातिक अमावस्या 
तक १५ दिन और कातिक शुक्ल चौथ तक गत दिन १५+ ३=१८ दिन हुए । अब 
पूर्णिमा का नक्षत्र अश्विनी से गिना तो १५ वां नक्षत्र ज्येष्ठा आया । पंचांग में भी 
उस दिन ज्येष्ठा दिया है । 


(२) दूसरी रीतिन्कातिक कुष्ण १ से इष्ट मास तक गिन कर दूना करो ओर 
बीते पक्ष के दिन जोड़ कर १ ओर मिला दो और २७ का भाग दो । शेष जो बचे 


१८० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


उसे अश्विनी से गिन कर इष्ट नक्षत्र कहना । पक्ष के दिन जोड़ने के लिए कृष्ण पक्ष 
की प्रतिपदा को गिनो और आगे गिनना आरम्भ कर इष्ट तिथि तक गिनना 
चाहिए । 

जैसे ऊपर के उदाहरण में गत मास कुआर है। इसे कातिक से गिना तो यह 
कुआँर १२ वां महीनां हुआ । १२% २८२४--गततिथि (कुआर पूर्णिमा से कार्तिक 
अमावस्या तक १५--चौथके ४ दिन)+१८२४+-१५--४--१ ४४-- २७=शप 
१७२१७ वां नक्षत्र अनुराधा होता है। इस कारण इष्ट तिथि को अनुराधा नक्षत्र 
आया । पंचांग में उस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र है। इसमें भी कभी २ एक नक्षत्र कां अन्तर 
पड़ जाता है। 

दूसरा उदाहरण--माघकृष्ण १० को सम्वत्‌ २००० में नक्षत्र जानना है। गत 
मास पूस हुआ । कातिक से पूस तक-३मास > २-६--गत दिन माघ कृष्ण के १५ + 
माघ शुक्ल के १० दिन 1. १=६--१५५-१०+१=३२-+ २७=शेष ५=मृगशिर । पंचांग 
में कुछ देर उपरान्त रोहिणी था, १ का अन्तर पड़ गया । तिथि के घट बढ़ जाने से 
प्रायः १ दिन का कभी २ अन्तर पड़ जाता है । 

( ३ ) तीसरी रीति अमावस्या को सूर्य और चन्द्र एक साथ रहते हैं । यदि सूयं 
नक्षत्र ज्ञात हो तो अमावस्या से आगे जितने दिन ( इष्ट दिन तक ) हों गिनो, उतने 
दिन सूर्य नक्षत्र से गिनने पर अपना दिन नक्षत्र (चंद्र नक्षत्र) आयगा । 

आकाश में भी यदि चंद्र दिखता है तो चंद्र के समीप जो नक्षत्र होगा आकाश में 
देखकर वता दो । उस दिन बही नक्षत्र होगा । 


(४) बिना पंचाङ्ग के योग जानना 


सूर्य का जो नक्षत्र हो मालूम करो। सूर्य नक्षत्र से पुष्य नक्षत्र तक दोनों नक्षत्रों 
को मिलाते हुए गिनो, फिर जिस दिन का योग जानना है उस दिन के चन्द्र नक्षत्र 
तक श्रवण से गिनो । दोनों संख्या जोड़ कर २७ का भाग दो, जो शेष बचे वह संख्या 
योग की होगी । 

जैसे सं० २००० में श्रावण शुक्ल १० को जानना है । उस दिन सूर्य आश्लेषा 
नक्षत्र पर है और इष्ट दिन (दशमी) को ज्येष्ठा नक्षत्र है। अब पुष्य नक्षत्र से सूयं 
के आश्लेषा नक्षत्र तक गिनाऱ्यह दूसरा नक्षत्र है>२ संख्या हुई । फिर श्रवण से इष्ट 
नक्षत्र ज्येष्टा तक गिना २३ आये । =२३+२=२५--२७= शेष २५ रहे, २५ वां योग 
ब्रह्म योग आया, पंचांग में २६ वां योग ऐन्द्र है । नक्षत्रों के घट बढ़ जाने से इसमें भी 
कभी-कभी एक दिन का अन्तर पड़ जाता है। 

(५) बिना पंचाङ्ग के करण जानना 

शुक्र प्रतिपदा से इष्ट तिथि को गिन कर दूना करो और १ घटा कर ७ का 


भाग दो तो ये चर करण निकलेंगे। वह करण तिथि के उत्तराद्ध में मिलेगा । पूर्वाढ्ध में 
उसके पहिले का करण जानना। 


विना पंचांग के तिथिज्ञान : १८१ 


ये ७ चर करण है : (१) वव (२) वालव, (३) कौलव, (४) तैतिल (५) गर, 
(६) वणिज, (७) विष्टि । 

स्थिर करण ४ है :--(१) शकुनि, (२) चतुष्पद, (३) नाग (४) किस्तुघ्न । 

स्थिर करण--शुक्ल परिवा को पूर्वाद्ध में किस्तुध्न; उत्तराद्धं में बव (चर) 
अमावस्या, कृष्ण ३० को पूर्वाद्ध में चतुष्पद उत्तराद्ध में नाग, कृष्ण १४ को पूर्वाद्ध 
में विष्टि (चर) उत्तराद्ध में शकुनि । 

उदाहरण--सम्वत्‌ २००० में श्रावण पूणिमा को करण जानना है । पूणिमा तक 
१५ तिथि-१५ # २=३०-१=२९--७=शेप १=वव करण उत्तराद्ध में,इसके पूर्वाद्ध में 
( इसके पहिले का ) विष्टि करण होगा । १ तिथि में २ करण होते हैं । 

पहिले करण जानने का चक्र दे चुके हैं, उसके द्वारा किसी भी तिथि का करण 
सरलता से जान सकते हैं । 

(६) विना पंचाङ्ग के चन्द्र जानना 

( इष्ट तिथि % २ ) % ( कृष्ण पक्ष में ३५, शुक्ल पक्ष में ५)-:-८-लब्धि वर्तमान 
संक्रांति जिस राशि की हो उस राशि से लब्धि संख्या तक गिनो तो चन्द्र की राशि 
निकलेगी । गिनने में १२ से अधिक संख्या हो तो १२ घटा कर शेष अंक लेना । 

(१) जैसे सं. २००० वैशाख शुक्ल १२ को चन्द्र जानना है । 
तिथि १२४ २८२४+-५ शुक्ल पक्ष के-२९-- ५=लब्धि ५ ५)२९(५ लब्धि 
दशमीं को वृष संक्रांशि थो । वृप से लेकर रूव्धि का अंक ५ तक २५ 
गिना तो कन्या आईं तो उस दिन कन्या का चन्द्र था । डड 

(२) कातिक अमावस को चन्द्र जानना है । तिथि १५% २-३०-- ३५ (कृष्ण 
पक्ष होने से )=६५-- ५८१३ छब्धि । लब्धि १३ यह १२ से अधिक है तो १३-: 
१२_्येष १ तुला की संक्रांति कृष्ण चौथ को थी उससे १ गिना तो तुला का चन्द्र 
आया । 

(३ ) ज्येष्ठ पूणिमा स० २००० को चन्द्र जानना है 1 तिथि १५% २=३०+- 
५ (शुक्ल के) =३५-+ ५--छव्धि ७ । मिथुन संक्रान्ति १२ तिथि को थी, मिथुन से ७ 
गिना न्सातवां धनु आया, इस कारण इप्ट दिन को धनु का चन्द्र हुआ । 

दूसरी रीति--अमावस्या को सूर्य चन्द्र एक राशि पर रहते हैं तो जो सूर्य की 
राशि हो वहाँ से सवा दो दिन चन्द्र एक राशि पर रहता है । तिथि में २४ दिन= 
४ का भाग दो । अर्थात्‌ तिथि % ४-:- ९5 जो लब्धि होगी. सूयं की राशि से उतना 
गिनो तो चन्द्र की राजि ज्ञात होगी । जैसे वैशाख शुक्ल १२=१२%४-+ ९= १८+ 
९-२ लब्धि । सूर्य वप का है तो वृष से लब्धि ५ तक गिना तो कन्या राशि आई । 
इस कारण चन्द्र को राशि कन्या हुई । 

सूर्य की संक्रांति जानना आगे बताया है । 


१८२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


अध्याय ३६ 
सायन दय जानने की स्थूल रीति 
मास तारीख अंग्रेजी महीना सूर्य की संक्रांति अंश गति कला 
१ माघ २० जनवरी कुंभ ११ ६१ 
२ फाल्गुन १९ फरवरी मीन १ ६० 
३ चैत्र २१ मार्च मेष १ ५९ 
४ वैशाख २० अप्रैल वृष १ ५९ 
५ ज्येष्ठ २१ मई मिथुन १ भ्ण 
६ आषाढ़ २१ जून ककं १ 4 
७ सावन २३ जुलाई सिह १ ४७ 
८ भादों २२ अगस्त कन्या १ पर्द 
९ कुआँर २३ सितम्बर तुला १ पर्द 
१० कातिक २३ अक्टूबर वृश्चिक १ ६० 
११ अगहन २३ नवम्बर धनु १ ५९ 
१२पूस २२ दिसम्बर मकर १ ५९ 


यहाँ अंग्रेजी तारीख के अनुसार सायन सूर्य दिया है । इष्ट दिन का सायन सूरय 
जानने की रीति 

चक्र में सायन सूर्य की संक्रान्ति और उसकी तारीख इष्ट दिन के समीप की खोजो 
और उससे इष्ट दिन का अन्तर निकालो । उसी के आगे सूर्य की गति दी है । अन्तर 
समय की गति स्थूल रूप से निकाल कर उसे चक्र में दिए हुए सायन सूर्य में जोड़ या 
घटा कर इष्ट दिन का सायन सूर्य जान सकते हो । चक्र में दिए हुए तारीख के पहले 
का समय हो तो घटाना पड़ेगा, आगे का हो तो जोड़ना पड़ेगा, तब इष्ट दिन का 
सायन सूर्य निकलेगा । 

जँसे १८ मार्च का सायन सूर्य निकालना है। चक्र में देखा अपने इष्ट समय के 
समीप २१ मार्च दिया है। अब इष्ट दिन और चक्र की तारीख का अन्तर निकालना 
(चक्र की तारीख २१ माचे- इष्ट तारीख १८ माच)=२१-१८=३ दिन का अन्तर 
आया । २१ मार्च के आगे गति ५९' दी है। १ दिन में सूयं ५९' चलता है तो ३ दिन 
के अन्तर में =५९' % ३१३७ कला-२९--५७' गति हुई। यह सर्य की इष्ट काल 
तक की गति हुई। अर्थात्‌ २१ मां के आगे सूयं का अन्तर २ --५७' हो गया । 
इस गति को चालन कहते हैं । अर्थात्‌ सूर्य को इतना चलना पड़ेगा । 

चक्र की तारीख से अपना इष्ट समय पहिले का है, इसलिए यह चालन 

घटाना पड़ेगा । जहाँ घटाना पड़ता है उसे चालन ऋण कहते है । जहाँ जोड़ना पडता 
है उसे चालन धन कहते हैं । इष्ट काल २१ मार्च के आगे का हो तो चालन धन होता 


न. vi i SiliiinblToe Caliban Sei 2 Sain ०५०७५७७७७७. 


सायन सूयं जानने की स्थूल रीति : १८३ 


परन्तु अपनी तारीख २१ माचे के पहिले की है। इस कारण यहाँ चालन ऋण हुआ। 
चक्र में जो दिया है उसे पंक्तिस्थ ( जो पंक्ति में है) या चक्रस्थ कहते हैं। अव 
पंक्तिस्थ २१ मार्च के सायन सूर्यं को लिया । वह मेष १° पर है > रा ०-१अंइसमें 
रा.अ. क. से चालन २९-५७! ( चालन ऋण होने से ) घटाया तो शेष रहा 
०-१--० ११ रा २५१0-३' यह स्पष्ट सायन सूर्य इष्ट काल का हुआ । यहाँ 
-०-२--५७ राशि ० है । इसमें से १ राशि नहीं घटती थी तो ऊपर १२ राशि 
-=११--२८-२ | मानकर घटाया तो ११ रही । इस प्रकार स्पष्ट सायन रवि हुआ । 
स्पष्ट सायन सूयं 
गणित करने से इष्ट समय का ग्रह आदि निकलता है उसे स्पष्ट ग्रह आदि कहते हैं । 


इष्ट कालीन सायन रवि स्पष्ट ११ रा २८? ३' में यदि २? ५७' जोड़ दिया 
जाय तो वही ० रा १? सायन रवि २१ मार्च का आ जाता है। 

यदि घंटा भी दिया है तो उतने घंटे की गति निकाल कर उस चालन का भी “४ 
( धन ऋण जैसा आवश्यक हो) करो । घंटे की गति त्रौराशिक से इस प्रकार 
निकाळेगे --६० घड़ी ( एक दिन रात) में सूर्य की गति उस दिन ५९१ (या जा 
गति हो ) थी इनमें घड़ी में (इष्ट घड़ी में ) कितनी होगी ? घंटा को घडी बना लो। 

जैसे ५ घड़ी की गति निकालनी है ६० घड़ी में ५९” तो ५ घड़ी में 


५९% \ UE ५९_ | गा यु १२ ५९(४/ 
AR ४५५” गति हुई । मान लो १८ मार्च को 
११%६० 
सूर्योदय के आगे ५ घड़ी की और गति जाननी है तो इष्ट १२)६६०(५५” 
दिन के वाद की गति होने से जोड़ना पड़ेगा । पहिले का ६० 
समय होता तो चालन घटाना पड़ता । १८ मार्च के ६० 
सूर्यं में घडी की गति और जोड़ा तो योग ११ रा २८? _६० 
३४” ५५ हुआ । अर्थात्‌ उस समय मीन के २८0 ३४" x 
५५” पर सूयं होगा । सूक्ष्म गणित करने पर १०-१५ 
कला का अन्तर आ जाता है। 
रा ० ॥ 21 
१८ माचं को सूयं ११ २८ २० ० 


त ५ घडी और ० ० उ ५५ 
योग=११ २८ ३४ ५५ 
यह इष्ट काल का सायन सूर्य 
सायन सूयं में से अयनांश घटा देने से निरयन सूर्य होता है अयनांश निकालना 
पहिले बता चुके हैं । 
सौर मास की संक्रान्ति की तारीख 


१८४ ; सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


सौर मास संक्रान्ति संक्राति की 


(आरंभ) तारीख इसके आगे दिन का हिसाब 
१ वैशाख मेष १३ अप्रैल लगाने से सौर मास की तारीख 
२ ज्येष्ठ वृष १४ जुलाई (तिथि) जानी जा सकती है। 
३ आषाढ मिथुन १४ जून अर्थात्‌ इस प्रकार बताई हुई 
४ श्रावण ककं १६ जुलाई तांरीखों के आगे गिनने पर सौर 
५ भाद्रपद सिह १६ अगस्त मास की तिथि किसी भी इष्ट दिन 
६ आश्विन कन्या १६ सितम्बर की निकाल सकते हो। इसमें भी 
७ कातिक दुला १७ अक्टूबर कभी-कभी एक दिन का अन्तर 
८ मार्गशीष वृश्चिक १६ नवम्बर पड़ जाता है । यहाँ अंग्रेजी तारीख 
९ पोष धन १५ दिसम्बर के हिसाब से कौन संक्रांति उस 
१० माघ मकर १३ जनवरी समय होगी यह साधारण प्रकार से 
११ फाल्गुन कुंभ १२ फरवरी जानी जा सकती है । 
१२ चैत्र मीन १५ मार्च 


स्थूल रीति से विना पञ्चांग के चन्द्र साधन ( चन्द्र स्पष्ट करना ) 

जन्म समय पर किसी ग्रह की ठीक स्थिति इष्टकाल तक गणित द्वारा निकालने से 
जो जानी जाती है उसी क्रो ग्रह स्पष्ट करना कहते हैं और उस ग्रह के स्पष्ट करने के 
गणित को साधन ( साधन करने की विधि ) कहते हैं । 

ऊपर सायन सूर्यं का साधन करना (बिना पं नाङ्ग के ) बताया है, उडी प्रकार 
यहाँ चन्द्र का साधन करना भी वताते हैं । 

सूर्यं ओर चन्द्र में जव १२ अंश का अन्तर पड़ जाता है तब एक तिथि होती 
है। इस कारण चन्द्र स्पष्ट करने के लिए उस समथ का सूर्थ स्पष्ट कर लेना 
आवश्यक है । 


जैसे वैशाख कृष्ण पंचमी ता० २५ अप्रैल सन्‌ १९४३ ई० के ४ बजे संध्या समय 
समय चन्द्र स्पष्ट करना है । 
पहले इस दिन का सूर्य स्पष्ट करेंगे। बैशाख में २० अप्रैल को वृष के १ अंश 
पर चक्र में सायन सूर्यं दिया है और गति ५९ कला है। ( २४ अप्रैल-२० अप्रैल )= 
५2 ५९ गति<चाळन धन (इष्टकाळ पंक्ति के आगे होने से)+हुआ ५१८ ५९३२९५ 
=* अंश-४५' चालन त इप्ट ४ बजे संध्या का है-(१२--४)-१६ बजे इष्ट । यह 
समय सूर्योदय के बाद का है । मान लो सूर्योदय ६ बजे हुआ । (१६ घण्टा-६ बजे 
सूर्योदय) १० घण्टा इष्ट । २४ घण्टा में ५९' गति तो १० घग्टा में 0९५१० ७... 
३१ २५ कला के लगभग । भनि 

इन सब को जोडा तो इष्ट काल में सायन स्पष्ट रवि=रा १ -६अंश-२०'— 

०! हुआ=(वूष के ६ अंश--२०') 


AN 


सायन सूर्य जानने की स्थूल रीति : १८५ 


सूर्य ( वृष १7 )=रा ० १ 
१ १० 
५ दिन का चालन।-= ० ४ ५५ 
योग= १ ५५५ 
१० घंटे का += ० ०२५ 
= १ ६२० 
इष्ट कालीन सायन रवि 
तिथि शुक्ल प्रतिपदा से गिनी जाती है। पूणिमा को १५ और अमावस्या को ३० 
तिथि होती है । अपनी इष्ट तिथि=वैशाख कृष्ण ५ है=१५ शुक्ल पक्ष के--५ गत 
तिथि कृण पक्ष के=(१५-- ५)=२०+- १८२१ गत तिथि । 
१ तिथि=१२१ तो २१ तिथि=२१ % १२अंश=२५२अंश== रा. १२ अंश 
सू्यंस्पष्ट रा ० ! 
१ ६ २० 
गत तिथिः ८ १२ ० 
प्रात: चन्द्र स्पष्ट= ९ १८ २० 
=मकर का १५८९--२०' 
यह पञ्चमी को सूर्योदय पर चन्द्र की स्थिति हुई और प्रातः काल का सायन 
चन्द्र हुआ । 
चन्द्र की दैनिक गति १२ अंश से १५३० तक है अर्थात्‌ साधारण प्रकार से मध्यम 
गति १४ अंश है । २४ घण्टा में १४ अंश गति है तो आधे दिन की संख्या तक ७ अंश 
हुई है। १ घण्टा में लगभग ३५' गति हुई । यहाँ ४ वजे संध्या की गति निकालनी 
है। मान लो सूर्योदय ६ बजे हुआ तो सूर्योदय से इष्ट काळ तक १० घण्टा हुआ । 
१ घण्टा में ३५' तो १० घण्टा में=३५' > १०=३५०'=५अंश'-५०' गत हुई! 
यहाँ चालन + है । 
RT io 
प्रात. चंद्र स्पष्ट ९१८-२० 
१० घण्टे का चालन ० - ५५० 


इष्ट कालीन ] >९--२४--१० 
सायन चंद्र स्पष्ट | जमकर का २४ अंश--१०' 


इस प्रकार ४ बजे तक चंद्र मकर के २४ अंश--१० पर हुआ । यहु स्थूल मान 
से चन्द्र स्पष्ट हुआ । सूक्ष्म रीति से गणित करने में लगभग ११ कला का अन्तर पड़ 
जाता है । 


( सायन चन्द्र--अयनाँश )=निरयन चंद्र । 


१८६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


चंद्र साधन करने का दूसरा उदाहरण 2 
तारीख २५ मई के ६ बजे संघ्या का चन्द्र स्पष्ट करना है; ज्येष्ठ कृष्ण 
पञ्चमी का । Po 
२१ मई की सूर्य-मिथुन १ अंश गति ५८'=इष्ट.२५ मई को ६. बजे संध्या= 
चालन+ (२५ मई--२१ मई )=४ ५ ५८' गतिः२३२'=३अंश--५२ चालनञ । ६ 
बजे संध्या इष्ट है । मान छो सूर्योदय ६ बजे है, ६ बजे से १२ घण्टा हुआ ।- २४ 
घण्टा में ४८” तो १२ घण्टा में २९” गति हुई। इन सबको जोड़ा तो इष्ट कालीन 
सायन सूयं स्पष्ट २ रा-५अंश-२१' हुआ । 
सूर्यं मिथुन १ अंश<रा-१अंश-०' 
चार दिन का चालन+०-३-५२ 
१२ घण्टे का ,, +०-०-२९ 
इण्ट काडीन | २.६२१ 
सूर्यं स्पष्ट | 
तिथि ज्येष्ठ ५ है=शुक्ल पुणिमा=१५+- कुष्ण पञ्चमी तक गत तिथि ४-१५ 
+४=१९ दिन । 
१ तिथि में १२' तो १९ तिथि मे-१९ २ १२ अंश=२२८ अंश=७ रा. १८ अंश 
रा ०,, 
सायन सुयं-२-५-२१ १ दिन की चन्द्र की मध्यम गति (औसत गति) १४° 
तिथि के अंश+-७-१८-० है तो १२ घण्टा ( 3 दिन की ७° 
=चन्द्र स्पष्ट='९-२२-२१=चतुर्थी के अन्त तक का । 
आधे दिन का+-=०-७-० 
इष्ट कालीन =१०-०-२१=क्ुंभ के ००-२१' पर चन्द्र हैँ । 
सायन चंद्र स्पष्ट } =इष्ट कालीन सायन चन्द्र कुंभ के ०-२१' पर है! 
चंद्र साधन करने की दूसरी रीति-- 
चंद्र की मध्यम गति १२ अंश है कोई १४ अंश लेते हैं। रवि और चंद्र मे १२° 


अंश का अन्तर पड़ने पर १ तिथि होती है, शेष २ अंश मध्यम गति के हैं। उसके 
मिला देने से चंद्र के अंश ज्ञात हो जाते हैं । 


अधिक मध्यम गति का अन्तर इस प्रकार से होता है। 
तिथि प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी पंचमी से द्वादशी शेष तिथि में 


तक 

अन्तर २ ४ ६८ “प ३ ३ २० 

तिथि पृणिमा से एकादशी से चंद्र स्पष्ट करने के लिए सूयं स्पष्ट में 
कृष्ण पंचमी तक अमावस्या तक तिथि के अनुसार ये अंश मिला देने 


चाहिए । चंद्र की गति प्रति दिन १२ अंश 
अन्तर ३ अंश ३ अंश के १५ तक?" बढ़ जाती है। इसी के 


सायन सूर्य जानने की स्थूल रीति : १५७ 


कारण साधारण रीति से अधिक बढ़े हुए अंश ऊपर जोड़ना बताया है । इस रीति 
से चन्द्र स्पष्ट करने में १ के लगभग अन्तर पड़ जाता है, परन्तु ३. से 


अधिक अन्तर नहीं आता । तिथियाँ १ मास में पूरी ३० नहीं होती । इससे ये अंश 
बढ़जाते हैं । 


जैसे सन्‌ १९४३ में २५ मई को तदनुसार ज्येष्ठ वदी ६ को १२ बजे दिन का 
चंद्र साधन करना है । १२ बजे दिन अर्थात्‌सूर्योदय सं लगभग ६ घंटा हुआ । 


२१ मई को सायन रवि=मिथुन १° गति ५८' इष्ट २५ मई का हैं। आगे 
का होने से चालन धन हुआ 1 


( २५ मई-२१ मई ) =४ दिन % ५८' गति=२३२'=३° -५२'=३  -५२-०अंशः 


२४ घटा में ५६' गति तो ६ घंटा में5३८-१४३ + ०-१४-३० 
रा-० 

२१ मई को सूयं २-१-० ४---६॥ चालन +- 

+ चालन ०—४_— ९३ 


सायन सूर्य=२--५-६३ 
रा ० 
६ तिथि है-्गत तिथि ५=५)१२°=६व°=२-—०° 
म पंचमी के अन्त =२—०—o 
तक चन्द्र योग ४-५६7 
+०—३-० पंचमी की बढ़ती के अंश 
+ ०—३-°० छठ » ॥] 1 FT] 
योग=४--११--६१ ( क्योंकि छठ उदय है ) 
६ घण्टा का {-=३-३० २४ घण्टा में चन्द्र १४ अंश चला तो ६ घण्टा में 
४ ७? 
र ष ७१४० ९ =-= ३०-३० 
चन्द्र स्पष्ट=४--१५--३६४ २४ २ 
४२ 
,इष्ट काली न सायन चन्द्र स्पष्ट ४-रा १४-३६७ 
यह कुछ मोटा हिसाब है । गणित से १-२ अंश का अन्तर पड़ जाता है । सायन 
चन्द्र से अयनांश घटा दो तो निरयन चन्द्र होंगा । 
चंद्र से नक्षत्र और उसका चरण साधन करना 
` चंद्र स्पष्ट की राशि आदि की कला बना कर १३ अंश-२०'=८००' का भाग दो 
तो लब्धिगत नक्षत्र होगा । शेष में ४ गुणाकर ८००' का भाग दो तो वर्तमान नक्षत्र 
का चरण निकलेगा । १ नक्षत्र में ४ चरण होते हैं। सायन. नक्षत्र १३-२० का 


१८८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


होता है और अश्विनी से आरम्भ होता है । जैसे चंद्र मकर का २९-५२ है । = 
९रा-२९९-५२'-१७९९२”-:- ८००७-२२ गत नक्षत्र ( श्रवण ) वर्तमान २३ वां नक्षत्र 
धनिष्ठा का २ चरण। 


रा. अं. क. ८००' ) १७९९२'' ( २२ गत नक्षत्र 
९-२९-५२ १६०० 
2८३० १९९२ 
२७० १६०० 
+२९ ३९२ 
२९९ २८४ 
१९६० ८०० ) १५६८ ( १ गत 
१७९४० ८०० चरण 
--५२ ७६८ शेष 
१७९९२ विकला ऱ्वर्तेमान दूसरा चरण हुआ 


किसी राशि के नाम पर से जन्म नक्षत्र और चरण जानना-- 

आगे होड़ा चक्र दिया. है जिस पर से हिन्दुओं के नाम विचार कर रखे जाते हैं । 
प्रत्येक नक्षत्र के ४ चरण होते हैं और प्रत्येक चरण के लिए एक अक्षर नियुक्त है । 
जन्म समय जो नक्षत्र होता है उस नक्षत्र का जो चरण वर्तमान हो उसी चरण के 
अक्षर के अनुसार नाम रखा जाता है । जैसे किसी का जन्म शतभिषक नक्षत्र के तीसरे 
चरण में हुआ तो चक्र में देखने से प्रगट हुआ कि शतभिषक के तीसरे चरण का 
अक्षर “सी” है । इसी अक्षर पर से सीताराम, शिशुपाल आदि नाम उस वालक का 
रखा जावेगा स अक्षर में श अक्षर भी लिया जा सकता है । वह हस्व हो या दीघं 
हो उसका कुछ विचार नहीं होता । यहाँ सी अक्षर है इसमें “छोटी इ” की भौ मात्रा 
हो तो कोई अन्तर नहीं पड़ेगा । इसमें केवल अक्षर और मात्रा का विचार होता है । 
मात्रा हस्व हो तो उसे दीघं भी ले सकते हैं जैसे क्‌ और कु एक है । इसी प्रकार म 
और मा एक है । मघा के पहले चरण का जन्म होता है म अक्षर है तो मक्खन सिह 
या माहती प्रसाद भी नाम रख सकते हैं । 

कई अक्षर ऐसे भी हैं जिन पर से नाम नहीं रखा जा सकता है जमे ङ. न. 
ण. जव ये अक्षर आते हैं तो नाम “न” अक्षर या किसी दूसरे अक्षर से रख 
देते हैं । 

इसी प्रकार किसी राशि के नाम पर से नाम के आदि अक्षर का विचार क्र जन्म 
नक्षत्र या राशि भी जान सकते हैं । जैसे किसी का नाम रामलाल है । नाम का आदि 


अक्षर रा है। चक्र देखा तो तुला राशि के आगे चित्रा के तीसरे चरण का जन्म है और 
तुला राशि है। 


RE ०” हलाह) ” पिळी 


सायन सूर्य जानने की स्थूल रीति : १८९ 


इस चक्र से किसी ग्रह की राशि अंश कला आदि मालूम हो तो उसका नक्षत्र 
और चरण भी जाना जा सकता है । 

जैसे जन्म समय चन्द्र स्पष्ट ९रा-२९०-५२' है तो गहं जानने के लिए कि जन्म 
नक्षत्र और चरण क्या होगा, होड़ा चक्र का अन्तिम भाग देखो । ९रा २६०. ४०” तक 
धनिष्ठा का पहला चरण गत हो चुका, धनिष्ठा का दूसरा चरण १०रा-०"-०? तक 
है । अपना चन्द्र इन दोनों के भीतर दै इससे यह प्रगट हुआ कि धनिष्ठा के दूसरे 
चरण काजन्म है । 

नक्षत्र का चरण ( जैसे नाम से प्रगट हो जाता है ) जान लेने पर इसी चक्र द्वारा 
चन्द्र की राशि अंश आदि भी विदित हो सकता है । 

जैसे किसो का जन्म धनिष्ठा के तीसरे चरण का है तो तीसरे चरण धनिष्ठा का' 
१३ रा-३०२०' तक है । दूसरा चरण १० रा ०? ०' तक है । इस कारण चंद्र इन 
दोनों के बीच है ऐसा समझना ।चंद्रकी ठीक स्थिति तो गणित करने से ही प्रगट होती 
है । यहाँ केवल मोटा हिसाब वतलाया है । गणित खण्ड में इसका गणित दिया है । 

होड़ा चक्र को अवकहड़ा चक्र या शतपद चक्र भी कहते हैं। 

१ चरण (नक्षत्र का) ३-२०! का होता है । आगे ३-२० जोडते जाने से राशि 
के अंशादि का चक्र बन जाता है । 

इसमें एक अक्षर को लेकर प्रत्येक चरण के लिए पृथक्‌ मात्रा लगा कर चरण 
के अक्षर बनाये गये हैं । जैसे ल से छा, ली, छू, ले, लो इत्यादि जसा नीचे के चक्र 
से प्रगट होगा । 


१९० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


0 ७ ०--०--३ >] oe ० २ 
०८९८-१८-००, ०-०९--४ ०४--१७--५ 2: pl (४ 
०-००७--३ ०१००-०३-०१ ot ७ EE उ 
०१-३८-१ ०२०१-६८-६४ - oT ११ 8 टै पु 
०९-६७--० ०--०७-- ०४--३-०६ I RR है 3 
° ० ० IB ' 9 ७ ० 
०००० ०-४) टे-ट o—tt— ० RW ५ 
र पा MEE ती sll 
ot—t—t ° ° kp lb ० ० 
° 950८ oa—Bt-b ० ० 2 छै 
०७००-०८-७० २०००-३०-०२ ot-tt-b 8 पु 12 Ww 
०५-४-४ ०-६-७ ० १ 2 $® 
७ ० ७-०-- ° ० ७ Ww 
ot-tt-° ०-०९-० oslo ७४ ४ &> 1१७ 
०-०७-० ०५-३०-० ०्ट-६-० 12 एट हु Ek 
1 -०-२ । ori । -o-D. 
102 1021. 1002 2 हू t ७ 
DR 1292 1&ड)0 ०८७ 1021 1021 102७ 
राण १ 1912 ( 2४12 2118 1022 ) 
1 ४७ 201218-9:2- 122५2121६३५४५२ 128 


Bos 


IE ts 


१९१ 


सायन सूर्य जानने की स्थूल रीति 


0१८० | 


o-o-tb 
o—bb--bb 
ot--t-=-bb 
० 
०००९-०७ 
०५--४--०७७ 
० 
ot--tt—® 
o--ob—® 
० 
०१५०-२८-०० 
०९८०-००-०० 
०-०-४ 
2A--Bbr-A 
०९--६-७ 
७ 
०--०टे-१ 
oA—3— 
७ 
०८-/टे-) 
०-०७-- 


०५--१४९८-७७ 
०९८९-६७-७७ 
० 
o-e—bb 
oA—bb--ob 
ot-t—ob 
c 
०-०८-०% 
०५-१--५ 
० 
०९८-४८-० 
०-०७--४ 
०५००-४२-०७ 
०९८०-९७-०७ 
० 
Co 
०५--१७--३ 
०-६ 
० 
०००९" 
०02903 


ot—tt—bb 
o-ob—bb 
09 
०५--३ट-% 
ot—tb~ob 


o--ot—bb 
०४-४४ ४७ 
0 

ot=—tt—ob 
०--०७--०७ 

० 
०१००-२८-०७ 
०९--४४--४ 

० 

०-०--१ 
oA--Bb~s 
०९--६--० 
र-०्टे<6 
oA--B~-a 

० 
०ट-६-१ 
०-०७-$ 

७ 
०/०-७९--४६ 
०्टै--६७-४ 


० का ० डड 


के ७ ० ६7 टि ० १८ क; ७५% ७ ० 


नि dz ० 1७० १० 


४ 


5 कट 
HH ० ४१८ ० ररिकर ७०८ ० कै ० 


२३ 
०७ ०९ 
०51७ ob 
०४७ ob 
०७] ४३ 
120३3 
1291213 
३१०७९७ 
७७ ०8 
०७ ०९ 
olh ob 
2k 
१९७७ 
1121202 
१121111 
11502] 
पराएर 
IEE] 
IEE} 
D3 
ol ७2 


hh 


२1६ 


९७ 


bb 


ob 


७०० 


प्र 


सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


१९२ 


0६-18 
न्ज्ड् २121212 
2818 k bbs 
| 11:01 [डे २५१६ 
1112 Ib ७2 
DS ७) Br 
है hk ४४1 | हू 
१७३) 218 Ink 
pp २२ HE 
1५२ khb २१८९ 
kk & 211 


क क 


kb bs 


le 


£ ४७ 
७ hw 
be hk 

७8 bl 
sB ४ वू 
2२1२ 

ह 


8 >: 


al ४ tl 


००७ ७ ०४७ ३५७७ 


४७ ७ tlt 


Lat ४७ ५४७ 
Wm ४४४८ 
८७ १० ba 


bl ७ alt 
4 4 4 


डे 


तन 


४७ ॐ 


1७८4 


e tb & 
४ १॥९८ h 
४ ९८|॥८८ ® 
2 th ४ 
nh ४६ ® 


EEEEEEEEE| 


$ le २11९ 


bl 


t/bb 


tet ७७ 


t/t 


lB १३ 12 1४८] 2७ 
aJtb 2 232 tb 
७ ८०० 12 १०१० ४४७ 
afte ५७७७ 
वट ७ पा ob 
Abt Welt *8४॥४ ७ 
219 :& hsb 5 
Jet 1७ ६|०४ ७ 0 
tb & 1४818 ४ 
८|३ 1७ पह 
t/t ७ ०६८ 17 Wt > 
1४७९ ६ 
hk thw [००७ 
४ bt ‘kjk 
४1७ hy 
kk 


काट web nk 1191 100५0 2112 21912 फू ५८ 152 


१९२ 


धल रीति 


जानने की स्थल 


क 


सायन सूर्य 


IP RRB) ४12 ५४४ UR ३७ 3७३ 22: Fs ROR RAN ७ 198 ७० mb है 118४ ॥) = bh ‘R's 
NN छ ४६ BARN Ral ऐर ४४४ 1? 


ऐै४ ४ 
ts ७ bi ७ dis 18 
AR पछ ३१८ ® ०.७ 1७ 


६.१७ ३ १३७ ऐ १४.३७ 19 heat 

122128 ६७७ Uh 8४ 0१ d/h ik १, '8 9० 
६६७18 ६४९६ ७६४ &[९) Wt ॥[७॥ hh ४४ 
Hhine Sit ४५ bib ॥ tsb ॥५ bs ७९ 
चाप [फ कक के Wh boy ® "शार है ह 
—Re blab ७ ॥॥३ १ ॥॥१% b stb (४ ॥|४७ in htt) 

FR ७> 9112 bab 0७ ३1१७ ४ ४१७ ४ tat ७ ४/१७ 12 Wt 
२४१३ BRR पुर के उ एउ एण्ड = ३७ हेन 
हे हहे 3818 9 tae piled ३ ७३८ tah bits sw 
३ $ 120 229 bk hb > > eS 
I 1020 Rh 219० ३ ६३७ Rib Bt pals HF 
५ 222 pe 1६5 ७० उबळ $$ 
ssh 1७ है 2 ast 2 BIN} 


& नर 9 


13 


१४४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


अध्याय ३७ 
तारीख से तिथि निकालना 


सुवर्णाक १ २ ३ ४ ५ ६ ७८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७१० १९ 
विशेषांक ० ११ २२ ३ १४ २५ ६ १७ २० ९ २० १ १२ २३ ४ १५२६ ७ १८ 

आरम्भ महीना-मार्च को पहिला गिनो । 

आरम्भ में विशेषांक शून्य है जिसका क्षेपक ११ हुँ अर्थात्‌ प्रतिदिन ११ बढ़ता 
है । जैसे ११५-११८२२--११८३३ इसका ३ ही लिया ३+११८१४, =१४-११=२५ 
इसी प्रकार ये विशेंधांक ऊपर दिये हैं। ३० से अधिक तिथि होने पर ३० घटाने से 
जो बचता है वही ऊपर चक्र में ? ` ' । जैसे २२--११८३३ का ३० घटा कर ३ 
ही विशेषांक रखा हे । 

सुवर्णाक ७०10०० ए्ण्प्रा०४-प्नन ईस्वी+१=शेष सुवर्णाक का क्रम । 

(शाका--७८)नसन ईस्वी । 

जैसे शाका १८६५५-७८-१९४३ सन्‌ । १६६४-१३ १=शेष ६॥ शेष ६ बचा 
तो १९४३ सन का सुवर्णाक=६ हुआ । इस सुवर्णाक १९ ) १९४४ ( १०२ 
६ के नीचे विशेषांक २५ दिया है । इस वर्ष भर के लिए १९ 
इसी विशेषांक से तिथि निकलेगी । ४ 

३८ 
८ ६ शेष 

रीति--सन्‌ ईस्वी में १ जोड़ कर १९ का भाग दो जो शेष वचे वह सुवर्णाक 
होगा । उस सुवर्णाक के नीचे जो विशेषांक मिले उसे लो । फिर जिस अंग्रेजी महीने 
की तारीख की तिथि जाननी हो, मार्च से उस अग्रेजी महीने तक गिनो, गिनते 
समय मार्च को १ गिनो । गिनती में महीने की जो संख्या आवे उसे मास संख्या 
कहते हैं । 

महीने की तारीज्,+विशेषांक-मास संख्या-तिथि । 

महीने की तारीख, विशेषांक और मास संख्या जोड़ने से तिथि निकलती है। 
तिथि ३० से अधिक आवे तो ३० घटाने से जो वचे उसे लेना । पुणिमा को १५ और 
अमावस्या को ३० तिथि जानो। 

सब योग १ से १५ तक आवे तो-शुक्ल पक्ष की तिथिशाँ होगी । 

i) १६ से ३० र र रर्कूष्ण,, र र 

जसे सन्‌ १९४३ ई० की. ७ अप्रैल की तिथि जाननी है । सन्‌ १९४३ का सुवर्णाक 
६ निकला था, इसका विशेषांक २५ है, इष्ट मास अप्रैल है । मार्च से गिना, मार्च 
4, अप्रेल २, इस प्रकार मास संख्या २ हुई । 


तारीख से तिथि निकालना : १९५ 


=विशेषांक+तारीखन+-मास संख्या=२४-- ३०=४ शुक्ल पक्ष की तिथि । 
२% ७ २ ८ 
यह योग ३० से अधिक है, इस कारण ३० घटाया, शेष ४ रहे । १ से १५ तक 
शुक्ल पक्ष की तिथि होती है। इस प्रकार ४ शुक्ल पक्ष की तिथि तारीख ७ अप्रेल 
को होगी। 
दूसरा उदाहरण--तारीख १८ मार्च सन १८९० की तिथि जाननी है। 
१८९०न-१ १८५९१ शेष १० सुवर्णाक ] मार्च से इष्ट मास 
सन्‌ १९ = १९ विशेषांक ९ माचे १ 
विशेषांक न तारीख , मास_ २६ कृष्ण पक्ष की तिथि हुई 
९ १८ १ ( २८-३५ ) = १३ तिथि 
ऊपर बताये नियम से तारीख की तिथि निकलाने में कभी-कभी एक तिथि का 
अन्तर पड़ जाता है । क्योंकि कभी-कभी एक तारीख में २तिथियाँ हो जाती हैं । कभी- 
कभी तिथियों की हानि वृद्धि भी होती है । इस कारण कभी १ तिथि का अन्तर पड़ 
जाता है। इस रीति से तिथि का अनुमान हो जाता है । (२) इसी रीति को अब 
दूसरी प्रकार से करते हैं। 
आगे तारीख से चन्द्र की तिथि निकालने की जंत्री दी है, उसको देखने की रीति 
यह है । 
सनन-बसशेषांक ( सन में जोड़ कर १९ का भाग दो जो बचे वह शेषांक 
कहलाया ) ४ 
इष्ट महीने के नीचे और शेषांक के आगे चक्र में जो अंक मिले वह माशांक 
होगा । मासांक+वारीख-तिथि (तिथि ३० से अधिक होने से ३० घटा देना) 
जैसे सन्‌ १९४२ में १५ दिसम्वर की तिथि जाननी है । 
१९४२१_ १९४३_ शेषांक 
तत्र ७ 
१९ ) १९४३ ( १०२ 
१९ 
४३ 
३८ 
५ शेषांक 
इष्ट मास दिसम्बर के नीचे और शेषांक ५ के आगे देखा तो २४ मिला । यही 
मासांक हुआ । मासांक + तारीख _३ ९-३०-९ तिथि शुक्ल पक्ष की । 
२४ १५ रे 
दूसरा उदाहरण 
इसी सन्‌ में दिसम्बर की तिथि जाननी है । 


१९६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


उपयुक्त मासांक+- तारीख-२६ कृष्ण पक्ष की तिथि 
२६ २ (२६-१५)=११ तिथि 
पंचांग में उस दिन दशमी थी । एक तिथि वृद्धि होने से अन्तर आ गया । 


तारीख से चन्द्र को तिथि जानने की जंत्री 
FE 
| लक ८० हि, 9 “1०४६६ 
२ ३ ४ ५ थ ८ ८ १० १० 


१३ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १९ १९ ९१ २१ 
२४ २३ २४ २५ २६ २७ २९८ ० ० र रे 
WISE ६ 5७८3५ ९. १० १ १३ १३ 
१६ १५ १६ १७ १८ १९ २० २२ २२ २४ २४ 
२७ २६ २७ १८ २९ ० १ ३ ३ ५ ५ 
८ ७ ८ ९ १० ११ १२ १४ १४ १६ 1६ 
१९ १८ १९ २० २१ २२ २३ २५ २५ २७ २७ 
CERNE TO प) त RY ARG ne 
११ १० ११ १२ १३ १४ १५ १७ १७ १९ १९ 
२२९२ ER २३ HY 900 रद रद CE ०... 0 
पद पे छै ERS RN ६... NR ९ ११.११ 
१३ १२ १४ १३ १४ १५ २६ १७ १८ २० २० २२ २२ 
१४ २३ २५ २४ २५ २६ २७ २८ २९ १ १ ३ रे 
7 GQ ४ 0 ७, ८... ९ १० RS १२ २८. १४ 
१६ १५ १७ १६ १७ १८ १९ २० २१ २३ २५ २७ २७ 
१७ २६ २८ २७ २८ २९ ० १ २ ३ ४६ ६ 
१८ ७ ९ ८ ९ १० ११ १२ १३ १५ १५ १७ १८ 
१९ १८ २० १९ २० २१ २२ २३ २४ २६ १६ १८५ १५ 
ऊपर के अंक में ११ जोड़ने रो ३० से अधिक होने पर ३० घटा देने से यह 
सारिणी बनी है । 
शुक्ल प्रतिपदा को तारीख जानना 
सन्‌ ईस्वी के मासांक को ३० से घटा दो तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तारीख 
निकल आवेगी। 
जैसे सन्‌ १९४३ के मई का मासांक २८ है। १९४३-१ १९४४ 
feo ६ शेषांक 
सारिणी में ६ शेषांक के आगे और मई के नीचे २८ मासांक मिला। 


ई ०-२८ मासांक=२ तारीख हुई। मई को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा ( पडिवा ) 
॥ 


० न्छै 
०८ “० ~ 


229 20 

202 ० ७ 9 ७ -%० ०८ ०६ ७ «० «9 
~ ~ 2 ०७ “७ 

०.०३ ७ ,० ०० «६ 


तारीख से तिथि निकालना : १९७ 


पूर्णमासी की तारीख जानना 

इष्ट सन के वाद मासांक को ३० में से घटा दो, शेष १५ रहे तो ३० तारीख 
को पूर्णिमा होगी । शेष १५ से अधिक हों तो १५ से जितने अधिक हों वही अधिक 
तारीख होगी । १५ से कम हों तो उसमें १५ और जोड़ना तो योग फल पूर्णिमा की 
तारीख होगी । 

जैसे सन्‌ १९४३ का शेषांक ६ है । जून के नीचे और ६ शेषांक के आगे जून का 
मासांक २९ दिया है । ३०-२९ मासांक-शेष १ यह १५ से कम है । इस कारण १+ 
१४-१६ तारीख १६ को पूर्णिमा होगी । 

इस रीति में भी १ का कभी कभी का अन्तर आ जाता है । 

सन्‌ १९४६--१_१९४७_ शेषांक इसके आगे और मई के नीचे १ मासांक है । 


१९ १९ ९ 


३०--१-२९ यह १५ स अधिक है । २९--१५ शेष=१४ तारीख को मई में पूनम 
होगी । 


तिथि से तारीख निकालना 
शुक्ल पक्ष तिथि--३०9) _/चेत्र से १ गिनकर विशेषां ) 
ब ( कृष्ण पक्ष तिथि+-१५ इष्टमास तक संख्या सन्‌ 1010 


सायन मेष संक्रान्ति को चैत्र जानो और इससे १ गिनो । 

रीति-शुक्ल पक्ष की तिथि होतो ३० और कृष्ण पक्ष की तिथि हो तो १५ 
जोड़ना । योग फल को तिथि संख्या जानो । 

मास संख्या--जिस मास में सायन मेष संक्रान्ति हो उसे चैत्र जानो और चैत्र को 
१ गिन कर इष्ट मास तक संख्या गिनो गिनने से जो संख्या आवे वह मासांक हुआ । 

यहाँ नक्षत्र मान से जहाँ महीना पूरा हो उसे मास मानना आवश्यक नहीं है । 
केवल एक सायन मेष संक्रमण वाले मास को चैत्र मान कर इसी चैत्र से गिनना । 


सन ईस्वी का सुवर्णाक और विशेषांक निकालना पहले बता चुके हैं । विशेषांक 
को माससंख्या में जोड़ो और इस योग को तिथि संख्या में घटाओ, जो शेष बचे बही 
तारीख होगी । 

हिन्दी मास में जो अंग्रेजी महीना पड़ता हुँ उस अंग्रेजी महीने की तारीख इस 
प्रकार निकालना । यदि ३० से अधिक तारीख आवे तो ३० दिन घटा देना । घटाने 
से जो बचे वह अगले महीने की तारीख होगी । 

. हिन्दी महीने में लगभग ये अंग्रेजी महीने पड़ते हैं । 

चैत्र वैशाख जेठ आसाढ़ सावन भादों कुआर कातिक अगहन पूस साघ फागुन 
मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितम्बर अक्टू० नव० दिस० जन० फर० 

कभी इन महीनों सें कुछ अन्तर पड़ जाता है । 


१९८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


उदाहरण (१) 

सन्‌ १९४३ ज्येष्ट शुक्ल १४ की तारीख जाननी है-- 

(१९४३4१) =^ ३११=शेष सुवर्णाक, इसका विशेषांक २५ इसी के नीचे 
दिया है। 

तारीख=( शुक्ल १४-३० )--( चैत्र से ज्येष्ठ मास ३ विशेषांक २५ )= 
४४-२८१६ तारीख हुई । इस तारीख में भी कभी-कभी १ का अन्तर पड़ जाता ह्‌ा 
क्योंकि तिथि की हानि-वृद्धि होती है और कभी कभी एक तारीख में २ तिथि हो 
जाती हैं। ? 

दूसरा. उदाहरण- चैत्र कुष्ण १३ सन १८१० को तारीख जानना है 

१६१०--१-ई९०-शेष १०, १० सुवर्णाक के नीचे ९ विशेषांक दिया है । 

तारीब-(कृष्ण १३-- १५)--(चैत्र से चैत्र मास ४+-विशेषांक ९)=२८-१०=१५ 
तारीख आई । मार्च की १८ तारीख हुई । 

अमावस्या की तारीख जानना 

तारीख=३०--(सन का विशेषांक+-चैत्र से इष्ट मास तक मास संख्या) 

जैसे सन १९४२ के दिसम्बर में अमावस्या कोन तारीख पड़ेगी जानना हूँ । 

१९१२.-१=१३१३४ेष ५ सुवर्णाक के नीचे १४ विशेषांक दिया हैँ । 

तारीख=३०-(विशेषांक +- मार्च से दिसम्बर तक)=३०-२४-=६्‌तारीख । 

१४ ल महीना १० - 

इसमें भी कभी कभी १ दिन का अन्तर पड़ जाता है । पंचांगों में ७ तारीख को 

अमावस्या दी हे । 


विशेष विचार--संक्रान्ति मान में वृद्धि 
संक्रान्ति मान ७२ वर्ष में १ दिन आगे बढ़ता है। जनवरी और फरवरी की तिथि 
निकालने को इष्ट वर्ष के पिछले वर्ष का विशेषांक निकालो और इन दोनों महीनों की 
अमावस्या निकालने के लिए गत वर्ष का विशेषांक लो । 
अमावस्या निकालने का विशेषांक और महीने का योग ३० से अधिक हो तो 
३० से घटा देना; जहाँ ० शेष रहे उसे ३० तारीख समझना । तिथि की क्षय वृद्धि से 
कभी-कभी तारीख में १ दिन का अन्तर पड़ जाता है । इस कारण इष्ट वार पर से 
शुद्ध तारीख निकाल कर मिलान कर लेना चाहिए । वार से तारीख निकालने की 
रीति आगे दी है । र 
तारीख से दिन निकालना 
“यदि तिथि से तारीख निकालनी हे और दिन भी माळूम करना है तो यह निश्चय 


कर लेना चाहिए कि उस दिन वह तारीख पड़ती है या नहीं ॥ जानने की रीति आगे 
दी इ। 


तारीख से तिथि निकालना : १९९ 


मासांक और वारांक ४ 
अंक १ २ ३ ४ ड्‌ ६ ७ 
मास जनवरी मई लीप- फरवरी जून सितम्बर लीप--जनवरी 

अक्टूबर फरवरी माचं दिसम्बर अप्रैल 
अगस्त नवम्बर जुलाई 

दिन रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार 

इस चक्र में महीने के ऊपर जो अंक दिए हैं वे मासांक है और दिन के ऊपर के 
अंक वारांक है । 

रीति सन्‌ ईस्वी का उत्तराद्ध अर्थात्‌ इकाई और दहाई को लेकर उस उत्तराद्धं 
का चतुर्थांश भी उसी में जोड़ दो। चतुर्थांश निकालते समय आधा या पौन अंक मिळे 
उसे जोडते समय छोड़ देना चाहिए । उस योग फल में तारीख और अंग्रेजी महीने 
का अंक ( मासांक ) भी जोड़ दो और ७ का भाग दो जो शेष बचे वही वार उपर्युक्त 
क्रम से होगा । 

जैसे सन्‌ १९४३ में २३ मई का दिन जानना हुँ, सन्‌ १९४३ का उत्तराद्धे ४३ 
हुआ=४३+ ४३=४३+ १०५३ (यहाँ जोडते समय ई छोड़ दिया)=५३7 तारीख 
२३--मई का मासांक २=७८। ७८-- ७-शेष १ रविवार । यहां मई के ऊपर २ अंक 
लिखा है इससे मई का मासांक २ हुआ। सब का योग ७८ था, ७ का भाग देने से 
१ बचा, १ के नीचे इतवार लिखा है । इससे प्रकट हुआ कि २३ मई सन्‌ १९४३ को 
इतवार का दिन था। 

बीसवीं सदी में उपयुक्त नियम से तारीख का दिन निकालना है। परन्तु इसके 
पहिले की गत सदी की तारीख जानने के लिए प्रति सदी में २ अधिक जोड़ना और 


“भविष्य की सदी में २ अंक घटा देना होगा, तव ठीक तारीख निकलेंगी । 


लीप फरवरी -हो तो लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी की तारीख से दिन 
निकालने में कुछ सावधानो की आवश्यकता हे । ऊपर चक्र में लीप फरवरी और लीप 
जनवरी जहां लिखा है उस वर्ष उसके ऊपर लिखा मासांक लो अर्थात्‌ लीप जनवरी का 
निकाळने को लीप, जनवरी का विशेषांक ० या ७ लेता और लीप फरवरी के लिए 
मासांक ३ लेना । क्योंकि लीप फरवरी के ऊपर ३ अंक लिखा है । यदि लीप वर्ष न 
हो तो साधारण जनवरी का अंक १ और फरवरी का साधारण अक ४ लेना जैसा 
पहिले चक्र में वता चुके हैं । 

छीप वर्ष ( ८/०००7 )=प्लुत वषं । जिस वर्ष में सन्‌ ईस्वी में ४ का पूरा २ 
भाग चला जाय या पूर्ण सदी हो तो उसमें ४०० का भाग पूरा २ चला जाय अर्थात्‌ 
भाग देने सो शेष कुछ न बच्चो तो वह लीप इयर (प्लुतवषं) कहलाता है । जेसो ”, ८, 
१२, ८८, १२, १६ में ४ का भाग पूरा २ चला जाता हूँ । शेष कुछ नही बचता ता ये 
सव लोप वर्ष होंगे । और ४००, ८००, १२००, १६००, २०००, इत्यादि इन ईस्वी 
म॑ जिसमें सदी शोष कुछ नहीं बचता तो ये सब लीप वर्षं कहलायेंगे , > 


> 


२०० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


सन्‌ १९०० ईसवी यह पूरी सदी तो है (अर्थात्‌ सैकड़ा के २ शून्य इसमें तो हैं) 
परन्तु ४०० का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, ४०० का भाग देने से शेष बचता है । 
इससे यह लीप वर्ष नहीं है। १९१६ में ४ का भाग देने से कुछ नहीं बचता, इस 
कारण लीप वर्ष होगा । 

लोप वर्ष में फरवरी २९ दिन की होती है । साधारण फरवरी में २८ दिन होते 
है शेष महीनों में कोई ३० दिन का कोई ३१ दिन का होता हैं। जनवरी, मार्च, 
मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसम्बर में ३१ दिन, शेष महीनों में ३० दिन 
होते हैं । 

आगे इसी को सरल जंत्री अनन्त वर्षो की बनाई गई है, जिससे किसी भी सन्‌ की 
तारीख से दिन या दिन से तारीख सरलता से जान सकते हो । 


अनन्त वर्षो की जन्त्री 
अग्नेजी महीना सन्‌ ईस्वी का नम्बर 
७ लीप जनवरी, अप्रेल, जुलाई १ २ ३ . ४ ५ .६ ७ 
६ सितम्बर, दिसम्बर २ 3139) १४-३ ५ ६ ७ १ 
४ जून RE Pits oor | 56९८८ क्र ७3: १७-०० 
४ फरवरी, मार्च, नवम्बर ड ५ ६ ७ १ र ३ 
३ लीप फरवरी अगस्त शर ६ ७ १ २ ३ ¥ 
२ मई Lie ७ वू. २. Dr aS 2) 
१ जनवरी, अक्टूबर ७ १ २ ३ ४ शर ६ 
१ ८ १५ २२ २९ रवि. सो. मं. बु. गु. शु. शः 
२ ९ १६ २३ ३० सो. मं. वु. गु. शु. श. र 
३ १० १७ २४ ३१ मं. बु. गु. शु. शः र. सो 
४ ११ पृ २५ -- बु. गु. शु. श. र. सो. म 
५ १२ १९ २६ - गु. शु. शः र. सो. मं. बु 
६ १३ २० २७ = शु. श, र. सो, मं. बु. गु 
७ १ २१ र - शः र. सो. मं. बुः गु. शु 
तारीख दिन छे टु 
जन्त्री रखने की रीति 


इस जन्त्री से किसी भी सन्‌ की तारीख या दिन जान सकते हो । जिस सन्‌ ईस्वी 
की तारीख खोजना हो उसका नम्बर आगे बताई हुई रीति से निकाछो। साल में 
एक बार सन्‌ का नम्बर खोज लेने से वह नम्बर वर्ष भर काम देता है । 
जिस महीने की तारीख जाननी है वह अंग्रेजी महीना बाई ओर खोजो 
। अंक 1 ऊपर 
अंग्रेजी महीना लिखा है, उसके नीचे इष्ट महीना मिलेगा। उस महीने के सीध में 


क ३५४०-22 # ४57 


a 


दाहिनी जोर ४७ रानू फा नम्बर खोजो । सन्‌ इस्वी का नम्बर जहा लिखा है उसो 

नीचे सन्‌ ईस्यी का नग्धर मिलेगा । जहाँ सन्‌ ईस्वी का नम्वर फ देर को 
खड़ी पक्ति गे दिन की पंक्ति है। उसी दिन की पंक्ति में सबसे ऊपर कौन बार है 
इसका ध्यान रखो । कोकि अपनी तारीख इसी वार पंक्ति के अनुसार निकलेगी । 
दिन पंक्ति के बांई ओर तारीख की पंक्तियाँ हैं। जहाँ तारीख लिखा है उसके ऊपर 
तारीखें दी हैं और जहाँ दिन लिखा है उसके ऊपर दिन की पंक्तियाँ है 1 


दिन की प्राप्त पंक्ति के बाई ओर जो तारीखें दी हैं उनमें सेइष्ट दिनको 
तारीख या इष्ट तारीख का दिन खोज लो। दिन की प्राप्त पक्ति का उपयोग करते 
समय शेष दी हुई दिन की पंक्तियों पर कोई ध्यान मत दो। यह पाँक्त महीना भर 
काम देगी । दूसरे महीने की उसी सन्‌ के नम्बर के नीचे दूसरी पंक्ति निकलती है । 


उदाहरण--सन्‌ १९४३ का नम्बर ५ है (सन्‌ का नम्बर निकालना आगे बताया 
है) जून के महीने की तारीख और दिन देखना है । बाँई ओर ऊपर अंग्रेजी महीनों के 
नीचें तीप्तरी पंक्ति में जून दिया है, उसके आगे सन्‌ के नम्बर के नीचे सन्‌ का 
नम्बर ५ खोजा ( क्योंकि इष्ट सन्‌ का नम्बर ५ है ) यह तीसरी खड़ी पक्ति में 
मिला, इसके ठीक नीचे दिन की पंक्ति में दिन खोजने से दिन की पंक्ति मिलेगी । 
उसमें सबसे ऊपर मंगल लिखा है तो मंगलवार को पहली तारीख होगी । दिन के 
चाई ओर इष्ट दिन की तारीख खोज लो । उसी दिन की पंक्ति से जिसमें आदित्यवार 
मंगलवार है दिन से तारीख या इष्ट तारीख का दिन निकाल लेना चाहिए । जैसे ३० 
तारीख कौन दिन पड़ेगा देखना है तो ३० के सीध में बुधवार है । इससे प्रगट हुआ 
३० तारीख को बुधवार होगा । इसी प्रकार जून की १० तारीख गुरुवार को पड़ेगी । 
तारीख १७भी गुरुवार को होगी । सोमवार की तारीख देखनी है तो सोमवार के आगे 
७, १४, २१, और २० तारीखे दो हैं इनमें से जिस तारीख की आवश्यकता हो ले 
लेना । यहाँ तारीख २१ तक दी है, परन्तु जून महीने में केवल ३० दिन होते हैं । इस 
कारण ३० तारीख तक इस महीने में लेंगे बाकी छोड़ देंगे । 


सन्‌ का नम्बर जानने का चक्र 
सन्‌ का नम्बर शेष सदी पंक्ति 
से तक 
सच ७ १ २ ३ वी प्र ६ ० ९९ १ 
का ५ ६ ७ १ २ ३ डे १०० १९९ २ 
नम्बर हे 0 प ६” ७ कु २. र०० २ 
१ र ३ '¥ + ६ ७ ३०० ३९९ ४ 


२०२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


प १ २ ३ x ४ ५ सन्‌ -- ४०० 
६ ७ x दद ९ १० ११ शेष जो वचे 
२८ १२ १३ १४ १५ > १६ ` न्योष सदी । 
१७ १८ १९ > २० २१ २२ शेष सदी की 
२३ > २४ २५ २६ २७ १६ इकाई दहाई 


हँ र्‌. २९ ३० ३१ x ३२ ३३ =शेष वर्ष । 
45 ३४ ३५ % ३६ ३७ ३८ ३९ सँकड़ा का 
1 x ४० ४१ ४२ ४३ x ४४ अंक {- १ = 
४५५ ४६ ४७ % ४६ ४९ ५० पंक्ति। 
७ ५१ > ५२ ५३ ४४ ५५ % पक्ति के सीध 
द्र १६ ५७ पद २५९ १८ ६० ६१ में और शेष 
क ६ ६३ % ६४ ६५ ६६ ६७ वर्ष के ऊपर 
हट x दद ६९ ७० ७१ x ७२ ` सन्‌ काः 
गह ७३ ७४ ७५ x ७६ ७७ ७८ नम्बर 
७९ x ८० ८१ ८२ ८३ १२९ मिलेगा। 
पै ८५ ८६ ८७ ३१ द्द ८९ 


% २९६ ९७ ९८ ९९ उ 
शेष वर्ष ( सन्‌ के इकाई दहाई के अक ) 
सन्‌ ईसवी का नम्बर निकालने की रीति । 
` सन्‌-+:४००-शेष सदी । सन्‌ ईसवी यदि ४०० से अधिक हो तो ४०० का भाग 
दो जो शेष बचे उसे लो। जो इस प्रकार का शेष बचता है उसे शेष सदी कहते हैं । 
यदि ४०० से कम सन्‌ हो तो चक्र के अनु सार ही पंक्ति का नम्बर होगा, जेसे:--- 
शेष ० से ९९ तकन्पंक्ति १ 
शेष १०० "से १९९ तक=्पंक्ति २ 
शेष २०० से २९९ तक-पंक्ति ३ 
शेष ३०० से ३९९ तक>पंक्ति ४ 
४०० का भाग देने पर जो शेष सदी मिले उसमें फिर १०० का भाग दो जो शेष 
बचे वह=ुशेष वर्ष हुआ । और उसमें जितने वार १०० का भाग जाय वह लब्धि हुई । 
इस लब्धि में १ और जोड़ना तो वह पंनित का नम्वर होगा । अर्थात्‌ उस सदी के 
` इकाई दहाई के अक शेष वर्ष कहलाये जो शेष वर्ष चक्र में दिया है और उस सेकड़ा 
के अक में १ और जोड़ो तो वह पक्ति का नम्बर होगा । 


"> 


तारीख से तिथि निकालना : २०३ 


_ ऊपर चक्र में पंक्ति का नम्वर अन्त में १ से ४ तक दिया है । अपने इष्ट सन्‌ 
के शेष वर्ष के ऊपर और इष्ट पंवित में जो सन्‌ का नम्बर मिले वही इष्ट.सन्‌ का 
नस्बर होगा। 


वर्तमान सदी की पंक्ति ४ है । इस कारण वर्तमान सदी में सबसे नीचे की पंवित 
४ के सन्‌ का नम्बर लेना । $ 


उदाहरण-- 

(१) सन्‌ १९०० -- ४००८४ इॐ१=शेष ३०० हुआ । शेष २००-१०० रे 
बार भाग गया-लब्धि ३+१=४ पंवित हुई, शेष ० बचा तो=्शेष वर्ष ० हुआ । अब 
शेष वर्ष चक्र में ० के ऊपर और ४ पंक्ति की सीध में देखा तो सन्‌ का नम्बर १ 
मिला । सन्‌ का नम्बर १ हुआ । र 

( २) सन्‌ २००--४००=३$३=शेष २००--१००+लब्धि २-- १-३ पंक्ति, 
शेष, शेष वर्षे० पंक्ति ३ । यहाँ इकाई दहाई में शून्य है १०० का भाग देने से शेष 
० रहेगा । इस कारण शेष वर्ष ० हुआ । शेप वर्ष चक्र में ० के ऊपर पंक्ति ३ के सीध 
में खोजने से सन्‌ का नम्बर ३ मिला । 

( ३) सन्‌ १९४८--४०० शेष सदी ३४४ हुई । इसमें इकाई दहाई में ४४ है तो 
शेष वर्ष ४४ हुए । शेष ३४४ के सैकड़ा के स्थान में ३ हैं ३4 १४ पंक्ति या ३४४ 
<- १००८३ लब्धि + १८४ पंक्ति । शेष ४४-शेष वर्षं ४४ हुए । शेष वर्ष ४४ के 
ऊपर और पंक्ति ४ के सीध में सन्‌ का नम्वर ७ मिला । 

( ४ ) सन्‌ १५०१--४००शेष सदी २०१, इकाई दहाई में ०१ है तो शेष वर्ष 
०१ अर्थात्‌ १ हुआ । २०१ में सैकड़ा के स्थान में २ है। २+ १-३ पंबित हुई । या 
२००५-१० ०पलब्धि२ +- १८३ पंविति । शेप १=शेष वर्ष १ हुआ । शेष वर्ष १ के ऊपर 
पंक्ति ३ के सीघ में खोजा तो सन्‌ का नम्बर ४ मिला । 

यहाँ ४०० का भाग देनेके उपरान्त जो शेष सदी प्राप्त होती है उसमें फिर 
१०० का भाग देना बताया है, परन्तु यदि ऊपर पंबित का चक्र देखो तो वहाँ ही 
लिखा है कि शेष कितने से कितने के बीच में बचने पर कौन पंक्ति होती है । इस 
कारण सुविधा के लिए. ऊपर ही चक्र के दाहिनी ओर लिख दिया है । सनू में केवल 
४०० का भाग देकर शेष सदी निकाल लो । शेष सदी के इकाई दहाई के अंक शेष 
वषं होते हैं। उसी शेष वषं के ऊपर इष्ट पंवित की सीध में सन्‌ का नम्बर मिल 
जाता है । वर्ष में केवल १ वार सन्‌ का नम्बर निकालना पड़ता है और वह नम्वर 
उसी वर्ष भर काम देता है। 


२०४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


कुछ निकाले हुए सन्‌ के नम्बर 
सन्‌ के नं. १ २ ३ 

१७९८ १७९९ १८०० 

१८०४ १८०५ १५०६ 
१८१० १८११ + 

+ १८१६ १24 

१८२१ १८२२ १८२३ 

१२२७ + १८२८ 

१८३२ १८३३ १८३४ 
१८३८ १५३९ + 

+ १८४४ १८४५ 

१८४९ १८५० १८५१ 

१८५५ -F- १८५६ 

१८६० १८६१ १८६२ 
१८६६ १८६७ + 

पे + १८७२ १८७३ 

FE १८७७ १८७८ | पृ८७९ 

[प्र 1००३ + १८८४ 

१८८८ १८८९ १८९० 
१८९४ १८९५ + 

१९०० १९०१ १९०२ 
१९०६ १९०७ + 

+ १९१२ १९१३ 

१९१७ १९१८ १९१९ 

१९२३ + १९२४ 

१९२८ १९२९ १९३० 
१९३४ १९३५ पः 

+ १९४० १९४१ 

१९४५ १९४६ १९४७ 

१९५१ + १९५२ 

१९५६ १९५७ १९५३ 
१९६२ १९६३ + 


तारीख से तिथि निकालना : २०५. 


सन के मं. १ र ३ ¥ ५ ६ ड 


+ १९६८ १९६९ १९७० १९७१ + १९७२ 
१९७३ १९७४ १९७५ + १९७६ १९७७ १९७८ 
१९७९ + १९८० १९८१ १९८२ १९८३. + 
१९८४ १९३५ १९% ६ १९८७ न १९८८ १९८९. 
१९९० १९९१ + १९९२ १९९३ १९९४ १९९५ 
ती १९९६ १९९७ १९९८ १९९९ |) २००० 
२००१ २००२ २००३ + २००४ २००५ २००६ 
२००७ १ २००५ २००९ २०१० २०११ न 
२०१२ २०१३ २०१४ २०१५ + २०१६ २०१७ 
जंत्री बनाने की रीति 


यह जंत्री बनाना कठिन नहीं है स्वतः बना सकते हो। इस ढंग से यह बनाई गई 
है जिससे अपनी स्मरण शक्ति से ही जब आवश्यकता हो बड़ी सरलता से कोई भी 
इसे बना सके। 

आरम्भ में मास के अंक उलटे क्रम से वाई ओर रखो अर्थात्‌ पहिले ७ फिर उसके 
नीचे ६ फिर ५ इत्यादि और उस मासांक के आगे उस नम्बर के महीने लिख दो । 
पहिले बता चुके हैं कि कौन महीने का क्या नम्बर होता है। उनको कंठस्थ कर लेना 
कोई कठिन नहीं है। इस प्रकार ७ पंक्तियों में सब १२ महीने ( लीप जनवरी और 
लीप फरवरी भी ) आ जाते हैं। 

महीने की पंक्ति के आगे दाहिनी ओर सन्‌ के नम्बर की पंक्तियों हैं। इसका 
भरना बहुत सरल है । खड़ी पंक्ति में ऊपर से नीचे १, २, ३, ४ आदि क्रम पूर्वक ७ 
अंक तक लिख लो । फिर सबसे ऊपर की पंक्ति में भी बाई ओर से १ के आगे २, 
३, ४ आदि क्रम पूवंक रखते जाओ और ७ अंक तक लिख लो । शेष कोठों में उसके 
आगे के अंक लिख कर सव कोठे भर दो । ७ अंक के बाद फिर १ अंक रिख कर 
उसके आगे के अंक क्रमानुशार लिखना पड़ता है । 

सन्‌ के नम्बर के कोठों के नीचे दिन की पंक्तियाँ हैं । इसमें रविवार से आरम्भ 
कर शनिवार तक आड़े और खड़े कोठों में दिन भर दो । जिस प्रकार सन्‌ का नम्बर 
भरा था उसी रीति से क्रमानुसार दिन सब कोठों में लिख दो । 

इसके बाई ओर महीने की पंक्ति रे ₹;वे तारीख की पंक्तियाँ हैं, उनमें १ से 
लेकर ३१ तक क्रमानुसार तारीख के अंक भर दा । वस, इस प्रकार अनन्त वर्षो की 
जंत्री तैयार हो गई । जंत्री बनाने की इतनी सरल रीति और कहीं न मिलेगी । 

सन्‌ का नम्बर निकालने का भी चक्र बनाना बहुत सरल है । पंक्ति ४ में १ से 
लेकर ७ कोठों में क्रमानुसार ७ अंक लिख लो, और उसके ऊपर तीसरी पंक्ति में 


सन्‌ ईसवी 


२०६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


प्रत्येक अंक में २ जोड कर लिख दो, ७ के वाद १ अंक लिखना ८ नहीं लिखना। 
इसी प्रकार दूसरी और पहली पंक्ति में सवमें क्रम से २-२ अंक बढ़ा कर लिख दो तो 
पंक्ति के अनुसार सन्‌ के नम्बर के अंक सेब पंक्तियों में लिख जायेंगे । 

१०० के भीतर पहिली पंक्ति की शेष सदी, २०० के भीतर दूसरी पंक्ति, ३०० 
के भीतर तीसरी, और ४०० के भीतर चौथी पंक्ति सन्‌ ईस्वी की शेष सदी की 
होती हैं । 

शेष वर्ष चक्र बनाना भी सरल है। पंकिप ४ के सीध में १ से ७ तक सन्‌ के 

नम्वर के अंक लिखे हैं। उसके नीचे ० से लेकर १, २, ३ आदि शेष वर्ष के अंक 
भरना आरम्भ करो । ४-४ अंक लिख लेने पर लीप वर्ष आता है । लीप अंग्रेजी शब्द 
है । इसका अर्थ है कूदना । इससे एक कोठा कूद कर अर्थात्‌ लीप इयर को १ कोठा 
छोड़ कर आगे लिखो । जैसे सन्‌ के नम्बर के नीचे, ० फिर २ के नीचे १, ३ के नीचे 
२, और ४ के नीचे ३ क्रमानुसार ४ अंक शेष वर्षे के लिख चुके । इसके उपरान्त 
चौथा वर्ष ४ लीप इयर का होता है । इस कारण एक कोठा आगे का छोड़ कर अर्थात्‌ 
-सन्‌ का नम्बर ५ के नीचे » चिह्न लगाकर आगे के कोठे में ( सन्‌ का नम्बर ६ के 
नीचे ) ४ शेष वर्ष लिखो, आगे क्रमानुसार ४, ५, ६, ७ तक लिखने के बाद १ कोठा 
छोड़ कर ८ लिखो क्योंकि ८ लीप वर्ष है । इसी प्रकार सव कोठों में क्रमानुसार ९९ 
तक अंक अपने मन में भरते चले जाओ । जिस वर्ष के पहिले > हेरा का चिह्न 
खाली जगह में है उसे लीप वर्षे समझना । 

दो सदी के सन्‌ के नम्बर इसी प्रकार निकाल कर आगे चक्र में दिये हैं, जिससे 

सन्‌ के नम्बर खोजने में कोई अड़चन न हो । इसी प्रकार इसके आगे के सन्‌ के 
नम्बर निकालने का चक्र बना सकते हो । केवल लीप वर्ष का ध्यान रखना । यदि 
लीप वर्ष है तो आगे नम्बर के नीचे खाली ढ़ेरे का चिह्न लगा कर उसके आगे के 
नम्बर के नीचे वह लीप वर्ष लिखना । इस चक्र के देखने से ही सब समझ में आ 
जायगा । सन्‌ १८०० में ४०० का भाग नहीं गया तो यह लीप वर्ष नहीं माना गया, 
क्योंकि पूरी सदी में ४०० का भाग पूरा-पूरा लगने से लीप वर्ष माना जाता है । 
परन्तु साधारण वर्ष में पूरा ४ का भाग लग जाय तब लीप वर्ष माना जाता है । 
मुसलमानी सन्‌ हिजरी के महीनों की तारीख जानना 
मुसलमानी महीना सन्‌ का नम्बर 


मोहरंम १ । सव्वाल १० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
जमादिउल अव्वल १ २३४ ६ ७ १ 
रविउल आखिर ४ । रमजान ९ ३४५६ ७ १ २ 
सावान ८ ४ ५६७१२३ 
'रविउल अव्बल ३। जिलहिज १२ ५ ६७ १ र्‌ ३ ४ 
सफर २ । रज्जव ७ ४ द. ७ १ २ ३. ४८७४ 
` जमादिउल आखिर ६ । जीकंद ११ ७१ ९ ३ ४ ५ ६ 


तारीख से तिथि निकालना : २०७ 


१ ८ १५ २२ २९ शनि. रवि. सोम. मंगल, बुध. गुरु शुक्र. 
२ ९ १६ २३ ३० रवि. सोम. मंगल वुध. गुरु: शुक्र. शनि. 
३ १० १७ २४ -- सोम. मंगल. वुध. गुरु. शुक्र, शनि. रवि. 
४ ११ १८ २५ -- मंगल. वुध. गुरु. शुक्र. शनि. रवि. सोम. 
५ १२ १९ २६ -- बुध, गुरु. शुक्र, शनि. रवि. सोम. मंगल, 
६ १३ २० २७ -- गुरु. शुक्र. शनि. रवि. सोम. मंगल. बुध. 
७ १४ २१ २८ -- शुक्र. शनि. रवि. सोम, मंगल, बुध. गुरु 


जंत्री देखने की रीति-पहिले नीचे बताई विधि से हिंजरी सन्‌ का नम्बर खोज 
"छो । वह नम्बर वर्ष भर काम देगा । फिर इष्ट मास के सामने की पंक्ति में प्राप्त 
सन्‌ का नम्बर जहाँ मिळे उस नम्बर के नीचे जिस दिन की खड़ी पंक्ति मिले उसके 
सामने बांई ओर दी हुई तारीख खोज लो या इष्ट तारीख का दिन उसी प्राप्त दिन 
की पंक्ति से खोज लो । 


जैसे हिजरी सन्‌ १३७३ के दूसरे महीने सफर की पहिली तारीख किस दिन 
होगी जानना है नीचे वताई रीति से हिजरी १३७३ का नम्वर खोजा तो ६ मिला । 
अब सफर महोने के आगे सन्‌ का नम्वर ६ खोजा, वह पहिली पंक्ति में भिला । उस 
६ के नीचे दिन की पंक्ति जो शनिवार से आरम्भ होती है, ली । शनिवार के आगे 
बाई ओर १ तारीख दी है। तो प्रगट हुआ कि शनिवार को मुसलमानी सफर की 
यहिली तारीख होगी ।# 


हिजरी सन्‌ का नंबर निकालने का चक्र 


हिजरी. सन्‌ का नम्वर सदी 
२ द्‌ दै १ ६ ३ ७ ५ अ 
द ३ ७ गर र ६ डड एत 
० १ २ ३ है शर द्‌ ७ 
८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ 


१६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २२ 


रद २५ २६ २७ रुन , २६ ३० ३१ ह 
३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ॐ 
४० ४१ ४२ ४३ R25 अप्‌ ह. ४७ £ 
४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ४ शण 7 
५६ ४७ ४५८ ४५९ ६० ६१ देरे दरे. जू, 
६४ ६५ , ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ 2 
७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ऽऽ ७९ द. 
८० ८१ ८२ ८३ ८४ यप दद ८७ 

षद ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ 

९६ ९७ ९८ ९९ ° ° ° ° 


FR न नल का स त्मात ता 
#--इसमें तिथि के कारण कभी-कभी एक दिन का अन्तर पड़ जाता है । 


२०८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


सन्‌ का नंबर निकालने की रीति 
द =शेष १०० या ३००=म सदी 

ले तो ४०० शोष पत या प््ब सदी 

हिजरी के इकाई दहाई के अंक-शेष वर्ष 

हिजरी के इकाई दहाई के अंक छोड़ कर पूरी सदी लो, उसमें ४०० का भाग 
दो । यदि शेष १०० या ३०० बचे तो=अ=्सदी होगी। यदि शेष २०० या ० बचे 
तो=ब=सदी होगी । 

वह हिजरी अया ब जिस प्रकार की सदी हो, उस पंक्ति में और शेष वर्ष के 
ऊपर जो सन्‌ का नम्बर मिले वह इष्ट सन्‌ का नम्बर होगा । 

जैसे हिजरी सन्‌ १३७३ में इकाई दहाई के अंक ७३ शेष वर्ष हुए । इनको छोड़ 


कर सदी १३०० ली ४००=शेष १००असदी हुई । अब शेष वर्ष ७३ के ऊपर . 


ओर म पंक्ति में खोजा तो ६ मिला । यही १३७३ के हिजरी सन्‌ का नम्बर हुआ । 
हिजरी सन्‌ के नम्बर खोजने क्रा अन्य प्रकार का चक्र 
हिजरी सन्‌ का नम्बर हिजरी को सदी के शेष वर्ष 
६२६ ० ८५१६ २४ ३२ ४० ४८ ५६ ६४ ७२ ८० ८८ ९६ 
१ ९ १७ २५ ३३ ४१ ४९ ५७ ६५ ७३ ८१ ८९ ९७ 
२ १० १८ २६ ३४ ४२ ५० ५८ ६६ ७४ ८२ ९० ९८ 
३ ११ १९ २७ ३५ ४२ ५१ ५९ ६७ ७५ ८३ ९१ ९९ 
४ १२ २० २८ २६, ४४ १२ ६० ६८ ७६ ०४ ९२ ० 
५ १३ २१ २९ ३७ ४५ ५३ ६१ ६९ ७७ ८५ ९३ ० 
६ १४ २२ ३० ३८ ४६ ५४ ६२ ७० ७८ ८६ ९४ ० 
७ १५ २३ ३१ ३९ ४७ ५५ ६३ ७१ ७९ ८७ ९५ ० 
अ ब हिजरी का नम्वर खोजने की रीति-- 
कोई हिजरी के इकाई दहाई के अंक 
५०० ६०० ७०० ८०० छोड़कर पूरी सदी लो। सदी के उपर और 
९०० १००० ११०० १२०० शेष वषं ( हिजरी के इकाई दहाई के अंक ) 
१३०० १४०० १५०० १६०० के सामने जो नम्बर मिले वही सन्‌ का नंबर 
१७०० १८०० १९०० २००० होगा । जसे हिजरी १३७३ की सदी १३०० 
२१०० २२०० ३३०० २४०० हुई और शेष वर्ष ७३ हुए। अब १३०० 
कु २५०० २६०० २७०० २८०० सदी के ऊपर देखो यह सदी अ प्रकार की 
२९०० ३००० ३१०० ३२०० है । इसके ऊपर और शेष वर्ष ७३ के सामने 
३३०० ३४०० ३५०० ३६०० बाई ओर देखो तो ६ गिला । यही ६ सन्‌ 
३७०० ३८०० ३९०० ४००० का नम्बर हिजरी १३७३ का हुआ । 
2० २४१०६४२००० ४४०० हिजरी १२११-१२०० सदी के ऊपर 
४५०० ४६०० ४७०० ४८०० और ११ के सामने वांई ओर देखा ५ मिला 


० ० यही ५ सन्‌ का नम्बर हुआ । यह सदी २ 


२ 
६ 
¥ 
१ 
६ 
३ 
७ 
4 


NX 6१ ,0 24 0 «0७ 
० 9 “० ० ,० ७ १८० 6 -0 


“5 
० 
० 

~ 
० 

ऱ्ध्ण 
० 
० 

७ 
० 
० 


तारीख से तिथि निकालना : २०९ 


प्रकार की है। वस इस प्रकार प्राप्त सन्‌ के नम्बर से इष्ट मास की तारीख ऊपर 
बताई रीति से खोज लो । पहले बताई हुई सन्‌ के नम्बर खोजने की रीति और यह 
रीति एक ही है। यहाँ उदाहरण के लिए ५००० हिजरी तक देकर सन्‌ का नम्बर 
खोजना वताया गया है! 

राष्ट्रीय जंत्री \ational calender ( Gragarion calender ) 


~ 


अभी तक सन्‌ ईसवी का दिनांक प्रचछित था, परन्तु यह राष्ट्रीय नहीं है, इस 
विचार से भारत सरकार ने दिनांक २२ मात्रं ईसवी सन १९५७ से राष्ट्रीय जंत्री 
प्रचलित की है । 


म्पात ४८:14] ८५५००४ होता है, जब दिन 


उदय होता है । उस दिन राष्ट्रीय बर्ष का अन्त 
से राष्ट्रीय चेत्र सास अ्रारस्म होता उस दि 


राष्ट्रीय चैत्र की १६ 
आरम्भ होती है । 


८ 


यह राष्ट्रीय दिनांछ त्रस अड़े राजि तक टी सन के दिर्माङ दा अनुधार 


त्र 
१८४५९ से यट् राष्ट्रीय बर्ष की तिथि 


राष्ट्र 

छीप ३१ 
साधारण चैत्र ३० ह 
ईन्त ३१ 

ज्व ३१ 
आापाद़ -३¶ 

श्रावण ३१ 


जै 
४ 
Ee 


३. ० 


प वर्ष पै राष्ट्रीय देश 
कारीय म एक दिन अधिक बहू 
हद की ३० तिथि दिनांक 
यदे आरा होगा 

दस्वारी "व लवदार में राष्ट 
भी दिवा जाती % | 

त्याग त दीं हई विवि और 
पंचांग मे तिथि और अग्रेजी दिला 


१५ 


२१० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


अध्याय ३८ 
दिनमान जानना 


यहाँ स्थूल रूप से दिनमान जानने की रीति बताई जाती है । सूक्ष्म रूप से 
दिनमान जानना गणित खण्ड में बताया गया है । 


अयन संक्रान्ति से (अर्थात्‌ सायन कर्क और सायन मकर संक्रान्ति से) गत दिन 
कितने हुए निकाछो । गत दिन को ३ से गुणा कर १५३० जोड़ो और ६० का भाग 


दो। जो लब्धि मिले वंह कर्क संक्रान्ति की गणना करने से रात्रिमान और मकर 
संक्रान्ति से गणना करने पर दिनमान निकलेगा । 


जसे सम्बत्‌ २००० में २२ दिसम्बर की रात को सायन मकर की संक्रान्ति हुई 
थी। २३ मई का दिनमान जानना है तो दिसम्बर के शेष दिन ३१-२२-९+-जनवरी 
३१ के, + फरवरी २८ के,+-माचं ३१ के, + अप्रैल ३० के + मई २३ केम्सव 
दिन१५२। १५२ दिन % ३=४५६५-१५३०=१९८६ = ६०-३३ घ. ६ पल. `, दिनमान 
३३ घ. ६ प. हुआ । ६० ) १९८६ ( ३३ घड़ी 
SES 
१८६ 
१८० 
६ पल 
रात्रिमान=(६०--दिनमान )=६०--(३३--६)=२६ घ. ५४ प. रात्रिमान 
२१ दिसम्बर को सायन मकर संक्रान्ति ओर २९ जन को सायन कर्क संक्रान्ति 
प्रायः होती है । 
दिनमान से सूर्योदय जानना पञ्चांग देखने के प्रकरण में बता चुके हैं । 
चंद्रोदय अस्त ज्ञान (स्थूल रूप से) 
चन्द्रोदय--प्रणिमा के उपरान्त, प्रतिदिन २० घड़ी=५४ मिनट के उपरान्त 
चन्द्रोदय होता है । अर्थात्‌ कृष्ण पक्ष आरम्भ होने पर इतनी देर वाद प्रतिदिन चन्द्र 
उदय होगा । ड तिथि में २० घडी का गुणा कर जान सकते हो कि उस तिथि में 
( कृष्ण पक्ष में ) कितनी घड़ी उपरान्त चन्द्रोदय होगा । 
यदि शुक्ल पक्ष है तो उतने घड़ी पल ( या घण्टा मिनट ) गये पर चन्द्र अस्त 
होगा । यह बहुत मोटा हिसाब है। दिनमान के अनुसार इसमें अन्तर पड़ता है। 
चंद्रोदय का समय जानना-- 


रात्रिमाच को वतमान तिथि से गुणा करो । कृष्ण पक्ष हो तो गणनफल में २ 
घटा दो । शुक्ल पक्ष हो तो गुणनफल में २ जोड़ दो । उपरान्त १५ का भाग दो, 


Ds smd HOSS 


दिनमान जानना : २११ 


लब्धि चन्द्रोदय की घड़ी निकलेगी । १५ का भाग देने से जो बचे उसमें ६० का गुणा 
कर १४ का भाग देने से पळ निकलता है । 
जैसे ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी को दिनमान ३३ घ. ६ प. है तो रात्रिमान २६ घण्टा 
५४ प. हुआ। 
रात्रिमान तिथि __२ कृष्णपक्ष घ, प. घ. प. घ. प. 
२६-५४१८४ होने से (१०७-३६)--२ १०५-३६ ७-२ 


१५ १५ १५ 
रात्रिमान २६ घ. ५४ प. स्सुर्यास्त होने के ७ घ. २ पः होने 
२८४ के उपरान्त चन्द्रोदय होगा । 
१०७-३६ 


->२ कृष्ण पक्ष होने से घटाया । , 
१५ ) १०५-३६ (७ घड़ी 
१०५ 
°c 


१५२ ) ३६ ( २ पल 
३० 


६ 


अस्त जानना 
पौष शुक्ल ७ दिनमान २६-३० रात्रिमान ३३-३० को चन्द्र के अस्त का समय 
जानना है । 
रात्रिमान ३३-३० १५)२३६-३०(१५ =१५ घ. ४६ प. रात्रि गये 
२७ तिथि १५ घड़ी उपरान्त 
२३४-३० द्द 
-+ २ शूक्ल पक्ष ७५ चन्द्र अस्त होगा । 
२३६-३० होने से ११% ६०८ 
६६० 
+३° 
१५ ) ६९० ( ४६ 


२१२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


तारा देखकर रात्रिमान जानना 
( १ ) सूयं नक्षत्र से, सिर के ऊपर जो नक्षत्र हो उस तक गिनो, गिनने से जो 
संख्या आवे उसमें ७ घटा कर २० का गुणा करना और ९ का भाग देना तो जो 
अक शेष रहे वह गत रात्रि स्पष्ट होगी । 
(२) या सूय नक्षक्ष से, सिर के ऊपर जो नक्षत्र हो उस तक गिनने में जो 
संख्या आवे उसमें ७ घटाकर २ का गुणा कर २ घटा दो तो रात्रि स्पष्ट होगी । 
पूर्वाषाढ़ा, अनुराधा, ज्येष्ठा, आश्लेषा, रेवती और विशाखा सिर के ऊपर हों तो 
अष्टम में उदय होता है । मृगशिर और मूल नक्षत्र में हो तो नवम में 
उदय होता है और जब कोई नक्षत्र शिर के ऊपर हो तो अष्टम में उदय होता हैं । 
सूर्य नक्षत्र जो होता है वह सूर्योदय के साथ उदय होता है और सूर्य अस्त के समय 
वही नक्षत्र अस्त स्थान पर आ जाता है। इस कारण सूर्य नक्षत्र से सिर के ऊपर 
तक जो नक्षत्र हों उनको यहाँ धनना बताया है और सिर के नक्षत्र से पूवं की ओर 
गिनो तो ऊपर बताये अनुसार अष्टम या नवम नक्षत्र उदय स्थान में रहेगा । 
मान छो सूर्य मू नक्षत्र पर है और रात्रि को देखा अश्विनी नक्षत्र सिर पर है । 
मूल से अश्विनी तक गिना तो १० नक्षत्र हुए । इनमें ७ घटा कर २० का गुणा कर 
९ का भाग दिया । 
(१०६) 2८ २० -+ ९=(२ % २०) + ९८६० + ९=६६=६ घड़ी ४० पल इतनी 
रात्रि गत हुई ऐसा जानना । 
दिनमान में गत रात्रि जोड़ने से उस समय का इष्ट काल होगा, जैसे उस दिन 
२६-४ दिनमान में ६-४० गत रात्रि जोड़ा तो ३२-४४ इष्ट कारू हुआ । 
दूसरी रीति से सूर्य नक्षत्र से सिरे के ऊपर का नक्षत्र आश्विनी तक १० हुए। 
इसमें ७ घटाये ३ बचे, २ से गुणा किया=६ हुए । इसमें से २ घटाये ४ घड़ी रहे । 
इस रीति से कुछ अन्तर पड़ जाता है ! 
सिर पर नक्षत्र आश्विनी है इससे आठवां नक्षत्र पुष्य हुआ । इस कारण इस 
समय पुष्य नक्षत्र या ककं राशि उदय हो रही है अर्थात्‌ कर्कं लग्न होगी । 
रात्रि का समय जानना 
पहिले देखो सिर पर कौन तारा है और उस तारे का क्या विषुवांश है। नाक्षत्र 
काल से १ घण्टा कम या अधिक जिस तारे का विषुवांश है वह तारा उस रात्रि को 
बिलकुल नही दिखेगा । जिस तारे का विपुवांश ६ घण्टा अधिक हो वह तारा सूयं 
अस्त होने के समय सूर्य के ६ घण्टा आगे होने से सिर पर उस समय होगा । उससे 
अधिक १२ घण्टा विषुवांश जिस तारे का है वह रात्रि को और कभी सिर पर 
आयेगा । 
जो तारा सिर पर दिखे उसका विषुवांश आगे दिए हुए चक्र में से देख कर लिख 
छो । उसमें से उस दिन का नाक्षत्र काल घटा दो। जो घण्टा मिनट बचे उतने घण्टा 


दिनमान जानना : २१३ 


मिनट आगे वह तारा मध्यम रवि के आगे हैं ऐसा समझना । अर्थात्‌ उतने बजे होंगे 
समझना । क्‍योंकि मध्यम रवि १२ बजे सिर पर आता है और इसके उतने घण्टा मि० 
आगे वह तारा है । इस कारण समझ लेना कि उतने बजे होंगे । 

जैसे १ जनवरी को रात्रि में यह जानना है कि घडी में क्या वजा होगा। ५ 
जनवरी को दोपहर को मध्यम रवि का विषुवांश १९ घण्टा है । जँसा पहिले चक्र में 
दे चुके हैं अपने को १ जनवरी की रात्रि को जानना है। (ता० ५-१ ता०)=४ अन्तर 
दिन । इसमें दोपहर रात तक $ दिन घटाया तो=३३ हुए। अथांत्‌ ४ दिन से आधा 
दिन इस कारण घटाया कि अपना समय ५ ता० के पहिले का है । ३३ दिन %४मि० 
गति-० घ० १४ मि० ता० ५ को १९ घण्टा विपुवांश था। इसमें से ०--१४ मि० 
घटा दिये तो शेष १८ घण्टा ४६ मि० बचे--यह उस दिन का नाक्षत्र काल या मध्यम 
रवि का विपुवांश हुआ । 


मान लो उस दिन सिर पर अश्विनी नक्षत्र है । अश्विनी का विपुवांश चक्र में 

१ घण्टा ४९ मि० दिया है । इसमें से नाक्षत्र काळ १८ घं० ४६ मि० घटाया तो नहीं 
घं० मि० घटता, २४ घण्टा जोड़ कर घटाया तो शेष ७ घं० ३ मि० 
१--४९ रहे । अर्थात्‌ १२ बजे दोपहर को जव मध्यम रवि मध्याह्न पर 


१८-४६ था उससे ७ घं० ३ मि० आगे यह तारा है अर्थात्‌ ऽघं० ३ मि० 


शेष ७--३ रात के बजे हैं। 


समय देखते समय सिर के अपर कोई पहचान का तारा न मिले तो कुछ समय 
ठहरो, जव कोई पहिचान का तारा सिर पर आवे तो उससे गणित कर अपनी घड़ी 
मिला लो । 

ऊपर के उदाहरण में नाक्षत्रक्ाल १५-४६ आया है ! यदि इससे १ घण्टा कम 
या अधिक जिस तारा का नाक्षत्र काल हो अर्थात्‌ १७-४६ या १९-४६ हो तो वह 
तारा इस रात को बिलकुल नही दिखेगा। जैसे १ जनवरी को पूर्वाषाढा उत्तरापाढा 
और श्रवण नहीं दिखेंगे, क्योंकि जनवरी में मकर संक्रान्ति होती है तो धन और 
मकर के नक्षत्र नहीं दिखेंगे । जिस तारे का विपुवांश इससे ६ घण्टा आगे हो अर्यात्‌ 
(१८-४६)+६० घण्टा ४६ मि० हो तो वह तारा सूर्यास्त के समय ६ घण्टा आगे 
होगा जैसे उ० भाद्रपद नक्षत्र, उससे १२ घण्टा अधिक हो ( ०-४६ ) य १२-४६ तो 
विपुवांश का तारा रात्रि को कभी सिर पर आवेगा जैसे हस्त । 

तारों का होरात्मक विपुवांश 

इनमें स्थिति के अनुसार बहुत थोड़ा अन्तर पड़ता है, क्योंकि प्रतिवर्ष इनकी गति 
३-४ सेकण्ड के लगभग है । 


२१४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारस्भिक ज्ञान खण्ड 


| 12219 192 bls be) 1208 Ip है २०४ 10 212 ६ >> 10 120. 12 1008 ७३ कफ 
280४ Pbk 2h 128 ink Jk DL क मधुर क्ष र tb ( 1018 tak फु )--( Ile 10 Els okie tb ) 
Bk 21522] 12012 
1 ( ७ 279 ३७ ) 1010 nak ४2] = ( 22 ) च्हेन-( ४1४०४ 12512--2)०95) (७) 


1 है 1218 
[ 22] Jak 8 fe ] 22) ४०४ 1८०५] th ७1४४४ hy) ५ है ७ 122 Rib । है 1202 (७ 2 ४९ 1७ be] १9७ 
—lbblle 29४ 1५ 122) छे 1218 2 RJ Ble 


४७४ tt 9७ 190७४ ot ५८७ १ ०७ 18४ oh 
९१९० Rk ७ A Ab Ab ek ४४ At ok ८ 19282 ७ 
oA ४ ४ 1१२९६ २०८ KAS tt ७७ 1९७७ २७ Hab St २ ef ० 
yok २ ७ 205108 1212 Ot २८५ xt kb 1812£12 ob ३'७ ७७ ७ Beh ल 
arb ०0 tt 2551७ jeh Bt tot KA kb Blak] ४७ के ४० ठे [80 ४ 
१५४ OA टेट ०७ kt 0909 bb Ab IDI kb bAK २८ छ ork + 
stb kt ०८ oy At 2७७ ot kb 1६६) Rb bat ot AR UR 4 
४०७ 9० ४७ nes tt Nk At ४७ nt tb bo bt फाळ हे 
trea tt 2४ ०02 tt ४९८४७ AR bb Whalmthe tb ३१२८ AR ८ jos ४ 
६-६४ १८ 5b 1£1012122 bt Ak © bb (४४% 10, bb Att ४४ ४ peje ७ 
op ०५ ०४ 15032 op ok) oh kkk op ० ०४ kik 


~ SET उमर णा पराहराणणाडाडा 


गत=इतने घड़ी पल बीत गया । 
गम्य= 


(२) दूसरा प्रकार 


दिनमान जानना : २१५ 


» „ वीतने को है । 


१२१ [पर छाया का ,_ | लूब्धि घडी पल 
* पेरका नाप ' | ( दिन की गत, गम्य घटी पल) 


(३) वमेष से तुला संक्रान्ति तक=१ घटाना तीसरा प्रकार-- 


तुला व मीन » मेसेज 5: १०५--[ (छाया नाप--७)-व ] 
वृश्चिक व कुम्भ ,, मेचे ,, च्गत गम्य घटी 
घन व मकर , में=१',, 


गत दिन=दिनाद्ध के पूर्व में इतने घड़ी पळ दिन चढ़ा । 
गम्य=दिन के उत्तराद्ध में इतने घडी पल शेष रहा । 


उदाहरण-- 


(१) मान लो अपना अक्षांश २३ अंश है | यहाँ का परम दिन १३ घं० २० मि० 
=३३ घ० २० पल का होता है जैसा पहिले समझा चुके हैं । 


अपने स्थान का परम दिन 
३३ घड़ी २० पल है । 
इष्ट दिन का दिनमान 
(माल लो) २६--१७ है 
अन्तर ७ १७ 
अब १ शंकु (सलाका) १२ 
अंगुली का लिया, उसको सीधा 
खड़ा कर छाया नापी तो २५ 
अंगुली छाया निकली । 


शंकु छाया २५ अंश-० 
नदिन मध्य छाया १०--११ 


अन्तर ( शेष )= १४--४९ 
न शंकु नाप १२-०० 
योग २६--४९ 


अन्तर ७--१७ > 2 अ-दिन 
मध्य छाया 
७--१७-१० घ० ११ प० 
xX 
५) ५०-५९ ( १० घड़ी 
90 
बग 


0 
५ ) ५९ ( ११ पल 
न 
९ 
५ 
दवा 
दिनमान 
२६--१७ > ६-१५७ घ. ४२ प.=९४६२ पल 
योग २६--४९ २९--४९ १६०--९ पल 
>५ घ. ५२ प. दिन शेष रहा 
मध्याह्न के वांद होने के कारण 


२१६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


(२) दूसरीरीति 

१२१-- (छाया -- ६) 
२१२१ - (१४ छाया -- ६) 
८१२१- २०८६ घ. ३ प. 


मान लो इष्ट काल में अपनी छाया को 
अपने पैर से नापा तो, नाप में १४ पैर 
निकली । यह छाया मध्याह्न के उपरान्त की 


=६ घ. ३ प. दिन शेष रहा है । 
२० ) १२१ ( ६ घड़ी 
१२० 
१६० 
२० ) ६० ( ३ पल 
Et 
(३) तीसरी रीति 
१०४ -- [ (छाया+७)-व ] मान छो छाया का नाप वही १४ पांव 
=१०५-- [ (१४ छाया-७)-१ ] है और धन संक्रान्ति होने से धन के ५ 
घटाना पड़ेगा तो व=५ हुआ । 
=१०५-- (२१-५) १६) १०५ ( ६ घड़ी 
=१०५--१६=६ घ. ३३ प. _९६_ 
=६ घ. ३३ प. दिन शेप रहा । २% ६० 
यह्‌ सब स्थूल रीति है इसका १६ ) ५४० ( ३३ पल 
ध्यान रहे । डद 
६० 
४८ 
१२ 
७ 
अध्याय ३६ 


केवल कुण्डली पर से जन्म समय मास-पक्ष आदि का ज्ञान 


केवळ कुंडली चक्र किसी का देख कर उस जातक की आयु, जन्म मास, अयन, 
चतु, पक्ष, जन्म तिथि, नक्षत्र, योग, करण, जन्म दिन में या रात मे हुआ, जन्म का 
समग्र आदि स्थूल रूप से जान प्रकते हो । इन सबको जानने की रीति पथक २ 


समझाते हैं । 


| 
| 
|| 


+ 


केवल कुंडली पर से जन्म समय मास-पक्ष आदि का ज्ञान : २१७ 


(१) वषं ज्ञान 


कुंडली में शनि की राशि और वर्तमान सम्वत्‌ में शनि की राशि देखो । शत्िर॥ 
वर्ष में एक राशि पूरी करता है । कुण्डली की शनि की राशि से शनि की वर्तमान राशि 
तक गिन कर २॥ से गुणा करो तो गत आयु आयगी । वर्तमान सम्बत्‌ में वह संख्या 
घटा दो तो लगभग जन्म का सम्बत्‌ निकल आवेगा । शनि लगभग ३० वर्षे में १२ 
राशि घूम लेता है। इसके भीतर की आगु इससे प्रगट हो जायगी । यदि जातक 
देखने में ३० से अधिक आयु का जान पड़े तो शनि के फेरे के अनुसार ३०-३० वर्ष 
जोडते जाय तो आयु निकल आयगी ! इस कारण पहिले देखकर अनुमान लगा लेचा 
चाहिए कि कितनी आयु होगी और शनि के कितने फेरे हो गये होंगे । यदि जातक 
पास नहीं है तो पूछ सकते हो कि जातक वाल, युवा, अधेड़ या वृद्ध हैं तव अन्म 


समय बताना । 


इस कुण्डली में शनि सिंह का है। 
सम्बत्‌ २००० में वृप का शनि है 1 सिंह 
के आगे कन्या से वृप तक गिना & राशि 
हुई ९५ २॥-२२॥ वर्षं हुए । अब इस 
का आयु २२॥ वर्ष या २२॥+ ३०= 
५२॥ वर्ष, या ५२॥-+३०८८२॥ वर्ष 
की होगी । अब जातक को देखकर आयु 
हि 5 ०५ १०. का अनुमान कर वता दो । या पूछने से 


प्रगट हुआ कि अधेड़ से और कुछ उमर हो गई है तो ५२॥ वर्ष की आयु होगी । 
इसे इष्ट सम्बत्‌ में घटाया ( सम्बत्‌ २०००-५२३१ ९४७३ आया ) तो कदे सकते 
हैं कि सम्बत्‌ १९४७ के लगभग का जन्म होगा । इसमें एकाध वर्ष का अन्तर पड़ 
सकता है । 


इसी प्रकार कुंडली में गुरु की राशि से इस समय के गुरु की राशि तक गिन कर 
आयु जान सकते हो । गुरु १२ वर्ष में पूरा भगण ( १२ राशि ) घूम लेता है। १ 
महीने में १ राशि घूमता है । 

कुडली में गुरु मकर का था । सम्बत्‌ २००० में मिथुन का गुरु है। मकर के 
आगे कुम्भ से गिना मिथुन तक ५ राशियाँ हुई=५ वर्ष । शनि के साथ ही साथ इस 
का विचार करना चाहिए । जैसे शनि से तो ५२॥ वपं की आयु निकली थी तो इस 
में गुरु के ४ फेरे हो चुके । ४ आवृत्ति २ १२ वर्ष-४८ वर्ष +- ५ वर्ष-५३ वर्ष वर्तमान 
सम्बत्‌ तक आया । सम्बत्‌ २२०० सम्बत्‌ १९४७ का जन्म निकालना है । अब इस 
अं इन के अंशों --५३ का विचार करो तो और भी ठीक हिसाब आयु का जम 


२१८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


जाता है । १९४७में जन्म के समय गुरु १४ अंश पर है अर्थात्‌ आधी राशि भुक्त हो 
चुकी है तो ५३ में आधा वर्ष घटा दिया तो वही ५२॥ वर्षे आ जाते हैं! 

इसी के साथ २ राहु का भी विचार करना चाहिए। राहु सदा वक्री रहता है 
और १८ वर्ष में पूरा भचक्र घूम लेता है । कुण्डली के :!हु से वतंम!न राहु तक उलटे 
क्रम से गिनो, जो संख्या हो उसे १॥ से गुणा करो, क्योंकि राहु १॥ वर्ष में १ राशि 
पार करता है । जो गुणन फल आवे उस पर से आयु विचारना । 

जैसे कुण्डली में राहू मिथुन का है सम्बत्‌ २०००में कर्क का है। मिथुन से उस्टे 
क्रम से आगे वृष फिर मेष आदि गिना तो ११ राशि हुई । ११% १।=१६३ वर्ष 
नी ३६ वषं ( राहु के २ फेरा )=५२॥ वर्ष आयु। यदि कुण्डली में ग्रह स्पष्ट दिये 
हों तो इन ग्रह के अंशो पर से ठीक विचार करने पर आयु का हिसाव ठीक जम 
सकता है । 

जिस सम्बत्‌ की आयु कुण्डली देखकर अनुमान करने से निकले उस वर्ष का 
पंचांग ( यदि पुराने पंचांग पास हों तो ) या एकाध वर्ष आगे पीछे का पंचांग 
देखो । जिसमें ग्रहों की ठीक स्थिति कुण्डली के अनुसार मिळे टीक उसी समय का 
जन्म जानना । 

(२) कुण्डली से अयन जानना 

अयन--मकर के सूर्यं के कुछ पहिले उत्तरायण और ककं के सूर्य के कुछ पहिले 
दक्षिणायन होता है । कुण्डली में जिस राशि का सूयं हो उससे जन्म समय का अयन 
जानना 


जैसे कुण्डली में मीन का सूर्य है तो उत्तरायण जानना और उस जातक का जन्म 
उत्तरायण में हुआ है कहना । 

(२) जन्म की ऋतु और मास जानना 

जन्म मास-सूर्यं की राशि से चन्द्रमास का अनुमान इस प्रकार करना 
सूर्य की 
राशि मेष वृष मिथुन ककं सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन 
मास वैशाख ज्येष्ठ असाढ़ श्रावण भादों कुआँर कातिक अगहन पूस माघ फागुन चैत 

जैसे मीन का सूर्य कुण्डली में है तो चैत्र में जन्म हुआ होगा । 

(४) ऋतु 

चन्द्र मास के अनुसार इस प्रकार ऋतु होती हैं-- 
ऋतु वसन्त १ ग्रीष्म२ वर्षा ३ शरद४ हेमन्त १, शिशिर ६ 
मास चैत्र जेठ सावन कुआँर अगहन माघ 

वेशाख आसाढ भादों कातिक पुस फागुन 

सूर्य मीन का होने से चैत्र मास हुआ । चैत्र में वसन्त ऋतु होती है। इस कारण 
जातक का जन्म वसन्त ऋतु में हुआ है कहना । 


केवल कुण्डली पर से जन्म समय मास-पक्ष आदि क' ज्ञान : २१९. 


(५) जन्म का पक्ष जानना 


कुण्डली में ७ राशि के भीतर चन्द्र हो तो शुक्ल पक्ष और ७ राशि के बाहर चन्द्र 
हो तो कृष्ण पक्ष जानना । 

जैसे ऊपर कुण्डली मे मीन का का सूर्य है और चन्द्र कुम्भ का है। मीन गिना तो 
७ राशि कन्या हुई । इसके आगे कुम्भ का चन्द्र है, इससे जान पड़ा कि सूर्य से चन्द्र 
७ राशि के बाहर है, इस कारण जातक का जन्म कृष्ण पक्ष होगा कहना । 


(६) जन्म की तिथि जानना 


कुण्डली में जहाँ सूर्य हो वहाँ अमावस्या जानो, क्योंकि अमावस्या को सूर्ये और 
चन्द्र एकत्र रहते हैं। उसके आगे जैसे जैसे तिथि बढ़ती है, चन्द्रमा आगे बढ़ते जाता 
है । इस कारण कुण्डली में देखो चन्द्रकहों है और सूर्य से कितने घर के अंतर पर चन्द्र 
है। एक कोठे में ( १ राशि में ) २॥ तिथि के हिसाव से तिथि होती है! क्योंकि 
मोटे हिसाब से चन्द्र ३० दिन में १२ राशि घूमता है तो १ राशि में २॥ दिन पड़ा । 
१ दिन में १ तिथि होती है इस कारण १ राशि में २॥ तिथि होती हैं। 


यहाँ पर कुण्डली में मीन का सूर्य है और चन्द्र कुम्भ का है। दोनों के वीच 
११ राशि का अन्तर हुआ । ११ २॥-२७॥ तिथियाँ हुई । अमावस्या को ३०तिथि 
कहते है 1 ( २७--१५ )=शेष १२॥ तिथि । २७॥ में पूणिमा तक की १५ तिथि 
घटा दिया तो शेष १२॥ तिथि कृष्ण पक्ष की निकल आई । अर्थात्‌ कृष्ण पक्ष की १३ 
तिथि का जन्म होगा । 
यदि चन्द्र और सूर्य के अंशों का विचार किया जाय तो और भी ठीक तिथि 
निकल आती है । यहाँ सूर्य मीन के ५° में हैं (११ रा-५?) ओर चन्द्र कुम्भ के ३? 
(१० रा-३०) पर है अर्थात्‌ लगभग बरावर अंश दोनों के हैं। जव सूर्य और चन्द्र के 
बीच १२° का अन्तर पड़ता है तो १ तिथि होती है । यहाँ दोनों का अन्तर निकाला । 
सूयं ११ रा-५ अंश=्शेष १ रा-२” 
चन्द्र १०-३ = ३२ -= २१ अंश 
शेष = १-२ = २॥ लगभग तिथि 
हुई अर्थात्‌ २॥ तिथि चन्द्र और चलता तो अमावस्या हो जाती । इस कारण अमावस 
होने को २॥ तिथि शेष है! पूरी १५ तिथि से २। घटाये तो १२॥ तिथि हुई। 
अर्थात्‌ १२ तिथि पूरी हो चुकी है तेरहवीं तिथि वर्तमान है तो जन्म कृष्ण पक्ष की 
१३ तिथि का हुआ । 
चन्द्र में से सूर्य घटाने से स्पष्ट तिथि ज्ञात होती है । यहाँ चन्द्र १०-रा०--३ 
में से सूर्य ११--रा ०५° घटाया तो शेष १०-रा०-५अंश रहे, इसके ३२४ हुए । 
१२° की एक तिथिहोती है, इसमें १२ का भाग दिया तो २७३ तिथि हुई। इसमें से 
१५ घटाया तो कृष्ण पक्ष की १२३ तिथि हुई तिथि अर्थात्‌ जन्म तिथि १३ हुई। 


२२० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


चन्द्र ।०--रा०-+रे १२) ३२० ( २७ 
सूर्ये ११--५ २४ 
शेष १०-२८ द्य 
८४ 
४ 


यदि सूर्य के आगे चन्द्र ७ घर के भीतर है तो समझना अमावस्या को पार कर 
चन्द्र आगे बढ़ रहा है और अमावस्या के आगे शुक्ल पक्ष की तिथि आरम्भ हो गई 
हैं। सूर्य के ठीक सन्मुख सातवें घर में चन्द्र हो तो पूणिमा समझना । इसके आगे 
चन्द्र जाने पर कृष्ण पक्ष का आरम्भ होता है और चन्द्र जब सूर्य के पास आ जाता 
है तो अमावस्या होती है । 


(७) कुण्डली से जन्म का वार जानना 

कुण्डली से जो जन्म का मास जान पड़े चैत्र शुक्‍ल प्रतिपदा से गिन कर डेढ़ गुना 
करो । गत पक्ष के दिन जोड़ कर ७ का भाग दो । जो शेष रहे उसे जन्म वप के 
राजा से गिन कर जन्म का वार कहना । पहले वता चुके हैं कि चैत्र शुक्ल १ तिथि 
को जो वार होता है वही उत वर्ष का राजा कहलाता है । वर्ष के राजा का नक 
पहिले दे चुके हैं। जैसे जन्म चैत्र कृष्ण १३ का है जैसा ऊपर निकाल चुके है । चैत्र 
शुक्ल १ से फागुन कुष्ण ३० तक ११ महीने हुए । ११% १॥-१६॥ दिन+फागुन 
शुक्ल पक्ष के १५ दिन --और चैत्र कृष्ण १३ तक गत दिन १२ हुए । १६-१५ 
१२=४३।।+ ७ शेष १॥ बचा । इस वर्ष का राजा सोमवार था तो सोमवार सं १॥ 
गिना, मंगलवार हुआ । जन्म दिन मंगलवार कहना । 


(5) कुण्डली से जन्म नक्षत्र जानना 

कुण्डली में जो जन्म मास निकले कार्तिक से उस मास तक गिन कर टूना करो 
और गत पक्ष के दिन भी जोड़ कर एक और मिला दों। इसमें २७ का भाग दो, 
शेष जो बचे अश्विनी से गिन कर नक्षत्र जानना । 


जैसे कुण्डली से प्रगट हुआ चैत्र का जन्म है तो गत मास फागुन हुआ । कार्तिक 
को १ गिता । इस प्रकार क्रातिक से फागुन तक गिना ५ मास हुए । १२८ २=१०+ 
गत १३+ १-१० -- १४-२४, अश्विनी से गिना चौवीसवां नक्षत्र शतभिषक का 
जन्म हुआ । 
(९) कुण्डली से जन्म का योग जानना 


पुष्य नक्षत्र से सूर्य नक्षत्र तक गिनो और श्रवण नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र तक 


ग्रिनो । दोनों संख्या जोड़कर २७ का भाग दो, जो शेष बचे उसी क्रम से गित कर 
योग जानना । ; 


SP 


केवंल कुण्डली पर से जन्म समय मास-पक्ष आदि का ज्ञान : २२१ 


सूर्य चन्द्र की राशि अंश पर से पहले वताये होड़ा चक्र में दिए हुए अंशों पर से 
इनका नक्षत्र जान सकते हो जैसा सूर्य ११-रा०-५ है अर्थात्‌ मीन के ५° पर है । 
होड़ाचक्र में ११-रा२--३ २०° तक पूर्वा भाद्रपद का चोथा चरण दिया है। 
इष्ट सूयं ११--रा०--५० है इससे जाना गया कि मूर्यं पूर्वा भाद्रपद का चोथा 
चरण पार करके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गया है । उत्तरा भाद्रपद का पहिला चरण 
११--रा०-६ -४० तक होता है, इस कारण सूर्य जन्म समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 
पर था। 

पुष्य नक्षत्र से उत्तरा भाद्रपद ( सूर्य नक्षत्र ) तक गिना १९ हुए । जन्म नक्षत्र 
( चन्द्र नक्षत्र ) शतभिपक है ( ऊपर निकाल चुके हैं )' श्रवण से चन्द्र नक्षत्र 
शतभिषक तक गिना ३ हुए । १९-३२२ वां योग=साध्य योग आया । यदि योग 
२७ से अधिक आवे तो २७ का भाग देने पर जो शेप रहता उसे लेते । यहाँ जन्म का 
योग साध्य निकला । 

(१०) कुण्डली से जन्म का करण जानना 

कुण्डली में जो जन्म की तिथि मिले उस तिथि तक शुकल प्रतिपदा से गिनो 
और उस संख्या में २ का गुणा कर १ घटाकर ७ का भाग दो ओ शेष बचे वही करण 
परार्द्धं में जानना । 

स्थिर करण। . शुक्ल प्रतिपदा के पूर्वाद्धं में किस्तुष्न और पराद्ध में बव, कृष्ण 
१४ को, पराद्धं में शकुनि । अमावस्या के पूर्वाद्ध में शकुनि । अमावस्या के पूर्वाद्ध में 
चतुष्पद और पराद्धे में नाग सदा रहते हैं। यदि इनमें से कोई तिथि का जन्म हो तौ 
इसी के अनुसार करण जानना । शेष का उपरोक्त रीति से जानना। 


जैसे कृष्ण १३ का जन्म है। शुक्ल प्रतिपदा से पूणिमा तक १५ दिन कृष्ण पक्ष 
के १३ दिन । १५+ १३= २८ % २=५६-१=५५- ७= शेप ६ । छठा करण वणिज 
हुआ । यह त्रयोदशी के पराद्ध में हुआं। इसके पूर्वाद्ध में इसके पहिले का अर्थात्‌ 
पांचवा गर करण जानना । 

इतनी खटपट!न करके पहिले जो करण चक्र दे चुके हैं उससे इष्ट तिथि का ठीक 
करण जान सकते हो । 

(११) दिन या रात का जन्म है कुण्डली देखकर जानना 

कुण्डली में जहाँ सूर्य हो वहाँ से जन्म लग्न ६ घर के भीतर हो तो दिन का जन्म 
कहना और सातवें स्थान में हो तो संध्या का जन्म, ७ से १२ स्थान तक लग्न होतो 
रात्रि का जन्म कहना । लग्न में सूर्य हो तो प्रातःकाल का जन्म, दशम में सयं हो तो 
दोपहर का जन्म और चतुर्थ में सूरय हो तो अद्धेरात्रि का जन्म कहना जैसा यहाँ 
सूयं के समय चक्र में बताया गया है। लग्न कुण्डली देखा तो सूर्य दशम स्थान 


२२२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


सूर्य का समय चक्र 


में है यहाँ से लग्न चौथे घर में है अर्थात्‌ ६ घर के भीतर ही है, इस कारण दिन 
का जन्म कहना । सूर्य दशम स्थान में है जिससे प्रगट होता है कि मध्याह्ञं काल का 
जन्म है । 


(१२) कुण्डली से जन्म समय जानना 

ऊपर जो सूर्य का समय चक्र दिया है उसमें केन्द्र में सूर्य रहने से जो समय होता 
है वतला दिया गया है। अब उनके बीच के स्थान से भी समय जानना बतलाते हैं । 

दिन रात की ६० घड़ी में सूर्य, कुण्डली में १२ राशि ( लग्न के अनुसार ) घूम 
लेता है । १ राशि में ५ घड़ी या २ घण्टा पडा । 

कुण्डली में सूर्य से लग्न जितने घर दूर हो उसका ५ गुना करो तो इष्ट काल की 
घडी निकल आयगी । 

अपनी कुण्डली में सूयं दशम भाव में है वहाँ से लग्न ३ घर अन्तर पर है । ३०८५ 
-१५ घड़ी अपना इष्ट हुआ । अर्थात्‌ कुण्डली से प्रगट हुआ कि जातक का जन्म 
लगभग १५ घडी इष्ट पर हुआ होगा । 

यहां ध्यान रहे कि १ राशि में ३०° होते हँ। ३०० में ५ घडी का अन्तर पडता 
है तो ६? में १ घड़ी या १? में १० पल का अन्तर पड़ता है । सूर्य से लग्न जितने 
राशि अश के आगे है देख कर इष्ट घडी का विचार कर लो । जसे सूर्य ११ रा ४५? 
( मीन के ५० ) पर और लग्न २ रा २२° ( मिथुन के २२ अश) पर है तो सूर्य 
को आगे २५ अश और चलना पड़ेगा तव मीन राशि का अन्त होगा । इस कारण 
(२ रा २२अ ) रूग्त११ ( ० रा २५ अश )-३ रा १७ अ श= यह सूर्य और 
लग्न का अन्तर हुआ। ३ राशि 5 (३३४५ ) 5१५ घड़ी और १७ अंश = 
( १७३८ १० ) = १७० पल = २ घ. ५० प. । सब मिल कर १७ घड़ी ५० पल के 


लगभग इष्ट हुआ । यह जन्म का इष्ट हुआ । परन्तु यह भी स्थूल मान है इसका 
ध्यान रहे । 


ग्रहों का वल विचार : २२३ 


कुण्डली पर से जन्म समय आदि का ज्ञान कंसे किया जाता है यह बता चुके । 
इस पर से जान सकते हो कि यह कुण्डली चक्र कितने महत्व का है और इस कुण्डली 
चक्र से कितनी महत्वपूर्ण बातें जानी जा सकती है । जिसके पास कुण्डली है और वह 
शुद्ध बनाई गई है तो उससे जन्म समय के सम्बन्ध को बहुत सी उपयोगी बातों का 
ज्ञान हो सकता है । इस कारण जितनी शुद्धता पूर्वक कुण्डली तैयार की जायगी उतना 
शुद्ध फल निकलेगा । 

यहाँ केवल प्रारम्भिक ज्ञान कराने के निमित ही कुंडली सम्बन्धी सम्पूर्ण बातें 
स्थूल रूप से बता दी गई हैं। इससे स्थूल रूप से कुण्डली बनाना आ जायगा और 
फल विचारने का अनुभव बढ़ेगा । 

सूक्ष्म रूप से गणित द्वारा कुंडलो आदि तैयार करना और तत्सम्बन्धी पूरा 
गणित खण्ड में उदाहरण देकर समझाया गया है, जिससे इतना ज्ञान होने के उपरान्त 
आगे की सब बातें सरलता पूर्वक समझ में आने लगेगी । 


अध्याय ४० 


ग्रहों का वल बिचार 


कुण्डली में सब ग्रहों में कौन बलवान है कोन बलहीन है यह जानने की आवश्य 
कता पड़ती है। इस कारण ग्रहों के वल का विचार करना संक्षेप में बतलाते हैं । 


ग्रहों का बल ६ प्रकार से विचारते हैं और उन सबको मिलाकर प्रत्येक ग्रह के 
बल का विचार करते हैं। क्योंकि बलवान ग्रह पूर्ण फल देता है । बलहीन ग्रह फल 
देने में असमथ होता है । ग्रहों का बल ६ प्रकार का है । 

(१ ) स्थान बल, (२ ) दिगूबल, ( ३ ) कालवल, ( ४) चेष्टा बल, (५) 
नैसगिक बल, ( ६ ) दुग्‌ वळ । 

(१) स्थान बल---५ प्रकार के बल के योग से यह वल बना है । 

( १) उच्च बल, ( २ ) सप्तवर्गी ` वल, ( ३ ) युग्मायुग्म बल, ( ४ ) द्रेष्काण 
बल, ( ५ ) केन्द्रादि बल । 

(१ ) उच्च बल- जो ग्रह अपने उच्च में होता है वह पूर्ण बली होता है । जो 
अपने नीच में होता है वह शून्य बली होता है। इसके बीच में ग्रह हो तो अनुपात से 
बल निकालना पड़ता है । | 

( २ ) सप्तवर्गी बल--ग्रहों के गृह, होरा, द्रेष्काण आदि सप्तवर्गीबल साधन 
करना गणित खण्ड में बताया है । जो ग्रह अपने मित्र के घर में अपने मूल त्रिकोण 


२२४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


या स्वगृह में होता है वह बली होता है । शत्रु के स्थान में होता है उसका वळू घट 
जाता है। 

( ३ ) युग्मायुग्म वल--सम राशि स्त्री संज्ञक होती है ¦ चन्द्र व शुक्र प्रह स्त्री 
ग्रह है । स्त्री राशि में स्त्री ग्रह हो तो वलवान होता है । विषम राशि पुरुष ग्रह है, 
उपयुक्त ग्रहों को छोड़कर शेप ग्रह पुरुष हैं। इनमें नपुंसक ग्रह भी पुरुष में शामिल 
है। पुरुष राशि में पुरुष ग्रह बलवान होते है । राशि स्त्री है या पुरुष राशि गुणधर्म 
चक्र में दिया है । ग्रह का लिंग, ग्रह गुण धर्म चक्र में दिया है । 

(४ ) द्रेष्काण बल--एक राशि के रै भाग करने से प्रत्येक भाग की द्रेष्काण 
संज्ञा होती है । पहिले द्रेण्काण में पुरुप ग्रह वली होता है । अन्त के द्रेष्काण में स्त्री ग्रह 
और मध्य के द्रेष्काण में नपुंसक ग्रह वली होता है । 

(४ ) केन्द्रादि वह--केन्द्र में ग्रह पूर्ण बली होता है । पणफर में मध्यम अर्थात्‌ 
आधावछ, आपोविलम में चौथाई वल होता है । केन्द्रादि भाव संज्ञा पहिले समझा 
चुके हैं । 

इन सबके वल का योग करने से ग्रह के स्थान सम्बन्ध से वल का पता लगता है; 
इस कारण इसे स्थान वल कहते हैं । 

दिग्वल--यह अकेला ही है । इसमें दिशा के अनुसार ग्रहों का बळ निकालते 
हुँ । जैसे लर्न ( पूर्व ) में बुध और गुरु बळी होते हैं। सप्तमभाव ( पश्चिम ) में, 
शनि बळी होता है । चतुर्थभाव (उत्तर) मैं शुक्र और चन्द्र वली, दशम भाव (दक्षिण) 
में सूर्य बलवान होता है । इनसे सातवें घर में ये ग्रह हीन बल होते हैं । जैसे सूर्य दशम 
भाव अर्थात्‌ सिर पर जब होता है तब बलवान होता है, पाताल ( चतुर्थ भाव ) में 
वलहीन होता है वीच का वल अनुपात से निकाला जाता है। भाव की दिशायें पहले 
समझ चुके हैं । 

३ काल बल--४ प्रकार का बल मिलाकर काल बल बनता है । 

(१ ) नतोन्तत बल, (२ ) पक्ष वल, ( ३) दिन रात्रि विभाग वल (४) 
वर्षादि बल । 

( १ ) नतोन्नत बल- चन्द्र मंगल शनि रात्रि में वली, अद्धं रात्रि में पूर्ण बली, 
सूर्य शुक्र गुरु दिन में वली, मध्याल्व में पूर्ण बली, और बुध सदा वली रहता है । 

जो मध्याह्न में पूर्ण बली होते हैं वे अद्धंरात्रि में वलहीन हो जाते हैं, और जो अद्ध 
रात्रि में बली होते हूँ वे मध्याल्ल गें बलहीन हो जाते हैं, इसमें भी बीच के समय का 
बल अनुपात से ( गणित द्वारा ) निकाला जाता है । 

(२ ) पक्षबल--पापग्रह=सूर्य, मंगल, शनि, कृष्णपक्ष में बली । 

शुभग्रह-चन्द्र, गुरु, शुक्र, बुध, शुक्ल पक्ष में वली । 
( ३ ) दिन रात्रि त्रिभाग वल=दिन के और रात के पृथकर, भाग ३, करना । 
दिन के प्रथम भाग में बुध, द्वितीय में सूर्य-तृतीय में शनि वली । 
रात्रि के ह चन्द्र ,, शुक्र, » मंगल ,, । 


ग्रहों का बल विचार । २२५ 


गुरु ( दिन और रात्रि में ) सदा बली होता है । 

इससे देखा जाता है कि दिन या रात्रि में जन्म हुआ है और दिन या रात्रि के 
कौन से भाग में जन्म हुआ है । जिस भाग में जन्म हुआ है उस भाग का सूचक ग्रह 
चली होगा । शेष ग्रह बलहीन होंगे । 

(४) वर्षादि वल--जिस होरा में किसी का जन्म हो उस होरा स्वामी का 
बल डु मिलेगा और जिस मास में जन्म हो उस मास स्वामी का वल ३ (आधा ) 
और वर्ष के स्वामी का बल $ मिलता है । इनको छोड़कर और दूसरे ग्रहों को बल 
नहीं मिलता । 

( ४ ) चेष्टा बल--उत्तरायण ( १०, ११, १२,१, २, ३ राशि के सूर्य में ) 
चन्द्र और सूर्य चेष्टा वल पाता है और भौमादि ग्रह चन्द्र समागम होने से या वक्र 
होने से चेष्टा वली होते हैं । और यदि ग्रह युद्ध हुआ तो जो ग्रह जीतता है वह चेष्टा 
बली होता है । 

( ५ ) नैसर्गिक वल--रवि, चन्द्र, शुक्र, गुरु, बुध, मंगल और शनि ये ग्रह शनि 
से उलटे क्रम से एक दूसरे के वली होते हैं अर्थात्‌ शनि सबसे कम वळ पाता है, उससे 
बली मंगल, मंगल से बुध बली, बुध से गुरु वली, गुरु से शुक्र वली, शक्त से चन्द्र बलो 
और चन्द्र से सूर्यं बली होता है । सूर्य सवसे बली होता है और ऊपर बताये क्रम से 
ग्रह एक दूसरे से वल में हीन होते हैं । 

(६ ) दृग्‌ वल--जिस प्रकार ग्रहों की दृष्टि ग्रह या भाव पर पड़ती हो उसका 
दृष्टि चक्र बनाना पहले वता चुके हैं, उसी प्रकार अपनी कुण्डली देखकर ग्रहों की 
दृष्टि का चक्र बनाया जाता है, जिससे प्रगट होता है कि किस ग्रह पर किस किस 
ग्रह की दृष्टि है। फिर उसमें विचारते हैं कि उस ग्रह पर कितने पाप ग्रहों की और 
कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है । सर्व शुभ ग्रह की दृष्टि का योग कर उसका चतुर्थाश 
निकालते हैं और शुभ योग चतुर्थाश से पाप योग चतुर्थांश घटाने से जान पड़ता है 
याप दृष्टि अधिक है या शुभ दृष्टि अधिक है शुभ दृष्टि अधिक हो तो अच्छा और 
पाप दृष्टि अधिक हो तो बुरा समझा जाता है । 

ऊपर जो ग्रह का बेल विचार करना वताया गया है वह वल गणित से निकाला 
जाता है फिर प्रत्येक ग्रहों के वल को जोड़ कर देखा जाता है कि कौन ग्रह कितना 
बलवान है । ग्रह जितना वली होगा उतना ही फल देगा। वलहीन ग्रह फल नही देता 
उलटे हानि करता है । इस कारण बल का विचार किया जाता है । 

वल-निकालने का पूरा गणित उदाहरण सहित गणित खण्ड में दिया है। यहाँ 
प्रारम्भिक ज्ञान के निमित्त ही बल का वर्णन किया गया है। 


१५ 


२२६ । सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


अध्याय ४१ 
च 
नक्षत्र गुण-थम 
क्रम नक्षत्र वर्ण वश्य योनि गण नाडी वर लोचन मुख नाम 
( योनि नेत्र ) 
१ अश्वि. क्षत्रिय चतुष्पद अश्व देव आदि भैंस मंद तियंक्‌ लघु 
२ भरणी „ » गज मनुष्य मध्य सिंह मध्य अधो उग्र 
३ कृतिका क्ष१ » छाग राक्षस अन्त वानर सुलो. अधो मिश्र 
वेश्य ३ 
४ रोहिणी वंश्य २ „ सपं मनुष्य अन्त नकुल मंद ऊध्वं झव 
५ मृग० वैश्य २ चतुः २ सपे देव मध्य नकुछ मंद तिर्यक्‌ मृदु 
शूद्रर नरर 


६ आर्द्र शूद्र नर श्वान मनुष्य आदि हरिण मध्य ऊध्वे तीक्षण 
७ पुनश शूद्र नर मार्जार देव आदि उन्दुरु सुळो० तिर्यक चर 


न्रा १ जळ १ 
८ पुष्य ब्राह्मण जलचर छाग देव मध्य वानर अंध ऊर्ध्वं लघु 
९ आश्ले० ,, „ मार्जारराक्षस अन्त उन्दुरु मंद अधो तीक्ष्ण 
१० मघा क्षत्रिय चतुष्पद मूषक ,, » मार्जारमध्य , उम्र 
११ पू० फा० ,, 1 १ मनुष्य मध्य . सुलो ,, र 
१२ उ० फा० क्ष» १ चतु०१ गौ मनुष्य आदि व्याघ्र अन्ध ऊध्वं धुव 
वैश्य ३ नर० ३ 
१३ हस्त वैश्य नर महिष देव आदि अश्व मन्द तिर्यक लघु 
१४ चित्रा वैश्य २ नर व्याध राक्षस मध्य गाय मध्य र मई 
शूद्र २ 


१५ स्वाती शूद्र नर महिष देव अन्त अश्व सुलो० तियॅक चर 
१६ विशाखा शूद्र ३ नर व्याघ्र राक्षस » गाय अन्त अधो मिश्र 


ब्रा० १ कीट १ 
१७ अनु० ब्राह्मण कीट मृग देव मध्य इवान मध्य तियेंक मूदु 
बृष ज्ये”. , » » राक्षस आदि ,, मध्य » तीक्ष्ण 
१९ मूल क्षत्रिय नर शवान » „ हरिण सुलो« अधो „» 
२० पूषा क्षत्रिय नर ॥ मकंट मनुष्य मध्य मेढा अन्ध अधो उम्र 
चतु०३॥ 


२१ उ. षा. क्ष० १ चतुष्यदनकुळ मनुष्य अन्त सपं मन्द ऊध्वं ध्रुव 
वेश्य ३ 


Sh on ni 


२२ अभि. ० ० नकुल मनु० अन्त सर्प मध्य ० लघु 


२३ श्रवण वैश्य चतु.१॥ मर्कंट देव १२ मेढा सुलो. उध्वं चर 
जल, २॥ 

२४ घनि, वैश्यर जल २ सिह राक्षस मध्य गज अन्ध ऊर्ध्वं चर 
शूद्रर नर २ 


२५ शत. शूद्र नर अश्व राक्षस आदि भैंस मन्द ऊर्ध्वं चर 
२६ पू. भा. शूद्र ३ नर ३ सिंह मनुष्य आदि गज मध्य ऊध्वे उप्र 
ब्रा. १ जल १ 

२७ उ. भा. ब्राह्मण जलचर गौ मनुष्य मध्य व्याघ्र सुलो, ऊध्व॑ धुव 
२८ रेवती ब्राह्मण जलचर गज देव अन्त सिंह अन्ध तियेक मृदु | र 

इन नक्षत्र गुण धर्म चक्र में दिये हुए वणे वश्य योनि गण ओर नाड़ी का विवाह 
आदि में विचार किया जाता है । संक्षिप्त जन्म पत्रिका (टिप्पणी) में ये सब लिखता 
पड़ता है । इस कारण यहाँ चक्र में दिया है । 

वर्ण में कृत्रिका नक्षत्र में क्षत्रिय १, वश्य दिया है। इसका अर्थ यह है कि नक्षत्र 
में ४ चरण होते हैं. उनमें पहिला १ चरण में क्षत्रिय ओर अन्त में शेष ३ चरण में 
वैश्य वर्ण होता है । आगे भी इसी प्रकार का विचारना । जिसमें एक ही वर्ण दिया है 
वहाँ चारों चरण में एक ही वर्ण समझना । इसी प्रकार वश्य में भी समझना। जैसे 
मगशिर में वश्य मे पहिले २ चरण में चतुष्पद और अन्त केरे चरण में नर समझता । 

वश्य में च पुष्पदरवौपार्‍या, नर=द्विपद=मनुष्य । कीट-डीड्रें-रेगने वाले बिना 
पैर के ( अपद ) जलचर=जळ में चलने वाले जीव । 

योनि--छागन्खकरा या मेढा । मार्जार=बिल्छी । महिषसमैँस । खाजन्कुत्ता, 
मर्कंटन्वन्दर, वानर । उंदुरु-चूहा, मूषक ¦ गौत्गाय । नकुलच्च्योला । व्यान्नच्व्राघ, 
शेर । अश्व-घोड़ा । गज=हाथी । 

लोचन--कोई वस्तु खोई हो उसके विचार में काम आता है । सु०>मुलोचन । 
मुख=तियंक=तिरछा । अधोरउलटा, औंधा । ऊध्वे-चित । 

नक्षत्र नाम--इन नक्षत्रों के नाम के अनुसार कार्य करने में शुभ होता है । 


अध्याय ४२ 
संक्षिप्त जन्नपत्री बनाना 
किसी बाळक का जन्म समय बतला कर संक्षिप्त जन्म पत्रिका बनाने को कहा 
जावे तो कैसे बनाना यहाँ समझाते हैं । 


मान लो बालक का जन्म नरसिंहपुर में तारीख २-१०-१९३८ ई० के १० बजे 
दिन हुआ है । इसकी जन्म-पत्री बनानी है । 


२२८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


उस सन्‌ का पंचाङ्ग देखो । कर्मवीर पंचाङ्ग जबलपुर का सम्बत्‌ १ ९९४५ का 
मिला, उसे देखा । आश्विन शुक्ल ९ रविवार सम्वत्‌ १९९५ शाका १८६०, तारीख 
के अनुसार मिला । 

आश्विन शुक्ल पक्ष तिथि ९ रविवार ६० घ. ० प., नक्षत्र पून्षा २७-४५, 
शोभन योग ३-४६, उपरान्त अतिंगंड योग, बालव कारण २९-१, दिनमान २९-२२, 
मिश्रमान ४५-५२ का मिश्रकालीन सूर्य ५ रा, १५ अंश २९-३६” दिया है । चन्द्र 
मकर का ४४-२१ उपरान्त होगा । 

उपयुक्त तिथि आदि जबलपुर की है । वहाँ से नरसिंह पुर का देशान्तर ४ मिनट 
पश्चिम--१० पल है। पश्चिम होने से उपर्युक्त मान से घटाना पड़ेगा । इसमें फल 
छोड़ देते हैं, क्योंकि चर संस्कार आदि का ज्ञान अभी नहीं कराया गया है । इस 
कारण अभी कुछ कठिनाई मालूम पड़ेगी । यह विषय गणित खण्ड में विस्तार पूर्वक 
उदाहरण देकर समझाया गया है । अभो काम चऊाने को स्थूल रूप से ही टिप्पणी 
तैयार करते हैं । 


इष्ट साधन 
घं० मि० घडी पल 
जन्म १० ० (दिनको) ३ घंग्न७ २० 
सूर्योदय ६ ६ (पंचाङ्ग के अनुसार) ५४ मि०= २ १५ 
शेष= ३-५४ =९०घ ४५ प. इष्ट । योग= ९-४५ इष्ट हुआ 


रविवार को पूर्वाषाढा नक्षत्र“७-४५ है । पंचाज में देखो यह नक्षत्र इसके पहिले 
शनिवार को कितना था । शनिवार को मूल नक्षत्र २१ घ० ३३ प० दिया है। 


घ० परू च० प० 

पूर्ण घटी ६०-० शनिवार को पूः षा. ३८-२७ 
भुक्त मूलनक्षत्र २१-३३ (शनिवार को) 1. रविवार को पू. षा. २७-४५ 

शेष =३५८-२७ शनिवार को योग ६६-१२ 
यह पूर्वापाढ़ा वचा भभोग पूर्वापाढ़ा का 
शनिवार को पूर्वाषाढ़ा ३८-२७ था पूर्ण पूर्वाषाढ़ा=६६-१२ 
न रविवार को इष्ट काल ९-४५ *, १ चरण=६६-१२ = घ० परू 
= भुक्त पूर्वाषाढ़ा ४८-१२=भयात ४ १६ २२ 


शनिवार को मूळ नक्षत्र २१-३३ भुक्त होने के वाद पर्वापाढ़ा रगा । शनिवार को 
ूर्वाषाढ़ा ३८-२७ रहा ओर रविवार को २७-४५ तक था । सब मिलकर पूर्वापाढ़ा 
नक्षत्र का भोगकाळ ६६-०१२ हो गया । इसे भभोग या सर्वक्षं कहते हैं। भभोग 
का चौथाई भाग करने पर १ चरण का भोग निकलता है। भभोग ६६--१२ में ४ 
का भाग देने से १ चरण का भोग १६-३३ आया । अब देखना है कि जन्म समय 


. सॉक्षप्त जन्मपत्री बनाना : २२९ 


अर्थात्‌ इष्ट काल तक पूर्वाषाढ़ा कितना झुका हुआ था । शनिवार के शेष पूर्वाषाढा 
में इष्ट काल जोड़ने से पूर्वाषाढ़ा का भुक्त काळ ४८-१२ निकला । इसे भयात या 
भक्तक्षे कहते हैं । ८६ 

अब देखना है पूर्वाषाढ़ा के कौन चरण का जन्म है । भयात में १ चरण घटाया 
तो शेष ३१--३९ बचे । दूसरा चरण घटाया तो शेष १५-६ बचे, अब तीसरा चरण 
नहीं घटाया तो तीसरे चरण का जन्म समझो । : 


घ० प० 
भयात ४ १२ 
१ चरण १६ ३३ 
शेप ३१ ३९ स्‌ 
दुसरा चरण १६ ३३ घटाया 
शेष १५ ६ 
तीसरा चरण १६ ३१ नहीं घटता, इससे तीसरे चरण का 
जन्म हुआ । 
पूर्वाषाढा के तीसरे चरण में होडाचक्र के अनुसार नामाक्षर “फा” निकला । धनु 
राशि हुई। फो अक्षर पर से फतेहसिह नाम रखा । ० 
अव नक्षत्र गुण धर्म चक्र देखा । 
पूर्वाषाढा के तीसरे चरण में जन्म होने से-क्षत्रिय वर्ण, चतुष्पद वश्य, मकंट 
योनि, मनुष्य गण, मध्य नाड़ी हुई । धन राशि है जिसका स्वामी गुरु हुआ । 
अब लग्न कुण्डली वनाने के लिए पहिले लग्न निकालना है। लग्न निकालने को 
लग्नसारिणी देखी । सूर्य ५ रा १५° है अर्थात्‌ कन्या के १५" पर है। सारिणी में 


कन्या के १५° के नीचे ३१-२५-१ दिया है । इसमें सारिणी अंक ३१-२५-१ 
इष्ट ९--४५ जोड़ा तो योग ४१--१०--१ हुआ । इसे सारिणी 1 इष्ट ९-४५-० 
में खोजा ४१-६-१२ तक वृश्चिक के ७° होते हैं और योग ४१-१०-१ 


2१-१७-३२ तक ८° होते हैं अपना इष्ट युक्त सारिणी अंक दोनों के बीच में हैं। इस 


कारण लगभग ७॥° वृश्चिक लग्न के आते हैं । वृश्चिक लग्न निकाली । अब वृश्चिक 
लग्न को बीच में रख कर कुंडली तैयार की । इस प्रकार कुंडली चक्र बन कर तैयार 
हुआ । 

अब इसमें ग्रह भरने के लिए पंचाङ्ग देखा । पंचाङ्ग में अष्टमी का मिमान 
४५-५४ का ग्रह इस प्रकार दिया है । जन्म नवमी का है। इस कारण उसके समीप 
की पंक्ति ( पंचाङ्ग के ग्रह ) यही हैं। 


२३० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


पंक्ति सूयं मंगल बुध गुरु शुक शनि राहु केतु 
५-१४० ४-२१० ४-८) १०-४९ ६-२३? १११४१ ७-०९-२५ १-०-२६ 
अब प्चाङ्ग में देखो कि पंक्ति से इष्ट काळ तक कोई ग्रहों में परिवतंन हुमा ह ` 
बया ? अष्टमी के आगे नवमी के इष्ट काळ तक पंचाङ्ग में इन ग्रहों में कोई परिवर्तन 
नहीं दिया, इस कारण इसीके अनुसार अपनी कुण्डली में ग्रह स्थापित करेंगे। 
सूयं ५-४” है अर्थात्‌ कन्या का है, मंगल=सिह का, बुध=कन्या का, गुरु कुम्भ 
का, शुक्र तुला का शनि मीन का राहु वृश्चिक का, केतु वृष का है। इसी प्रकार 
कुण्डली में जहाँ इन राशियों के मंक हैं वहाँ ये ग्रह स्थापित करेगे । 


राशि पहिले ही जान चुके हैं घन राशि है अर्थात्‌ धन राशि का चन्द्र दै, इस 
कारण चन्द्र को घन राशि पर रखा ' लग्न को बीच में लग्न स्थान पर रखकर जो 
कुण्डली बनाई जाती है वह रग्न कुण्डली है और चन्द्र राशि को बीच में (लग्न स्थान 
लर) कर जो मुंडळी बनाई जाती है बह चन्द्र कुंडली है । 


संक्षिप्त जन्मपत्री बनाना : २३१ 


अब इसी को लिखने की रीति आगे वताई गई है । पहिले मंगलाचरण में गणेश, 
ईश्वर आदि की बन्दना लिखने के उपरान्त ये सब बातें क्रमानुसार लिख दी जातीहें । 
श्री गणेशाय नमः 
सं जयति सिन्धुरवदनो देवो, यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशि नाशयति विध्नानाम्‌ ॥ 
ब्रह्मा करोतु दीर्घायुः, विष्णुः कुर्याच्च संपदाम्‌। 
हरो रक्षतु गात्राणि, यस्यंषा ` जन्मपत्रिका ॥ ` 
अथास्मिन्‌ शुभे. विक्रमाकं सम्वत्‌ ९९९५, शालिवाहन शाके १५६०, सायन 
दक्षिणायने गते, याम्यगोले शरदृतौ महामांगल्यप्रदे आश्विनमासे शुभे शुक्लपक्षे, तिथौ 
९ घट्यादिकम्‌ ६०० रविवासरे । पूर्वाषाढ़ानक्षत्रे घटयः २७।४५, शोभननाम योगे 
चट्यादिकं ३।४६ तदुपरि अतिगंडनामयोगे । बालवकरण घट्य: २९।१ एवं पंचाङ्ग 
शुद्धिः । तत्र दिनप्रमाणं घटः २९।३२ रात्रिप्रमाणं घट्यः ३०३८ श्री सूर्योदयादिष्ट- 
घट्यादिकं ९४५ कन्याकं गतांशा: १५ । वृश्चिकलग्ने गतांशाः ७ । एवम्‌ शुभग्रहा- 
वलोकिल्यां कल्याणवतीवेलायां श्रीमतो नाथूरामसिहस्य ठाकुरग॒हे भार्या सोमाग्यवती 
अम्वा कुक्षेः पुत्ररत्नमजीजनत्‌ ॥ तस्याभिधानं शतपदचक्रानुसारेण पूर्वाषाढ़ातृतीयचरणे 
“क” काराक्षरे अकारस्वरे फतहसिह इति प्रतिष्ठितम्‌ । अस्य राशिः धनुः। 
स्वामी गुरुः । क्षत्रिय वर्णः । चतुष्पद वश्धः, मर्कट योनिः मनुष्य गणः । मध्य नाड़ी । 
इत्यादि विवाहादो विचारणीयम्‌ । अयं च कुलदेव्याः प्रसादात्‌ दीर्घायुर्भूयात्‌ । 


दूसरा प्रकार टिप्पणी (जन्म पत्री ) लिखने का 
श्रीगणेशाय नमः 
श्रीसरस्वत्यै नमः 
स जयति सिंघुरवदनो देवो, यत्पादर्पकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां, राशि नाशयति विध्तानाम्‌ ॥ 


२३२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


आदित्याद्या ग्रहाः सर्वे सनक्षत्राः सराशयः। 
आयुः कुर्वंतु ते सर्वे यस्यंषा जन्मपत्रिका ॥। 


अथास्मिन्‌ श्रोमन्नूपतिविक्रमादित्यराज्योदयात्‌ गताव्दाः श्री सम्वत्‌ १९९५ शाके 
१८६० ॥ श्रो सूर्थे दक्षिगायने ॥ शरद्‌ ऋतौ ॥ मासानामुत्तमे आश्विनमासे ॥ शुभे 
शुक्लपक्षे ॥ तियौ नवम्याँ ॥ रविवासरे। घट्यादि ६०।०॥ पूर्वाषाढानक्षत्रे घट्यादि 
२७।४५॥ शोमननामयोगे घट्यादि ३।४६॥ तदनन्तरम्‌  अतिगंडनामयोगे ॥ 
बालवकरणे २६।१॥ एवं पंचांगशुद्धावद्यदिने श्रीसूर्योदयादिष्टघट्यादि ९।४५॥। 
तत्समये वुश्चिकलग्नोदये श्रीठाकुरनाथूरामसिहजी तस्य गृहे सौभाग्यवत्या भार्यायाः 
कुक्षौ पुत्ररत्नमजीजनत्‌ ॥ पूर्वाषाढ़ानक्षत्रस्य भुक्तक्षंघट्यादि ४८1१२ ॥ भोग्यक्षंघ- 
ट्यादि १०० ॥ सर्वेक्षेपट्यादि ६६।१२॥ अतः पूर्वाषाढ़ानक्षत्रस्य तृतीयचरणे 
जातत्वातू अबकहड़ाचक्रानुसारेण चि० फतेहसिह नाम प्रतिष्ठितम्‌ ॥ सच देवह्विज- 
प्रसादाद्‌ दीर्घायुभवतु ॥ घन-राशिः ॥ क्षत्रिय-वर्ण; ॥ चतुऽ्पद वश्यः ॥ मकंट-्योतिः। 
मनुष्य गणः ॥ मध्य नाड़ी ॥ एतद्विवाहादो विचारणीयम्‌ ॥ वृश्चिकरूग्नगतांशाः 
७॥ कन्याकंगतांशाः १५॥ इयं जन्मपत्रिका जबछपुरस्य क्मवीरपंचा ङ्गानुसा रेण 
निमिता ॥ आांग्लमतानुसारेण जन्मसमय १० वादने दिने दिनांक २१०१९३८ ईसवी 
॥ शुभमस्तु ॥ 


अथ जन्मांगचक्रमिदम्‌ चन्द्रांगचक्रम्‌ 


कुण्डली के प्रकार 


कुण्डली कई प्रकार की बनाई जाती हैं। उनके बनाने की भिन्न 
` बताई जाती हैं । ने की भिन्न २ रीतियाँ आगे 


संक्षिप्त जन्मपत्री बनाना : २३३ 


भिन्न-भिन्न प्रकार की कुण्डलियाँ। 


कुण्डली क्रम (१) , 


२३४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 
कुण्डली क्रम (७) 


ये जितनी कुण्डलियाँ बनाई गई हैं, सब एक ही प्रकार की हैं, परन्तु उनके 
आकार भिम्न -भिन्न प्रकार के बनाये गये हँ। ज्योतिषी लोग शोभा के लिए इसी 
प्रकार की अनेक रूप की सुन्दर कुंडलियाँ जन्मपत्री में बनाते हैं। उनमें रंग भी भर 
देते हैं । 


इन सब कुंडरियों में क्रम एक ही प्रकार का है । अर्थात्‌ ऊपर लग्न से आरम्भ 
कर बाई ओर से क्रमानुसार राशियाँ स्थापित की जाती है। परन्तु इस प्रकार की 
कुंडली में इनके भाव स्थिर हैं केवल राशियाँ चलायमान हैं। देखो छग्नकुण्डली क्रम १ 
से ७ तक | 


परन्तु भारतवर्ष में इन कुण्डलियों के आकार के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न प्रकार से 
कुण्डलियाँ कई स्थानों में वनाई जाती हैं और उनके बनाने की पद्धति भी भिन्न-भिन्न 
हैं। इस कारण उनका वर्णन कर देना यहाँ आवश्यक है जिससे इस प्रकार की कोई 
कुण्डली मिळने पर नवीन विद्यार्थी को समझने में कोई अड्चन न हो। 


ग्रह कुण्डली क्रम (९) 


18 


(3: 


संक्षिप्त जन्मपत्रो बनाना : १३% 


लग्न कुण्डली क्रम (१) 


केशव दैवज्ञ की जातकपद्धति (केशव जातक) में राशि को स्थिर मानकर कुंडली 
बनाई गई है और उसमें भाव चलित बताये गये हा 


यहाँ जिस प्रकार राशि कुण्डली ८ बनाई गई है, उसी के अनुसार राशियाँ सदा 
स्थिर मानी गई हैं। जैसे दशम स्थान में सदा दशवीं मकर राशि और लग्न में सदा 
पहिली मेष राशि रहती है, ऐसा मानकर कुण्डली बनाई जाती है । इसमें राशियों के 
अंक नहीं लिखे जाते केवल ग्रह जिस राशि में हो उस राशि के स्थान में लिख दिये 
जाते हैं, और जहाँ लग्न होती है लग्न लिख दी जाती है जैसे ग्रह कुण्डली क्रम (९) 
में पूवे लिखित लग्न कुण्डली क्रम ( १ ) के अनुसार ग्रह भर दिये गये हैं । इसमें 
राशि के अंक लिखने की आवश्यकता नहीं रहती । लग्न कुण्डली क्रम (१) और कुंडली 
क्रम (९) से मिलान करो । उसमें कितना अन्तर दिखाई देता है और नवीन विद्यार्थी 
को कुण्डली क्रम (९) अटपटी जान पड़ेगी । 


दक्षिण में कुण्डली बनाने की भिन्न पद्धति है । उसमें राशि को स्थिर तो माना है 
परन्तु उसका क्रम उलटा है । जैसे उपयुक्त कुण्डली में अंक ऊपर से लिखना आरम्भ ) 
होकर बाई ओर से क्रमानुसार लिखे गये हैं, परन्तु यहाँ विरुद्ध क्रम से अर्थात्‌ दाहिनी 
ओर से क्रमानुसार राशि के अंक स्थापित किये जाते हैं । इसमें राशियाँ स्थिर और ) 
भाव चलित माने गये हैं । और जहाँ लर्न हो वहां लग्न लिख दिया जाता है। यहाँ 
नीचे दी हुई कुण्डली देखने से सब समझ में आ जायगा । 


२३६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


स्थिर राशि कुण्डली ग्रह कुण्डली ग्रह कुण्डली 
क्रम १० करम ११ क्रम १२ 


५-->>>_| >>> >>. 


पनी 


धन [वि | दुरा [क्या |¢ चं. | त | ७ विश्चि | | ज | BE जरा 


इसमें जहाँ लग्न लिखा है उसके आगे भाव गिना जाता है । जैसे लग्न में वृश्चिक 
का राहु है, धन भाव में धन राशि का चन्द्र है इत्यादि प्रकार से कुण्डली कम ११ में 
भाव समझना । परन्तु जो कुण्डली (११) में समझाने के लिए राशि के अंक दिये हैं 
वे नहीं रहते । केवल कुण्डली क्रम (१२) के अनुसार लग्न-कुण्डली में ग्रह बता दिये 
जाते हैं । 

पाश्चात्य पद्धति से कुप्डली इस प्रकार बनती है कि कुण्डली में दशम भाव ऊपर 
रहता है, चतुर्थ भाव नीचे रहता है, बाई ओर लग्न का स्थान ( पूर्वे ) और दाहिनी 
ओर अस्त (पश्चिम) स्थान रहता है। इसमें भाव स्थिर और राशियाँ चलायमान 
बतलाते हैं । 
पाश्चात्य पद्धति से कुण्डली क्रम (१३) कुण्डली क्रम (१४ 


०० 


भाव स्थिर है इस कारण भाव में जिन-जिन राशियों के जितने २ अंश हीते हैं 
भाव स्थान में लिख दिये जाते हैं और जो ग्रह जितने अंश पर होता है उसके नीचे 
'लिख दिया जाता है । बीच में जन्म समय स्थान आदि लिखा रहता है । देखो कुंडली 
क्रम १३॥ 2 


रः 


संक्षिप्त जन्मपत्री बनाना : २३७: 


इसी कुण्डली को कुण्डली क्रम ( १ ) सरीखा भी बनते हैं, जिसमें कि लग्न के 
स्थान में दशम स्थान ऊपर रखते हैं जैसा कि कुण्डली क्रम १४ में बताया गया है । 
देखो कुण्डली क्रम (१४) । 


जन्म पत्रिका 


यहाँ विद्यार्थियों को केवल टिप्पणी (संक्षिप्त जन्मकुण्डली) बनाना बताया गया 
है । पूरी जन्मपत्रिका बनाने में बहुत गणित करना पड़ता है । 


जन्मपत्रिका बनाने के लिये जन्म के स्टेन्डर्ड टाइम (घड़ी के समय) को स्थानिक 
समय बनाकर, काल समीकरण के अनुसार उसका संस्कार कर शुद्ध इष्ट काळ बनाया 
जाता है। जिस पर से जन्म पत्रिका का सम्पूर्ण गणित होता है, इस पर से प्रत्येक 
ग्रहों की गति के अनुसार चालन बनाकर ग्रह स्पष्ट किया जाता है । फिर अपने स्थान 
का अक्षांश निकाल कर उससे पलभा बनाकर चरखण्ड निकाल, लंकोदग्र में उसका 
संस्कार कर स्वोदय बनाया जाता है । अयनांश निकाल कर सूर्य स्पष्ट से सायन सूर्य 
बनाकर लंकोदय पर से दशम भाव निकाल कर, फिर सब भाव संधियां निकाल कर 
सम्गणं भाव स्पष्ट किया जाता है । फिर भाव का रूपात्मक भाव बल विश्वाबल चय 
क्षय फल निकाला जाता है। फिर भावकुण्डली बनाई जाती है और तात्कालिक एवं 
नैसर्गिक मैत्री पर से पंचधा मैत्री चक्र बनाया जाता है। होरा द्रेष्काण आदि कई 
प्रकार की वर्ग-कुण्डलियाँ बनाई जाती है । दशवर्ग चक्र बना कर उत्तम पारिजातक 
आदि संज्ञादर्शक चक्र बनाया जाता है। ग्रह पर ग्रहदृष्टि चक्र; भाव पर ग्रह-दूब्ट 
चक्र, शुभ अशुभ दृष्टि चक्र बनाया जाता है। ग्रह का और भाव का पृथक २ बल 
निकाल कर षडबल चक्र बनाया जाता है । इष्ट कष्ट, इष्ट बल, कष्ट बल,इष्ट दृष्टि, 
कष्ट दृष्टि, शुभ अशुभ चक्र, शुभ अशुभ पंक्ति आदि के कई चक्र बनाये जाते हैं । 
अष्टक वर्ग शुभ रेखा चक्र बना कर राशि पिंड ग्रह पिंड बना कर, अष्टक वग आयु 
साधन, व उसकी दशा अन्तर्देशा साधन का साधन किया जाता है ओर अंशायु, 
पिडायु, जीवशयोक्त आयु, मिश्रायु, आदि आवश्यक आयु, निकाल कर उसकी दशा 
अन्तदेशा आदि भी निकाली जाती है और विशोत्तरी, अष्टोत्तरी, योगिनी आदि दशा 
निकाल कर उनकी अन्तर्दशा विदशा आदि निकाल कर उनका समय निकाला जाता 
है । इस प्रकार जन्मपत्रिका में अनेक चक्र बनाये जाते हैं । 


इन सब विषयों को पृथक रूप से गणित खण्ड में प्रत्येक का उदाहरण देकर पुरी 
गणित क्रिया देकर पूर्ण रूप से समझाया गया है। जिसमें गणित करने की सम्पूर्ण 
रीतियाँ भी दी हैं और लग्नसारिणी, दशमसारिणी, दिनमानसारिणी आदि भिन्त 
सारिणियों भी बनाकर उनके बताने की रीति समझाई गई है, जिसके द्वारा बिना 
किसी सहायता के विद्यार्थी स्वयं जन्मपत्रिका बना सकेगा । 


२३८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


जब पंचाङ्ग न हो तो अद्गंग निकाल कर मत्यम ग्रह बताकर ग्रह स्पष्ट करने 
की सारिणियाँ और रीति भी उदाहरण सहित दे दी गई हैं, जिससे पत्रिका बनाने 
का कोई विषय शेष नहीं रह] जाता । पूरी जन्मपत्रिका बनाकर फिर उसका फल 
निकाला जाता है । 


७ 


अध्याय ४३ 


फलित सम्बन्धी स्थूल विचार 


ज्योतिष सम्बन्धी नियमों को समझाने के पश्चात्‌ पंचाङ्ग का ज्ञान, कुण्डली का 
निर्माण इत्यादि विषय समझाया जा चुका है । कुण्डली निर्माण के उपंरान्त प्रत्येक 
विद्यार्थी को यह उत्सुकता हृदय में होती है कि अब इसका फल जाने । गणित विषय 
जितना कठिन व सुक्ष्म है उतना ही कठिन व सूक्ष्म फलित विषय है । 

फलित विषय को उत्तमता तथा पूर्ण रूप से जानने के लिए ज्योतिष सम्बन्धी 
सम्पूर्ण गणित, ग्रहों का समावेश, स्थिति तथा देशकाल आदि सब ही वातों का जानना 
आवश्यक है । किन्तु जिस प्रकार इस ज्ञान खण्ड में स्थूल मान से ज्योतिष के 
प्रारम्भिक ज्ञान का प्रदर्शन किया गया है उसी प्रकार से स्थूल मान से फलादेश 
जानने के कुछ नियमों का उल्लेख आवश्यक समझ कर आगे वताया जायगा । साथ 
ही साथ गोचर ग्रह, अढेया शनि, साढ़े साती शनि, आयुर्दाय का स्थूल रूप से विचार 
मारकेश बिचार, विशोत्तरी दशा साधन आदि भी संक्षेप में बताया जायगा, जिसपे 
विद्यार्थी इस ओर रुचि बढ़ा कर उसका अभ्यास कर अनुमान प्राप्त करें । 


इन सब का उदाहरण देकर समझाने से पुस्तक का आकार बहुत बढ़ जाता, इस 
कारण यह सब संक्षिप्त में ही दिया है, क्योंकि इन सब विषयों का पृथक वर्णन फलित 
खंड में विस्तारपूर्वक होगा । 

बहुत लोग शंका करते हैं कि सूर्य की गरमी का प्रभाव एक ही स्थानपर एक ही 
समय एक सा ही पड़ना चाहिए, परन्तु फलादेश में भिन्न रूप से कंसे कहा जाता है। 

इसके समझाने को मध्याह्न के समय भिन्त २ प्रकार की धातुओं के बर्तन में 
बरावर २ पानी भर कर किसी निश्चित स्थान में निश्चित समय तक रखो । उपरांत 
देखने से प्रगट होगा कि किसी बर्तन के पानी मे गरमी ( टेंपरेचर ) अधिक होगी, 
किंसो में कम । मान लो ताबां, लोहा कांसा और पीतल ऐसे ४ प्रकार के भिन्न २ 
धातुओं के बर्तन में पानी रखा था । देखने से ज्ञात हुआ कि तांबे के बर्तन का पानी 
अधिक उष्ण होगा, फिर लोहे का, पीतल का और सबसे अल्प उष्णता का प्रभाव 


` फलित सम्बन्धी स्थूल विचार : २३९ 


कांसे के बर्तन पर पड़ा यह भिन्न भिन्न प्रकार की धातुओं के कारण हुआ । जिसमें 
दाहक शक्ति अधिक होगी उसमें गरमी का प्रभाव शीघ्र पड़ेगा और जिसमें अल्प 
होगी उसमें अल्प प्रभाव पड़ेगा । 

ठीक उसी प्रकार संसार के समस्त जड़ और चैतन्य पदार्थ मनुष्य आदि सब ही 
पर सब ग्रहों का प्रभाव भिन्न २ रूप से पड़ता रहता है । जिस वस्तु पर प्रभाव पड़ 
रहा है उसकी स्थिति पात्र के समान समझनी चाहिए । 

इस प्रकार जो जिस लग्न और ग्रह स्थिति में और जिस स्थान में उत्पन्न हुआ 
है उसीके अनुसार उसकी प्रकृति बन जाती है और उसी प्रकृति के अनुसार भिन्न २ 
मनुष्यों पर भिन्न २ प्रभाव ग्रहों का पड़ता रहता है । 

फलादेश कहते समय आगे बताई हुई बातों का विचार करना चाहिए और अपनी 
कल्पना शक्ति का उपयोग कर भिन्न २ फलों को तौल कर और विचार कर फल 
कहना चाहिए । ओर उसका अभ्यास करते-करते अनुभव बढ़ाना चाहिए, क्‍योंकि 
अनुभव से ही ज्ञान वढ़ता है । 

फलित का स्थूल ज्ञान होने की सामग्री आगे दी है । 

फलित का विचार इन रोतियों से किया जाता है :-- 

८ गोचर से--केवळ जन्म राशि पर से पंचाङ्ग में दिये हुए ग्रहों की स्थिति पर 
से प्रत्मेक मास या पक्ष आदि का फल जाना जाता है 

१ जन्म कुण्डली से --जन्म कुण्डली देख कर ग्रहों की स्थिति के अनुसार, ग्रह 
फळ, भाव फल, दृष्टि फल, योग फल आदि का पूर्ण विचार कर फळ कहा जाता है । 

३ वर्षफल--जन्म कुंडली पर से प्रत्येक वर्ष की, वर्ष कुण्डली वनाकर ओर उस 
के भीतर प्रत्येक मास की या यदि आवश्यकता हुई तो प्रत्येक दिन की भी कुण्डली 
वनाकर वर्ण, मास या प्रतिदिन का फल जाना जा सकता है 

४ प्रश्‍नकुण्डली--किसी भी समय जब कोई प्रश्‍नकर्ता किसी विषय पर प्रश्‍न करता 
है और उसका उत्तर चाहता है तो उस समय जो लग्न होगी, उत्त पर से प्रश्न कुण्डली 
बनाकर उक्ष कुण्डली पर से उस विषय का पूरा निर्णय किया जाता है । 

फल का समय--किसी विशेष फळ का समय जानने को भिन्न प्रकार की 
दशाओं का साधन किया जाता है और उस ग्रह की दशा अन्तदंशा या विदशा किस 
समय तक रहेगी गणित से निकाला जाता है। जिससे ठीक तिथि फल की जानी जा 
सकती है । 

किसी ग्रह की दशा का जो समय है उसके विभाग करने से अन्तर्दशा का समय 
निकलता है और अन्तर्दशा के समय का विभाग करने से विदशा का समय निकलता 
है । इस प्रकार फल का सूक्ष्म समय निकाला जा सकता है। 

फन्न कहने के लिये इन बातों का जानना आवश्यक है 

(१ ) शुद्ध इष्ट काल परसे बनाई हुई कुण्डली । ४ छ 

(२) यह देखता कि कुण्डली में कौन ग्रह किस किस स्थान में हैं । 


| २४० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


“ (३) भाव में जो राशि है उसका स्वामी कौन ग्रह है। अर्थात्‌ ग्रहों का 

स्वस्थान सबसे पहिले जानना चाहिए । 

( ४ ) ग्रहों के उच्च नीच स्थान, मल त्रिकोण स्थानों का विचार कर देखना कि 
कोई ग्रह इन अधिकारों में है वया ? 

(५) अहों की नंसगिक तात्कालिक और पंचधा मैत्री का विचार कर ग्रहों का 
परस्पर मैत्री सम्बन्ध देखना । 

( ६ ) ग्रह की दृष्टि प्रत्येक ग्रह ओर भोव पर विचार कर उसका दृष्टि द्वारा 
सम्बन्ध का विचार करना । 

(७ ) ग्रह गुण धर्म, राशि गुण धर्मं और नक्षत्र गुणधम पर विचार करना । 
) (०) ग्रहों के अस्त वक्री मार्गी पर विचार । 


(९) भिन्न-भिन्न भाव के पृथक नाम और सामूहिक रूप से उनका नाम जो 
हो, उनमें ग्रहों का विचार । 

( १० ) प्रत्येक भाव से क्या क्या विचार किया जा सकता है, इसको जान कर 
विचारणीय विषय का भाव खोजना । 

( ११ ) विचारणीय भाव का स्वामी कौन ग्रह है और किस स्थान में है ? जहां 
भाव स्वामी है उसके भाव से मंत्री सम्बन्ध का विचार करना । 

( १२ ) विचारणीय भावपर भावेश या और किन ग्रहों की दृष्टि है ! इन बातों 
के विचारने का प्रारम्भिक ज्ञान करा दिया गया है, परन्तु इसके अतिरिक्त फल 
विचारने के लिए और अनेक बातों को जानने की आवश्यक्ता है जिनको जानने पर 
फल कह सकते हैं । 

(१) ग्रहों की भिन्त-भिन्न प्रकार की अवस्थाऐ और उनका फल । 

(२) प्रहों के भिन्न-भिन्न राशियों में रहने का फल । 

(३ ) भाव में भिन्न-भिन्न राशियों के रहने का फल । 

( ४ ) प्रत्येक भाव के अनुसार प्रत्येक ग्रह का फल । 

( ५ ) भाव स्वामी के भिन्न-भिन्न स्थानों में रहने का फल । 

( ६ ) ग्रहों की मैत्री के अनुसार फल । 

( ७ ) ग्रहों की ग्रहों पर दृष्टि के अनुसार फल । 

( = ) प्रत्येक भाव पर पृथक पृथक ग्रहों की दृष्टि का फल । 

( ९ ) भाव में एक से अधिक ग्रह रहने का पृथक पृथक फल । 

( १० ) कारक ग्रह, मारक ग्रह, अरिष्ट योग, अरिष्ट भंग योग आदि का ज्ञान । 

( ११ ) ग्रहों के विशेष योग--जैसे अल्पायु योग, दीर्घायु योग, मृत्यु योग, राज 
योग, राजभंग योग, राज दंड योग, धन योग, दारिद्रय योग, अन्धा काना लंगड़ा 

आदि होने के विशेषण योग और नाभस आदि अनेक योगों का विचार कर देखना कि 
कुण्डली में कोन कोन योग पड़े हैं और उनका क्या फळ होता है। 


फलित सम्बन्धी स्थूल विचार : २४१ 


(१२ ) ग्रह की विशेष परिस्थिति के अनुसार फल का विचार । 

(१३) जन्म समय का सम्बत, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन आदि अनेक बातों 
के विचार से भिन्न-भिन्न फल । 

(१४) चन्द्र की राशि, नक्षत्र, चरण आदि के विचार के विशेष फछ जानना। 

( १५ ) लग्न और लग्नेश के विचार से विशेष फल जानना । 

(१६ आयुर्दाय का ज्ञान । 

इत्यादि अनेक वातों का विचार कर ग्रह और भाव के बलावल और परिस्थिति 
विचार कर देश, काल, आयु, प्रथा आदि पर विचार करते हुए फल कहना पड़ता है । 
फिर उनकी दशा निकाल कर वह फल होने का समय निश्चित किया जाता है । 


फल कहने के लिए विचार-- 

जिस सम्वन्ध का फल विचार करना है उसके लिये देखो वह फल किस भाव से 
सम्बन्ध रखता है । जँसे सन्तान का विचार करना है तो पंचम भाव से उसका 
विचार होगा क्योकि पंचम भाव का नाम सुत भाव है । संतान विचारने के लिए मुख्य 
भाव तो पंचम है। परन्तु और भी भाव हैं जिनसे संतान का विचार होता है । इस 
प्रकार देखना कि उस भाव का विचार और कौन कौन भाव से सम्वन्ध रखता है । 
जिस भाव के सम्बन्ध से विचार करना है उस भाव के सम्बन्ध से इन बातों दा 
विचार करना पड़ता है-- 


(१) आव का कितना बळ है? 

(२) भाव में कोई ग्रह है या नहीं । 

(३ ) भाव में शुभ या अशुभ ग्रह है । 

(४ ) भाव में लग्नेश है क्या ? 

(५) भाव में कोई ग्रह हो तो उस भाव का बलाबल उच्च-नीच आदि 
अधिकार का विचार । 

(६) भावस्थ ग्रह, त्रिकोण, केन्द्र, तरिक, आदि स्थानों के स्वामी होने का 
विचार । 

(७) भाव में कौन २ ग्रहों की दृष्टि है ओर द्रष्टा प्रह कंसा है। . 

( ८ ) भाव में अनेक ग्रहों का योग पर विचार । 

( ९ ) भाव भावेश युक्त या दृष्ट है ? 

( १० ) भावस्थ ग्रह और भावेश के योग दृष्टि मैत्री अदि सम्बन्ध का विचार । 

( ११ ) भाव, भावस्थ ग्रह और भावेश के सम्बन्ध से विशेष परिस्थिति ओर 
विशेष योगों पर विचार । 

( १२ ) भावेशों का परिवर्तन योग ( भावेश का परस्पर एक दूसरे के स्थान में 
होना ) । 

१६ | 


२४२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


(१३ ) भाव के कारण ग्रह की स्थिति और योग दृष्टि मैत्री आदि से भाव से 
सम्बन्ध होने का विचार । 
( १४ ) आयुर्दाय का विचार कर मारकेश का विचार । 
इन सब के बिचार करने के प्रथम भावस्थ ग्रह या भावेश की पूरी स्थिति इस 
अकार विचार कर लेनी चाहिए । 
( १ ) भावेश पाप या शुभ या मिश्र ग्रह है । 
(२ ) भावेश वक्री मार्गी अस्त आदि विचार से क्या है? 
( ३ ) भावेश के बलाबल का विचार । 
( ४ ) भावेश का उच्च, मूल त्रिकोण स्वगृही आदि अच्छे अधिकार पर विचार । 
( ५ ) भावेश का नीच शत्रु-गुही अस्त आदि बुरे अधिकार पर विचार । 
( ६ ) भावेश की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं पर विचार । 
(७ ) भावेश किसी ग्रह के साथ है या अकेला है । 
( ८ ) भावेश का शुभ ग्रह युक्त या दृष्ट होने से अच्छी स्थिति पर विचार । 
( ९ ) भावेश का अशुभ ग्रह युक्त या दृष्ट होने से बुरी स्थिति पर विचार । 
( १० ) भावेश का मित्र ग्रह युक्त या दुष्ट होने से बळ प्राप्त करने पर विचार | 
( ११ ) भावेश का शत्रु ग्रह युक्त या दुष्ट होने से निर्वलता आने पर विचार । 
( १२ ) भावेश केन्द्र कोण आदि शुभ स्थानों में होने से अच्छी स्थिति पर 
विचार । 
( १३ ) भावेश त्रिक ( ६-८-१२ ) स्थानों में होने या इनके स्वामी होने आदि 
की बुरी स्थिति पर विचार । 
( १४ ) भावेश का केन्द्र त्रिकोण स्वामियों के साथ रहने से अच्छी स्थिति पर 
विचार | 
(१५ ) भावेश का त्रिकेश के साथ रहने से बुरी स्थिति पर विचार । 
( १६ ) भावेश के वर्ग के अनुसार शुभ या अशुभ वर्ग में होने का विचार । 
( १७ ) भावेश का नवांश में उच्च-नीच आदि स्थिति में होने पर विचार । 
( १८ ) भावेश शुभ या अशुभ स्थान है । 
इत्यादि बातों का विचार कर ग्रहों की और भाव की पूरी स्थिति और सम्वन्ध 
आदि का विचार कर फल कहना पड़ता है । 


फलित विचार करने के लिए संक्षेप में कुछ साधारण विचार : २४३ 
अध्याय ४४ 
फलित बिचार करने के लिये संक्षेप में कुछ साधारण नियम 


(१) नीच का ग्रह अशुभ होता है जैसे मकर का गुरु। 

( २) उच्च का ग्रह (जैसे मेष का सूर्य)-शुभ फल देता हे, फल में बृद्धि करता है । 

( ३ ) परमोच्च ग्रह (जसे गुर ककं के ५° पर हो तो)=भाव फल उत्तम देता है। 

(४ ) मूल त्रिकोण में ग्रह (जैसे शुक्र १२० पर)=यह उच्च से अधिकार में कुछ 
कम है, परन्तु उच्च के सदृश ही शुभ फल देता है। 

( ५ ) स्वक्षेत्री ग्रह (जैसे मिथुन का वुध)=फल को वृद्धि करता है । शुभ सदृश 
फल देता है । इसका फल मूल त्रिकोण से कुछ हल्का है । 

(६ ) मित्र क्षेत्री ग्रह ( जैसे मेष का सूर्य )=फल वृद्धि करता है, अशुभ फल 
कम देता है । 

( ७) अधिमित्र गृही ग्रह-शुभ फल दायक होता है ( पंचधा मैत्री के अनुसार 
अधि मित्र लेना ) । 

( ८ ) उच्च या मित्र, या बलवान ग्रह से युक्त या दृष्ट ग्रह=शुभ होता है। जैसे 
मीन का शुक्र उच्च का होता है, यह बुध के साथ चतुर्थ भाव में हो तो बुध अच्छा 
फल देगा । या वुध चतुर्थं में हो उस पर दसम भाव से उसका मित्र शुक्र पूर्ण दृष्टि से 
देखता हो तो शुभ है । 

(९) सम क्षेत्री ग्रह ( जसे शनि की राशि मकर में बैठा मंगल )=सम फल 
देता है 

(१० ) शत्रु क्षेत्री ग्रह=(जँसे बुध चंद्र के स्थान ककं में हो)=अशुभ और हानि 
कारक होता है। 

( ११ ) ग्रह नीच का होकर शत्रु क्षेत्री भी होन्तो उस भाव का फल नाश 
करता है । जैसे तुला का नीच सूर्यं अपने शत्रु शनि की राशि ११ में बेठा हो । 

( १२) मित्र राशि या उच्च राशि में स्थित पाप ग्रह भी=शुभ हो जाता 
है। जैसे मकर का मंगल जो उच्च का है या सिंह का मंगल अपने मित्र सूर्य के 
घर का । 

(१३ ) शुभ ग्रह यदि नीच या शत्रु गृही या अस्त हो तो बुरा फल देता है। 
जैसे नीच मकर का गुरु या शत्रु स्थानी मिथुन का गुरु या अस्त सूर्य के साथ गुरु । 

(१४) पाप ग्रह नीच का सब फल नाश करता है जैसे कर्क का मंगल । 

( १५ ) अस्त ग्रह ( जो सूर्यं के साथ रहने से अस्त हो.)=अशुभ है बुरा फल 
देता है। 


>. वक 
BST 
(५ ॥ 1 


२४४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


( १६ ) शुभ ग्रह उदय हो (अस्त न हो) और वक्री हो और निर्मल कांति हो 
अर्थात्‌ देखने में प्रकाशवान दिखे तो अच्छा फल देता है । 

( १७ ) पाप ग्रह वक्री हो तो अशुभ है ! 

( १८ ) पाप ग्रह युक्त या भाव स्वामी के शत्रु से युक्त या दृष्ट ग्रह अनिष्ट 
फल देता है । जैसे चतुर्थ में वृश्चिक का बुध पाप प्रह राहु से युक्त हो तो पाप युक्त 

होने से बुध बुरा हुआ । यदि दशम स्थान में वृष का राहु है जो चतुर्थेश मंगळ का 
शत्रु है तो बुध पर राहु की दृष्टि पड़ने से बुरा फल देगा । 

(१९ ) शुभ ग्रह जैसे शुभ या अशुभ स्थान में हो उसके शुभ या अशुभ फल को 
बढ़ाते हैं । 

पाप ग्रह अच्छे ओर बुरे दोनों प्रकार के फलों को घटाते हैं। इसलिए शुभ ग्रह 
शुभ स्थान में अति शुभ और अशुभ ग्रह अशुभ स्थान में हो तो उसके अशुभ फल 
को कम करने के कारण अच्छे होते हैं और अशुभ ग्रह शुभ घर में वेठ कर उसके 
शुभ प्रभाव को घटाने के कारण हानिकारक होते हैं । 

( २० ) शुभ स्थान-१, ४, १०, ५, ९, ११ भाव । सदा अशुभ स्थान=६, ८, 
१२ अशुभ स्थान=र और ७ घर मारक स्थान हैं । इनमें अशुभ ग्रह हों तो ये अशुभ 
होते हैं । परन्तु इनमें शुभ ग्रह हो तो समान भाव हो जाता है । 

सम स्थान=३ भाव (यह न शुभ है और न अशुभ है ) । 

( २१ ) ग्रह जिस स्थान को देखता है उसके बल को बढ़ाता है । यदि भाव स्वामी 
होकर उस भाव को देखे तो अच्छा फल देता है । जैसे लाभ स्थान में मिथुन का गुरु 
पंचम भाव अपने स्वस्थान ( धन राशि ) को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो पंचम भाव 
का फल अच्छा होगा । 

(२२ ) बुरे भी ग्रह हों परन्तु अच्छे घर में हों जैसे त्रिकोण, केन्द्र या लाभ में 
तो अच्छा फल देते हैं। जैसे सूर्य पाप ग्रह है परन्तु दशम ( केन्द्र ) स्थान में अच्छा 
होता है । 

( २३ ) शुभ ग्रह केन्द्र या त्रिकोण में हों तो अच्छा फल देते हैं । 

ई २४) ग्रह जो ३, ६, ११ या, २, ७, ८ भाव के स्वामी न हों तो शुभ फल 
। 
हक २५ ) ग्रह जो एक दूसरे से १-१२ भाव में या ६-८ घर में हों तो बुरा प्रभाव 
करते हैं । 

अर्थात्‌ एक ग्रह दूसरे भाव में हो और दूसरा उससे वारहवें भाव में हो तो 
उसका सम्बन्ध बुरा है। या एक छठ दूसरा वहाँ से आठवें स्थान में हो तो उनका 
सम्बन्ध बुरा होता है । जैसे लग्न में मंगल है और छठ स्थान में शनि है तो ये एक 
दूसरे से ६-८ स्थान में हुए। मंगल पूर्ण दृष्टि से शनि को देखता है तो दृष्टि द्वारा 


सम्बन्ध हो गया यह बुरा है । 


'फलित विचार करने के लिए संक्षेप में कुछ साधारण नियम : २४५ 


( २६ ) भाव में पाप ग्रह हों या उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उस भाव 
की वृद्धि होती है । जैसे पंचम भाव में शुक्र शुभ ग्रह हो या उसकी दृष्टि होतो 
अच्छा है। 

(२७) भाव में पाप ग्रह हो या उस पर पाप दृष्टि हो तो बुरा फल देता है । 
जैसे चतुर्थ में शनि हो उसकी दृष्टि हो तो बुरा है। 

( २८ ) यदि भाव में शुभ और अशुभ ग्रह दोनों हों तो मिश्रित फल होगा । 
या भाव पर शुभ और अशुभ दोनों की दृष्टि हो तो मिश्रित फल होगा । 

( २९ ) जिस भाव में नीच या शत्रुक्षेत्री ग्रह हों उस भाव की हानि करते हैं । 
यदि स्वक्षेत्री; मूलत्रिकोण, उच्च के या मित्रक्षेत्री ग्रह हों तो वह भाव शुभ फल 
देता है। 

(३० ) भाव, शुभ ग्रह या भावेश युक्त यां दृष्ट हो और पापयृक्त या दृष्ट न 
न हो तो शुभ फल होता है। 

यदि पाप युक्त या दृष्ट होने से शुभ फल देने वाले भी बुरे हो जाते हैं । और 
शुभ युक्त या दृष्ट होने से अशुभ फल देने वाले भी अच्छे हो जाते है । 

( ३१ ) भाव में, भाव स्वामी के अतिरिक्त यदि शुभ ग्रह अस्त, नीच या शत्रु 
स्थानी हो तो अच्छा फल नहीं देता । | 

यदि पाप ग्रह अस्त नीच या शत्रुस्थानी हो तो भाव फल को पूर्ण नाश कर 
देता है। 

(३२) भाव में शुभ स्थान का स्वामी हो या उसको दृष्टि हो और वह भाव 
दुष्ट ग्रह या दुष्ट भावेश के साथ न हो या इनकी दृष्टि न हो तो अच्छा फल 
देता है। 

( ३३) बुरे या भले भाव किसी ग्रह से युक्त या दुष्ट न हों तो मध्यम फल 
देते हैं । 

( ३४ ) जिस भाव में छग्नेश हो उस भाव की उन्नति होतो है। 

( ३५ ) भावेश-मित्र गृही, स्वगृही, मूलत्रिकोण या उच्च का हो तो अच्छा 
फल देता है । पु 

यदि अष्टम में या अस्त या शत्रु या नीच राशि में हो और शुभ ग्रह युक्त या 
दृष्ट न हो तो भाव फल नाश हो जाता है । 

( ३६ ) भावेश, पाप ग्रह भी हो परन्तु नीच, अस्त या शत्रुगृही न हो तो ऐसे 
भावेश से युक्त या दृष्ट भाव बुरा नहीं होता । 

( ३७) भावेश अपनी राशि में उच्च का हो परन्तु नवांश में नीच का हो तो 
अच्छा फल नहीं देता । 

इसी प्रकार अपनी नीच राशि में होकर अपने नवांश में उच्च राशि का हो जावे 
तो अच्छा फल देता है। 


२४६ : सचित्र ज्यो तष शिक्षा, प्रारम्मिक ज्ञान खण्ड 


जैसे मीन का शुक्र राशि में उच्च का है और अपने नवांश में कन्या राशि का 
अर्थात्‌ नीच का हो जावे तो अच्छा फल नहीं देगा । यदि राशि में कन्या ( नीच ) 
राशि का शुक्र हो परन्तु नवांश में मीन ( उच्च ) का हो जावे तो अच्छा फल देगा : 
(नवांश निकालना अन्त में बताया है) । 

(३८) भावेश अस्तंगत या नीच का हो तो केन्द्र या त्रिकोण में रहने पर भी 
शुभ फल विशेष रूप से नहीं देता, अड़चन और कष्ट के उपरान्त फल देता है । 

( ३९ ) किसी भाव का फल, पहिले भावेश से विचारना, क्योंकि भावेश, उस 
भाव का स्वामी है और भावस्यित ग्रह उस भाव रूपी घर का किरायेदार ठहरा । 
भाव में बैठा शुभ ग्रह उस भाव को बाहरी चमक-दमक अवश्य देता है, परन्तु भावेश 
के बुरे होने पर भाव से उत्पन्न फल को प्राप्ति में अड्चन होती है । इस कारण 
भावस्थ ग्रह से भावेश प्रबल है। 

( ४० ) भावेश, लग्न से केन्द्र या त्रिकोण या लाभ में हो तो वह भाव फल की 
वृद्धि करता है । 

(४१) ३, ६, ८ या ११ भाव के स्वामी जिस आव में हों, बुरे होते हैं । ५ 
और ९ भाव के स्वामी अच्छे होते हैं । 

केन्द्र स्थानों के स्वामी यदि शुभ ग्रह हों तो बुरे फल देते हैं । 

केन्द्र स्थानों के स्वामी यदि पाप ग्रह हो तो अच्छे फल देते हैं । 

( ४२ ) लग्नेश जिस भावेश के साथ हो उस भाव के फल को वृद्धि करता है 
परन्तु लग्नेश यदि अष्टमेश के साथ हो तो उस भावको हानि करता है । लग्नेश जिस 
भाव में हो या जिस भाव स्वामी के साथ हो उस भाव का वह फल देगा, परन्तु भाव 
स्वामी बली हो तब अच्छा फल देगा. यदि बलहीन हो तो दुःख देगा । 

( ४३ ) लग्नेश यदि अष्टश मे भी हो जाय तो शुभ समझा जाता है 

( ४४ ) लग्नेश ६, ८, १२ भाव के स्वामियों के साथ हो तो बुरा है । लग्नेश 
जहाँ है उस भाव का स्वामी ६, ८, १२ भाव में हो तो बुरा है । 

( ४५ ) लग्नेश अष्टम में हो परन्तु शुभ दृष्टि हो तो बुरा फल नहीं देता । 

(४६ ) लग्नेश जिस ग्रह से युक्त या दृष्ट है उस ग्रह का स्वस्थान क्या है मालुम 
करो, लग्नेश के प्रभाव से उसी स्थान के फल में वृद्धि होगी, जैसे नवम स्थान में 

लग्नेश बुध कुम्भ राशि का है वह चन्द्र से युक्‍त है, चन्द्र का स्वस्थान कक हैं, जो 
घन भाव में हैं तो बुध लग्नेश के प्रभाव से नस स्थान की वृद्धि होगी । 

(४७ ) जिस भाव या भावेश या ग्रह के एक ओर पाप ग्रह हो और दूसरी 
ओर शुभ ग्रह हो तो मिश्रित फल देगा । यदि दोनों ओर शुभ ग्रह हैं तो शुभ फल 
देगा । यदि दोनों ओर पाप ग्रह हैं तो पाप ग्रहों से विरा रहने के कारण बुरा फल 
देगा ५ जेसे तीसरा भाव लो, इसके एक ओर दूसरे भाव में मंगल हो ओर चोथे 
आव में शनि हो तो यह भाव दोनों ओर पाप ग्रहों से घिर जाने के कारण बुरा 


फलित विचार करने के लिए संक्षेप में कुछ साधारण नियम : २४७ 


है। यदि दूसरे भाव में गुरु है और चौथे भाव में शक्र हो तो यह शुभ ग्रहों से घिरा 
होने के कारण अच्छा है | यदि दूसरे भाव में शनि और चोथे भाव में गुरु हो तो एक 
ओर शुभ और दूसरी ओर अशुभ से घिरा होने के कारण भिश्चित फल देगा । 

( ४८ ) यदि कोई भाव स्वामी पाप ग्रह हो और तीसरे घर में पड़ जाय तो 
अच्छा फल देगा। परन्तु शुभ ग्रह तीसरे घर में पड़ जाय तो मध्यम फल देता है। 

( ४९ ) त्रिषडाय ( ३, ६, ११ भाव ) ये अशुभ स्थान कहलाते हैं,क्योंकि इनके 
स्वामी शुभ ग्रह हों तो बुरे होते हैं ओर पाप ग्रह हों तो शुभ फल देते हैं । 

( ५० ) निक स्थान ( ६-८-१२ भाव )=दुष्ट स्थान है, शुभ ग्रह त्रिक में उस 
भाव के फल की हानि करते हैं और पापग्रह उस भाव की वृद्धि की हानि करते हैं । 

( ५१ ) किसी भाव का स्वामी त्रिक में हो या मिकेश जिस भाव में हो उस 
भाव के फल का नाश होता है । परन्तु शुभ ग्रह उसे देखता हो तो शुभ हो जाता है । 
जिस भाव का स्वामी त्रिक में हो वह उस भाव के अच्छे फल को बुरा और बुरे फल 
को अच्छा करता है । 

(५२ ) कोई भाव स्वामी जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी यदि दुष्ट 
स्थान में हो तो उस भाव की सब बातों में बुरा फल देगा । 

( ५३ ) कोई दुष्ट स्थान (त्रिक) का स्वामी अपने स्वस्थान में हो और उसका 
यदि दूसरा भी स्वस्थान हो जो दुष्ट भाव में पड़ता हो तो वह दुष्ट स्थान का भी 
स्वामी कहलायगा, परन्तु उस दुष्ट स्थान का फल न देगा, अपने ही स्थान का जहाँ 
पर वह है, फल देगा । जैप्ते लाभ स्थान में मेष का मंगल स्वस्थानी है, इसका दूसरा 
स्वस्थान वृश्चिक छठे घर में पड़ने से ण्ह मंगल षष्टेश भी हुआ, परन्तु उसका हानि 
कारक फल न देगा, लाभ स्थान का ही फल देगा । 

( ५४ ) किसी भाव का स्वामी केन्द्र या त्रिकोण में हो तो अच्छा फल देगा। 

( ५५ ) केन्द्र में शुभ ग्रह हो यदि वे केन्द्र स्वामी न हों तो बहुत शुभ होते हैं । 
क्योंकि केन्द्र स्वामी शुभ ग्रह बुरा फल देता है और पाप ग्रह केन्द्रेश हो तो अच्छा 
फल देता है। 

( ५६ ) यदि पाप ग्रह केन्द्रेश होकर त्रिषडाय पति भी हो तो पाप कारक होते 
हैं। यदि पाप ग्रह केन्द्रेश होकर त्रिकोगेग भी हों तो शुभ फल देने में बलवान 
होते हैं । 

( ५७ ) चार शुभ ग्रहों में से केन्द्रेश होने पर कौन सब से व॒रा है इसका विचार- 
गुरु शुक्र में विशेष शुभता होने से विशेष बुरे है । 

बुध कमो पप ग्रह के साथ रह जति से पात्र ग्रह हो जाता है, इससे गुरु शुक्र की 
अपेक्षा बुध में अल्प दोष आता है । 

चन्द्रमा ये पूर्ण रहने से शुम है क्षीग होने से पाप हो जाता है, इससे बुध की 
अपेक्षा चन्द्र का दोष न्यून होता है । अर्थात्‌ सब शुभ ग्रहों में चन्द्रमा में बहुत कप 
बुरा फल होता है । 


२४८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


( ५८ ) जिकोण में लग्न भो छी जाती है। 
पंचम नवम भाव में चाहे शुभ या अशुभ ग्रह हों शुभ फल देते हैं । 

( ५९) उच्च का ग्रह त्रिकोण में बहुत अच्छा होता है, परन्तु नीच का ग्रह 
त्रिकोण में बुरा फल देता है। 

( ६० ) केन्द्र स्वामी का शुभ फल का परिणाम परिश्रम से होता है । परन्तु 
त्रिकोण में बुरा फल देता है । 

(६१) केन्द्रेश या जिकोणेश यदि त्रिक स्थान मों हो तो अपने सम्बन्ध वाले 
भाव में अशुभ प्रभाव डालते हैं । 

( ६२ ) कोई भावेश अपने भाव से केन्द्र या त्रिकोण में पड़े तो शुभ फल देता 
है। जैसे तृतीयेश बुध, तीसरे भाव से केन्द्र ( सप्तम ) में पड़े अर्थात तीसरे भाव से 
सातवाँ, नवम भाव आया तो यदि नवम भाव में तृतीयेश बुध पड़े तो शुभ फल 
देगा । 

( ६३ ) यदि केन्द्रेश त्रिकोणेश के साथ हो तो अच्छा है । यदि दूसर त्रिकोण 
के स्वामी से भी योग या दृष्टि द्वारा सम्बन्धित हो तो बहुत अच्छा फल देता है । 
जैसे वृष लग्न है, चतुर्थ में सिंह का सूर्यं और बुध हैं तो केन्द्रेश सूर्य है, त्रिकोणेश 
( पंचमेष ) बुध का यहाँ साथ हो गयां। तब दूसरा त्रिकोणेश ( नवमेश ) शनि है, 
यदि वह दशम स्थान में स्त्रस्थानी है, चतुर्थ के ग्रहों को देखता है तो अच्छा है । 

( ६४ ) दिर्दादश भाव (१-१२ भाव) विचार । 

धनेश और व्ययेश अपने स्वभाव अनुसार फल नहीं देते । ये जिस शुभ या अशुभ 
घर में रहते हैं या जिस शुभ या अशुभ भावेश के साथ रहते हैं या जिस स्थान के 
वे स्वामी हैं वहाँ जैसी शुभ या अशुभ राशि हो उसीके अनुसार शुभ या अशुभ फल 
देते हैं। अर्थात २ और १२ भाव के स्वामियो का स्वतः का कोई विशेष गुण दोष 
नहीं है, उनके गुण दोष विचारने को देओ क्रि इन भावेश की राशि का स्वामी किस 
भाव में है ये किस ग्रह के साथ है और ये भावेश किस भाव में पड़े हैं । इन तीनों 
रीति से इनका गुण दोष विचारना । अर्यात २-१२ भाव के स्वामी शुभस्थान में या 
शुभ युक्त हो तो शुभ हैं । यदि अशुभ स्थान ( ६-८-१२ भाव ) में या अशुभ युक्त 
हों तो अशुभ हैं । 

( ६५ ) छठा भाव यह ऋण रोग शत्रु का मूख्य स्थान है, ग्रदि पाप ग्रह इसमें 
हो तो उस भाव के बुरे फल को नष्ट करेगा अर्थात इनके नाश होने से वह सुखी 

होगा । यदि शुभ ग्रह हो तो इनको बढ़ने नहीं देंगा, परन्तु अधिक लाभ नहीं कर 
सकते । यदि छठे भाव का स्वामीअ पने घर षष्ठ में हों तो अच्छा समझा जाता है । 

( ६६ ) अष्टम भाव में सूर्य चन्द्रमा बलवान नहीं होते, परन्तु ये अष्टमेश हों 
तो जो) समझे जाते हैं। और अष्टमेश यदि लग्नेश भी हो तो वह अच्छा समझा 

जाता है। 


फलित विचार करने के लिए संक्षेप में कुछ साधारण नियम : २४९ 


अष्टमेश अशुभ है परन्तु यह त्रिकोणेश भी हो तो शुभ है । अष्टमेश त्रिषडाय 
का भी स्वामी हो तो अशुभ कारक है। अष्टम में शुभ ग्रह हो तो अशुभता कम हो 
जाती है और कुछ शुभ भी हो जाता है । जिस भाव में अष्टमेश हो उस भाव का 
नाश हो जाता है । 

( ६७ ) व्ययेश व्यय भाव में हो तो शुभ समझा जाता है । 

६८ ) पाप ग्रह १, ८, १२ भाव में बुरा फल करते हैं । क्षीण चन्द्र १, ६, ८, 
१२ भाव में अशुभ है । पाप ग्रह ३, ६, ११ भाव में अच्छे हैं । शुभ ग्रह सव स्थानों 
में अच्छा फल देते हूँ । गुरु शुक्र सदा शुभ हैं चाहे वे नीच के हों या ऐसों के साथ 
हों। परन्तु बुरी परिस्थिति में रहने के कारण उनकी भलाई करने की शक्ति घट 
जाती है। 

व्ययेश के विचार से स्थानों के स्वामियों की अच्छाई बुराई का विचार- 

किसी भी भाव के व्ययेश से उस भाव के स्वामी की स्थिति पर विचार । 

१ लग्तेश--यह धन भाव का व्ययेश हुआ, धन अपने तन की रक्षा के लिए व्यय 
कराने में, लग्नेश शुभ हुआ । 

२ द्वितीयेश--यह तृतीय भाव का व्ययेश हुआ । तृतीय भाव सहज पराक्रम और 
आयु का स्थान है । इस कारण इसके व्यय कारण होने से द्वितीयेश अशुभ और मारक 
कहलाता है । 

३ तृतीयेश--यह चतुर्य का व्ययेश हुआ । चतुर्थ से सुख आदि का विचार होता 
है । इससे तृतीयेश यह सुख का व्ययकारक होने से अशुभ होता है । 

४ चतुर्थेश--यह पंचम का व्ययेश हुआ । पंचम विद्या का स्थान है यदि वह 
पापी होकर विद्या का नाश करता है तो उचित ही है। यदि शुभ होकर विद्या का 
नाश करता है तो अनुचित है । इस कारण चतुर्थेश शुभ हो तो अशुभ और पाप ग्रह 
हो तो शुभ कारक कहा जाता है। 

५. पचमेश--यह षष्ठ भाव का व्ययेश हुआ । षष्ठ रोग, शत्रु आदि का स्थान 
है, उसका नाशक पंचमेश हुआ । इससे पंचमेश अच्छा कहा जाता है । 

६ षष्ठेश--यह सप्तम स्थान का व्ययेश हुआ । इस कारण सप्तम स्त्री का 
नाशक षष्ठेश हुआ । 

७ सप्तमेश--अष्टम का व्ययेश हुआ । अष्टम आयु का स्थान है जिसका नाशक 
सप्तमेश हुआ, जिससे सप्तमेश मारक कहलाया । 

८ अष्टमेश--प्रह नवम का व्ययेश हुआ । नवम भाग्य का स्थान है, जिसका 
व्ययकारक होने से अष्टमेश अशुभ हुआ । 

९ नवमेश --यह दशम भाव का व्ययेश है । दशम कमं स्थान अर्थात्‌ संसार का 
बन्धन है । इस कारण सांसारिक बन्धन अर्थात कर्मे का व्यय करने वाला होने के 
कारण नवमेश शुभ हुआ 1 


२५० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


१० दशमेश--यह लाभ स्थान का व्ययेश है । लाभ का व्यय अर्थात हानिकारक 
होने से यह अशुभ कहलाता है । 

दशमेश पाप ग्रह होकर अशुभत्व के फल का नाशक होने से शुभ समझा जाता 
है और शुभ ग्रह अशुभ बढ़ाने के कारण बुरा समझा जाता है । 

११ छाशेश--यह व्य्य का व्ययेश हुआ । व्यय का नाश करता है । खर्चे नहीं 
होने देने के कारण बुरा है, क्योंकि पैसा रहने पर भी व्यय नहीं करने दे तो आवश्यक 
सामग्री अन्न वस्त्र आदि प्राप्त करना कठिन हो जायगा । इससे लाभेश अशुभ कहा 
गया है । 

१२ व्ययेश--यह ळग्न का व्ययेश है । लग्न शरीर है उसका व्ययकारक होने से 
यह अशुभ हुआ । 

इससे प्रगट हुआ कि 

त्रिषडाय--( ३-६-११ ) भाव के स्वामी पापकारक होते हैं। 

त्रिकोण--( ५-९ ) भाव के स्वामी शुभ कारक होते हैं । 

केन्द्र के स्वामी -शुभ हों तो अशुभकारक होते हैं। और पाप हों तो शुभकारक 
होते हैं । 

२-८-१२ भाव के स्वामी--अपने साथी और स्थान. आदि के अनुसार फल देते 
हैं। २ और ७ भाव-मारक स्थान हैं-इनके स्वामी मारकेश. कहलाते हैं । 


अध्याय ४५ 
गोचर विचार 


गो का अथ है तारा ( नक्षत्र या ग्रह ) और चर अर्थात चलना । सुर्यादि नवग्रह 
प्रतिदिन दैनिक यति के प्रमाण से भ्रमण करते हैं, जिनकी साप्ताहिक या दैनिक स्थिति 
पंचांग मे दी रहती है. 

इन्हीं ग्रहों की ग्रति के अनुसार भिन्न भिन्न समय में भिन्न राशियों पर ग्रह सदा 
चलते रहते हैं और उस भ्रमण से जो प्रभाव भिन्न राशियों पर पड़ता है उसे गोचर 
फल कहते हैं । 

गोचर के अनुसार ग्रह का फल जानने की यह रीति है कि जन्म समय के चन्द्र 
की जो अपनी राशि हो, उसको प्रथम स्थान मान कर उसपर से प्रत्येक स्थान के फल 
का क्रमानुसार विचार होता है । उसी जन्म राशि को प्रथम स्थान मान कर उसपर 
अत्येक ग्रह का स्थान गिनकर जानना चाहिए । जैसे किसी की कुम्भ राशि है तो जब 


गोचर विचार : २११ 


कभी गोचर फल देखना हो तो पचांग में जो कुण्डली ग्रहस्थिति के अनुसार दो रहती 
है उस कुण्डली में जहाँ कुम्भ राशि दी हो उसे पहिला स्थान माने और उसके आगे 
के स्थानों की क्रमानुसार गणना करो । तन धन आदि द्वादश स्थान लग्न-कुण्डली में 
जैसे गिनते हैं उसी प्रकार यहाँ भी पहिले स्थान को तन स्थान समझ कर स्थानों की 
गणना करना । 


उदाहरण के लिए सम्वत्‌ २००२ आषाढ़ कृष्ण अमावस्या की कुंडली पंचांग से 
ली । जन्म राशि कुम्भ का विचार करना है । 

जन्म समय चन्द्र कुंभ राशि का था, इस कारण राशि कुंभ कहलाई । पंचांग की 
कुण्डली को घुमाकर इस प्रकार रखो कि अपनी राशि छर्न स्थान पर आ जावे । 


पंचांग में दी हुई कुण्डली अपनी गोचर कुण्डली 


कुम्भ राशि को लग्न स्थान में लिख कर शोप राशियां क्रमानुसार वांई ओर से 
लिख कर उसमें वे ही ग्रह स्थापित कर दो जो पंचांग की कुंडली में दिये हैं, तो 
अपनी गोचर कुंडली वन जायगी, जैसा यहां बताया है। जिस राशि पर जो ग्रह 
पंचांग की कुंडली में दिये रहते हैं उसी के अनुसार गोचर कुंडली में रहते हैं, केवळ 
अन्तर यही रहता है कि पंचांग में सूयं जिस राशि पर रहता है वह लग्न के स्थान 
में सबसे ऊपर दिया रहता है, अपनी गोचर कुंडली में लग्न स्थान पर अपनी राशि 
रहती है । अपनी इसी गोचर कुण्डली पर से फल का विचार करना पड़ता है। 

अपनी कुण्डली में मेष का मंगल तीसरे स्थान में है और वृष का शुक्र चोथे स्थान 
में है । पंचम में मिथुन का सूर्य चन्द्र शनि और राहु हैं। षष्ठ में ककं का वुध, अष्टम 
में कन्या को गुरु और लाभ स्थान में धन का केतु है। वस, इसी के अनुसार फळ का 
विचार करना पड़ेगा । 

गोचर फल विचारने का चक्र प्रत्येक पंचांग में दिया रहता है उससे देख लेना। 
इसका पूरा फल विचारना पृथक फलित खण्ड में दिया जायगा । 


२५२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


जन्म राशि और जन्म लग्न में क्या अन्तर है ध्यान में रखना चाहिए । जन्म 
समय जो राशि पूर्व में उदय हो रही है वह जन्म लग्न है और जन्म समय चन्द्रमा 
जिस राशि में रहता है वह राशि जन्मराशि कहलाती है । यहाँ गोचर फल जन्मराशि 
से विचार किया जाता है । 


७ 


अध्याय ४६ 
शनि का विशेष विचार 
साढेसाती शनि 


शनि का प्रभाव इतर ग्रहों को अपेक्षा विशेष देखने में आता है, क्योंकि शनि. 
अधिकतर दुःख प्रगट करता है । यह एक राशि में लगभग २॥ वर्ष रहता है । शनि 
का पूरा फेरा २९ वर्ण ५ मास १५.६ दिन में होता है । शनि बुरे स्थान में होने से 
कोई बुरा अभाव उत्पन्न करता है तो सवसे अधिक समय तक शनि के प्रभाव से ही 
दुःख भोगना पड़ेगा । इस प्रकार शनि लगातार ऐसी ३ राशियों में रहता है जिनका 
अभाव जातक पर बुरा पड़ता है तो लगातार ७॥ वर्षो तक शनि का बुरा प्रभाव 
जातक को भोगना पड़ता है, उस समय शनि की साढ़ेसाती आई है ऐसा कहते हैं। 

जन्म समय चन्द्रमा जिस राशि पर हो वह जन्मराशि कहलाती है। जव शनि 
अपनी जन्म राशि के समीप की राशि पर आता है तो वह पीड़ा देना आरम्भ करता 
है । यह राशि जन्मराशि से वारहवीं होती है । वहाँ २॥ वषं शनि रहता है । फिर 
आगे चल कर शनि जब जन्मराशि में आता है तो यहां भी २॥ वर्ष रहता है। 
उपरान्त जन्म राशि से दूसरी राशि पर भी शनि २॥ वर्ष रहता है। 


इः 


+ 


> 


शनि का विशेष विचार : २५३ 


इस प्रकार जव लगातार ३ अशुभ स्थानों में शनि ७॥ वर्ष रहता है तब इसी को 
साढ़ेसाती कहते हैं । इस कुण्डली में जहाँ-जहां पर शनि रहने से अशुभ स्थान शनि 
का माना गया है वहाँ + चिल्ल देकर समझाया गया है । जब शनि की साढ़ेसाती होती 
है तो इस साढ़ेसाती में अशुभ फल होता है । 


जिस राशि के जितने अंश पर जन्म समय चन्द्र रहता है उस राशि के समीप 
वारहवें स्थान पर जब शनि का प्रवेश होता है तो साढ़ेसाती का आरम्भ होता है, और 
शनि नेत्र पर आया है ऐसा कहते हैं । शनि जब जन्मराशि और उसके अंश पर अः 
है तो साढ़ेसाती का मध्य भाग होता है उस समय शनि उदर में आया कहते हैं 
जन्म राशि के आगे के (दूसरे) स्थान में अंश के वरावर शनि आता है तो साढ़ेसाताँ 
अन्त्य भाग में प्रवेश हुआ है या शनि चरणों में आया हुँ ऐसा कहते हैं । इस प्रकार 
जन्मराशि से बारहवाँ, पहिला और दूसरा स्थान तक शनि रहने के काळ को शनि की 
साढ़ेसाती कहते हैं । 


इस काल में नाना प्रकार के कष्ट और भिन्तर मनुष्यों को जन्म कुण्डली के 
अनुसार शनि के प्रभाव से भिन्नर प्रकार की आपत्तियाँ आती हैं । इस में किसी की 
मृत्यु होती है, किसी के माता पिता का मरण होता है, किसी की स्त्री की मृत्यु होती 
है, किसी का घर जलता है, किसी की जीविका जाती है इत्यादि अनेक प्रकार के 
संकटमय प्रसंग आते है । परन्तु विशेष परिस्थिति में यह कभीर शुभ फल भी देता 
है। जव शनि की अशुम साढ़ेसाती हो तो लोहे की अंगूठी पहिरना, शमि की उपासना 
करना, जप दान आदि करना चाहिए । 

किसी को भी साढ़ेसाती आने पर फिर ३० वपं में साढ़ेसाती आती है । एक 
मनुष्य को ३ वार से अधिक साढ़ेसाती नहीं आती । चौथी साढ़ेसाती लाखों में विरला 
मनुष्य भोगता है । 


शनि की साढ़ेसाती का शुभाशुभ जो फल मिलता है नीचे चक्र में बताया है कि 
किस राशि वाले को किस प्रकार पीडा आदि देता है । 


राशि समय और प्रभाव राशि समय और प्रभाव 

१ मेष बीच के २॥ वषं अनिष्ट ७ तुला अंत के २॥ वषं अनिष्ट 

२ वृष आरंभ के २॥ वषं अनिष्ट ८ वृश्चिक पहिले २॥ वर्ष अच्छे शेष अनिष्ट 
३ मिथुन अन्तके , # ९ घन अंत के २॥ अच्छे शेप अनिष्ट 


४ ककं पहिले २॥ वपं अच्छे शेष अनिष्ट १० मकर २॥ वर्ष किचित्‌ अनिष्ट 
५ सिंह अन्त के २॥ श्रेष्ठ शेष अनिष्ट ११ कुभ सब अच्छा _ 
६ कन्याः पहिले २॥ वर्षं अनिष्ट १२ मीन अंत के २॥ वर्ष अनिष्ट 


मतान्तर--कोई कहते है धन के पूणं ७॥ वर्ष अनिष्ट, मकर के पहिले ५ वर्ष 
और कुंभ के पहिले २॥ वर्ष अनिष्ट कारक होते है । 


२५४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


विशेष अनुभव से यह सिद्ध हुआ है कि साढ़े साती का शुभाशुभ फल जातक के 
जन्म शनि के ऊपर निर्भर है । 

जब शनि जन्म राशि से 

१२ वें स्थान में आता है तोस्शरीर कष्ट, अधिक खर्च, व्यापार में अड्चन, धन 
को हानि और शरीर नेत्र में पीड़ा करता है । 

जन्म स्थान में आता है तो--उदर विकार, जमीन-प्रम्पत्ति तथा पशु-वाहन की 
हानि, अधिकारियों से मनमुटाव और अपयश करता है । 

दुसरे स्थान में आता हे तोरनिरथंक आज्ञा, कुटुम्ब नथा शत्रु विरोध, कुटुम्ब 
वियोग, राजमार्ग में झंझट उपस्थित हो । 

शनि का स्वस्थान मकर और कुम्भ है । जव शनि अपने स्वस्थान या उच्च स्थान 
पर आता है तो जन्मकुण्डली को स्थिति के अनुसार वह जातक को लाभ भी करता 
है । 

अढेया का चरण विचार-- 

जव शनि जन्मराशि से चतुर्थ या अष्टम स्थान में होता है तो उसे अढैया शनि 

/ कहते हैं । इसमें भी शनि कष्ट देता है, जिसका फल इस प्रकार होता है :-- 
चतुर्थ में-शरीर तथा माता पिता को कष्ट, राज मागं से चिता, सम्पत्ति सम्बन्धी 

झंझटें, धन खचं । 

अष्टम में शरीर व शत्रु भय, मानसिक चिन्ता और धन का अपव्यय । 

शनि का चरण विचार-- 

शनि जब एक राशि छोड़ कर दूसरी राशि में जावे उतत समय देखो शनि अपनी 
जन्म राशि से कितने स्थान में है, उसके अनुसार निम्नलिखित फल का विचार 
करना । 

१-६-११ स्थान में हो तोन्सुवर्णपाद-फल-सौख्य फल । 


२-५-९ „ ११ रजत पादः=फल= ह्व काम फलप्रद । 
६-७-१० ,, „» तान्न पाद=फल=मध्यम फल प्रद 1 
४-८-१२ „» „» लोह पाद फल दुःख दारिद्रय दायक । 
७ 
अध्याय ४७ 
आयुर्दाय 


आयु के ३ भेद हैं । (१) अल्पायु, (२) मध्यायु, ( ३ ) दीर्घायु । 
साधारण प्रकार से आयु का विचार लग्नेश और अष्टमेश से होता है । 


लयुर्दाय : २५५ 


दीर्घायु मध्यमायु अल्पाय 
आयु ( ८० से १२० वर्ष तक ) ( ४० से ०० वषं तक ) ( ३० से ४० वषं तक ) 
लग्नेश चर स्थिर द्विस्वसाव चर स्थिर हिस्वभाव चर स्थिर हिस्वभाव 
अष्टमेश चर द्विस्व० स्थिर स्थिर चर हिस्व० दिस्व० स्थिर चर 
स्पष्टीकरण 

(१) दोर्घायु--छग्नेश अष्टमेश दोनों चर राशि में हों या एक स्थिर दूसरा 
द्विस्वसाव राशि में दो । 

( २) मध्यमायु-छग्नेश अष्टमेश में से एक चर दूसरा स्थिर में या दोनों 
द्विस्वभाव में हों । 

( ३ ) अल्पायु--छग्नेश अष्टमेश मे मे एक चर दूसरा द्विस्वभाव मे हो या 
दोनों स्थिर राशि मे हों । 

१ इस प्रकार राशि जिसमें लग्नेश ( लग्न स्वामी ) और अष्टमेश ( अष्टम 
स्थान का स्वामी ) हो, विचारना कि वह राशि चर स्थिर या द्विस्वभाव है । उस 
पर से ऊपर बताये चक्र के अनुसार आयु का विचार करना यह पहली रीति हुई । 

२ इसी प्र हार दूसरी रीति यह है कि लग्न या सप्तम भाव में चन्द्र हो तो लग्न 
और चन्द्र से विचार करना । यदि वहाँ चन्द्र न हो तो शनि और चन्द्र से ऊपर 
बताये अनुसार आयु का विचार करना । 

३ तीसरा प्रकार यह है कि लग्नेश और अष्टमेश की तरह लग्न और होरा 
लग्न से भी ऊपर बताये अनुसार विचार करना अर्थात्‌ चर आदि उस राशि की 
संज्ञा का विचार कर आयु का विचार करना । 

इस प्रकार तीनों बताई हुई रीति से या २ प्रकार को रीति से जो आयु प्राप्त हो 
नीचे चक्र के अनुसार आयु का विचार करना । 

आयु दीर्घायु मव्यमायु अल्पायु 
आयु वर्षे १२० १०८ १३ ८० ७२ ६४ ४० ३६ ३५ 
कितने प्रकारसे २ २७:१६ ६८ र 15० 10 त 
आई हुई आयु 

जैसे दीर्घायु ३ प्रकार से आने पर १२० वर्ष, २ प्रकार से १०८ वर्ष केवल एक 
प्रकार से ९६ वर्ष । इसी प्रकार ऊपर चक्रे के अनुसार आयु का विचार करना । 

इसके आगे और भी गणित द्वारा आयु स्पष्ट की जाती है । यहाँ केवळ प्रारं भिक 
ज्ञान के लिये दिया है। पूरी आयु निकालना व लग्न ओर होरा लग्न गणित द्वारा 
निकालना गणित खण्ड में दिया है: सूक्ष्म रूप से आयुर्दाय गणित करने से ही 
निकलता है आरंभ में विद्यार्थी को सबसे ऊपर बताये हुए स्थूल प्रकार से आयु 
निकाल कर संतोष भर लेना चाहिए। जैसे 

(१) यह महात्मा गांधी जी की कुंडली है 


२५६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्डः 


(१) यहाँ लग्नेश शुक्र लग्न में तुला राशि का है तुला चर लग्न है ( २ ) और 
अष्ट मेश भी शुक्र होने से चर लग्न में हुआ, दोनों चर आने पर दीर्घायु हुई । 


( १ ) दीर्घायु योग 


(२) में लग्नेश चन्द्र वृष राशि में है जो स्थिर राशि है। अष्टमेश शनि मेष 
चर राशि में है । एक चर दूसरा स्थिर होने से मध्यमायु हुई । 
(२ ) मध्यमायु योग ( ३ ) अल्पायु योग 


( ३ ) लग्न मेष है लग्नेश मंगल हुआ। यह मंगल सिंह राशि में है जो स्थिर 
राशि है । अष्टम भाव में वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अष्टमेश हुआ । यह मंगल: 
स्थिर राशि सिंह में है । दोनों स्थिर राशि में होने से अल्पायु हुई । 


मारक स्थान और मारकेश विचार : २५७ 


अध्याय ४८ 
मारक स्थान और मारकेश बिचार 


जन्म कुण्डली में विशेष स्थान जिस से मुत्यु होने का विचार होता है उसे मारक 
स्थान कहते हैं । मारक स्थान का स्वामी मारकेश कहलाता है 1 
ज्योतिष में मृत्यु शब्द का अर्थ विस्तीर्ण है । 
यहाँ मृत्यु शब्द में-व्यथा, दुःख, भय, लज्जा, रोग, शोक, मरण तथा अपमान भी 
सम्मिलित है । 
मारक स्थाना 


(१) लग्न से अष्टम स्थान ओर 
अष्टम से अष्टम स्थान अर्थात्‌ तीसरा 
स्थान । 

इन दोनों का व्यय स्थान ( वारहवाँ 
स्थान अर्थात्‌ अष्टम, का व्यय स्थान सप्तम 
हुआ और तीसरे का व्यय स्थान दूसरा 
भाव हुआ । अर्थात्‌ दूसरा तीसरा सप्तम 
और अष्टम स्थान, कुंडली में जहाँ चिल्ल ! ८00 ४ 
हैं, मारक स्थान कहाते हैं । इन चारों में द्वितीय और सप्तम मुख्य और बलवान 
मारक स्थान है । इन मारक स्थानों के स्वामी मारकेश कहलाते हैं । 

मारकेश विचार ( संक्षिप्त में ) 

कुण्डली में अल्प, मध्य, पूर्ण आयु के -विचार के उपरांत मारकेश का विचार 
करना चाहिए. 

(१ ) शनि और केतु की महामारक संज्ञा है। ये मारकेश होते हैं तो गति 
अनिष्ट प्रभाव पहुंचाते हैं । 

(२) सूर्य और चन्द्र को छोड़ कर शेष सब ग्रह, राहु केतु भो मारक स्थान के 
स्वामी होने पर मारकेश होते हैं । छ १ 

( ३ ) चन्द्र जब बुरे स्थान में हो तो उसकी अंतर्दशा में भी मृत्यु हो जाती है। 

( ४ ) शनि जब पाप ग्रह के साथ होतो मारकेश होने पर सव ग्रहों को दबा 
कर मृत्यु कारक होता है । पक 

(५ ) मारकेश की मुख्य दशा व मारक स्थान में स्थित क्र्र ग्रह की अंतदेशा म 
या, पाप ग्रह की महादशा में जब पाप ग्रह का अन्तर ( अन्तर्देशा ) हो तो मृत्यु होती है। 

( ६ ) बलवान ग्रह की दशा में जब वह मारकेश होता है तो मृत्युतुल्य कष्ट, 
रोग, भय, शोक, अग्नि भय, चोर भय, आदि दुःखद प्रभाव उत्पन्न करता हैत 


१७ 


२५८ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


अध्याय ४६ 


दशासाधन 


ग्रहों का जो फल होता है उस फल की प्राप्ति का समय जानने को दशा साधन 
करना पड़ता है । 

दशा कई प्रकार की है परन्तु उनमें साधारण प्रकार से मुख्य ३ दशाएँ उपयोग में 
आती हैं । इतर दशाओं के साधन में कुछ गणित करना पड़ता है और कहीं कहीं 
अधिक गणित करना पड़ता है, इस कारण उनको यहाँ छोड़ देते हे । गणित खंड में 
उनका वर्णन होगा । र 

३ प्रकार की दशा । 

(१) विशोत्तरी दशा (२ ) अष्टोत्तरी दशा (३) योगिनी दशा। 

जन्म पत्रिका में प्राय: विशोत्तरी या अष्टोत्तरी दशा निकाली जाती है । विशोत्तरी 
दशा में परम आयु १२० वर्ष की और अष्टोत्तरी दशा मै १०८ वर्ष की मान कर 
दशाँ साधन की जाती है । ? 

इन दशाओं का फल जानने के लिये जैसा ग्रह का फल होगा बसा फल उसकी 
दशा में होगा । उन ग्रहों के विषय में गुण दोष अच्छी तंरह जान लेना चाहिये । 

विशोत्तरी या अष्टोत्तरी दशा में से एक कोई दशा कासाधन करना चाहिये। यदि 
शुक्ल पक्ष में रात्रि समय जन्म हो तो विशोत्तरी दशा और कृष्णपक्ष में दिन का जन्म 
हो तो अष्टोत्तरी दशा लेनी चाहिए। 

शुक्ल पक्ष में दिन के समय या कृष्ण पक्ष में रात्रि के समय जन्म हो तो योगिनी 
दशा साधन करना चाहिए । परन्तु बहुधा ज्योतिषी लोग विशोत्तरी और योगिनीदशा 
दोनों साधन करते है । अष्टोत्तरी दशा अधिकतर दक्षिण तथा गुजरात में प्रचलित 
है । मुख्य दशा होने के कारण यहाँ केवल विशोत्तरी दशा निकालना बतळाते हैं । 

विशोत्तरो दशा साधन 

विशोत्तरी दशा में परम आयु १२० वर्ष की मानी गई है । जिस नक्षत्र में अपना 
जन्म हुआ हो उस नक्षत्र के विचार से ग्रह की आरम्भ दशा निक्राली जाती है । 

इस दशा मे ग्रहों की दशा का क्रम और वर्ष एवम्‌ उनके नक्षत्र नीचे चक्क में 
चताये गये हे । कृत्तिका को आदि नक्षत्र मान कर एक एक नक्षत्र मे एक एक ग्रह 
भोगता है। इस प्रकार ९ ग्रह २७ नक्षत्र भोगने से प्रत्येक ग्रह को ३-३ नक्षत्र 
मिलते हैं। 

विशोत्तरी महादशा चक्र 
क्रम १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ऽ ५ 
ग्रह आदित्य चंद्र कुज राहु जीव शनि बुध केतु शुक्र 

(सु) (मंगल) (गुरु) 


दशासाधन : २५९५ 


संकेत अक्षर आ० चु कु० रा० जी० श० बु० के शु० 
वर्ष MN MOS VOY १9०५ कया लर 
चंद्र नक्षत्र कृतिका रोहिणी मृग, आर्द्रा पुन. पुष्य आश्ले. मघा पू. फा. 
उ. फा. हस्त चित्रा स्वाती विशा. अनु. ज्ये. मूल. पूः षा. 
उ. षा. श्रवण धनि, शत. पू.भा. उ.भा. रेवती अश्वि. भरणी. 
ग्रहों का क्रम ऊपर दिये संकेताक्षर से पंडित लोग स्मरण रते हूँ । 
ग्रह की दशा निकालना 


कृत्तिका नक्षत्र से अपने जन्म नक्षत्र तक गिनने में जो संख्या आवे उसमें ९ का 
भाग दो । जो शेष बचे आ० चं० कु०रा०जी० श० बु० के० शु० इस प्रकार क्रम पूवेक 
गिनो जो ग्रह आवे ठस ग्रह की महादशा में जन्म हुआ ऐसा जानना। 

जैसे आर्द्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो कृत्तिका से आर्द्रा तक गिना ४ संख्या हुई । 
यह संख्या ९ से अधिक होती तो ९ का भाग देते, शेष ४ ही रहा ! आ० १ चं० २ 
कु० ३ रा० ४ गिनने से चौथी राहु की महादशा आई। 

ऊपर चक्र दिया है, उसमें गिनने की आवश्यकता नहीं है । जन्म नक्षत्र आर्द्रा के 
ऊपर क्रम का ४ दिया है, नीचे राहुलिखा है और नीचे १८ वर्ष लिखे हैं। इससे 
प्रगट हुआ कि राहु की महादशा में जन्म हुआ है और यह महादशा १5वर्ष रहती हुँ 

आर्द्रा नक्षत्र कुछ भुक्त हो चुका होगा उसी अनुपात से राहु के वर्ष भी भुक्त हो 
गये होंगे । जन्म नक्षत्र कितना भुक्त हो चुका है और कितना भोगने को शेष है ओर 


पूरा नक्षत्र कितने घड़ी पछ का है जान कर उसी अनुपात से दशा के भक्त वर्ष 
निकाले जाते हैं। 


( भयात > महादशा वषं ) + भभोग=भुक्त वर्षे मास दिन आदि। 

( महादशा वर्ष--भुक्त वर्ष ) = भोग्य वर्ष महादशा के ( गणित आगे दिया है ) 

अंतर्दशा त 

महादशा. का समय बहुत बड़ा रहता है । उससे सूक्ष्म समय निकालने को 
अंतर्देशा निकालनी पड़ती है । अंतर्दशा से भी सूक्ष्म समय प्रत्यंतर दशा में और उससे 
भी सुक्ष्म समय विदशा साधन करने से निकलता है । यह सब गणित खंड में दिया 
है । यहाँ केवल अंतदंशा निकालना बतळाते हैं । 

जिप्त ग्रह की महादशा में अंतर्दशा निक्रालनी हो तो पडिले उस ग्रह की मंतर्देशा 
होगी जिसकी महादशा है। उसके उपरान्त उसके आगे क्रमानुसार जो ग्रह चक्र में 
दिये हैं उनकी अंतर्देशा होगी । 

अंतर्दशा के ग्रहों के वर्ष निकालने के लिये अंतर्दशा में जो ग्रह पड़ा है उस के वर्ष 
और महादशा के वर्ष की संख्या गुणा कर= ३०-१० का भाग दो तो अंतर्देशा के 
मास दिन आदि की संख्या निकक आयेगी । १२ मास से अधिक हों तो १२ का भोग 
देकर वर्ष बना लो । १० का भाग देने से जो बच रहे उसमें ३ का गुणा कर देने से 


= 


२६० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


दिन की संख्या आ जायेगी । जसे सूर्य वर्ष ६ है । सूर्ये को महादशा में पहिले सूर्य ही 
की अंतदेशा होगी । 

अंतर्देशा सूर्य वयं ६ -- महादशा सूर्यं वर्ष ६० ६१६६ -३६ -: १०=३ मास 
१८ दिन 1 ३६ में १० का भाग दिया तो लब्धि ३ के ३ मास हुए, शेष ६ > ३-१८ 
दिन हुए । इसी प्रकार सब ग्रहों की अन्तंदशा निकाली जाती है । यहाँ पहिले सूयं में 
सूर्य की अन्तंदंशा हुई । इसके आगे चन्द्र, फिर मंगळ की इत्यादि क्रमानुसार अन्तँदशा 
होगी । सब अन्वदंशाओ के वर्ष का योग, महादशा की वर्ष संख्या के बराबर होता है १ 
आगे प्रत्येक ग्रहों के अन्तंदशा का चक्र और उसका वषं आदि दिया हें । 

विशोत्तरी अन्तर्दशा चक्र-- क 

सूर्यं की चन्द्र की मंगल की राहु को गुरु की 

अन्तर्दशा ` अन्तर्दशा अन्तदेशा अन्तर्दशा अन्तर्दशा 
ग्रह व. मा. दि. ग्रह व- मा, दि. ग्रह्‌ व. मा. दि. ग्रह व. मा. दि. ग्रह व. भा. दि. 
सूर्य ० ३ १८ चन्द्र ० १०० मं. ० ४ २७ राहु २ ८ १२गुर २ १ १८ 
चन्द्र ० ६ ० मं. ०७ ० राहु १ ० १८ गुरु २ ४ २डईशनि२ ६ १२ 
मं. ०४ ६ राहु १६ ० -गुरु ० ११६ शनि २ १० बुध २ ३ ६ 
राहु ० १०२४गुरु १४ ० शनि १ १ ९ बुध २६ १८ केतु ० ११ ६ 
गुरु ०९ १८शनि १७ ० बुध ० ११ २७ केतु १ ० १८ शुक्र २ ८ ० 
शनि ० १११२ बुध १५ ० केतु ०-४ २७ शुक्र ३० ० सूयं ० ९ १८ 
बुध ०१०६ केतु ०७ ० शुक्र १ ९ ० सूर्य ०१०२४चन्द्र १ ४ ० 
केतु ०४ ६ शुक्र १८ ० सूर्य ० ४ ६ चन्द्र १६ ० मं. ० ११६ 
शुक्र १० ० सूर्यं ० ६ ० चन्द्र ० ७ ० मं. १० १८राहु २ ४२४ 
योग ६० ० योग १०० ० योग ७ ० ० योग पृ८० ० योग १६ ०० 


शनि की बुध की केतु की शुक्र की 

अन्तदेशा अन्तर्दशा अन्तर्दशा अन्तर्दशा 
ग्रह वर्ष मा. दि. ग्रहः वर्ष मा. दि. ग्रह वर्ष मा. दि. ग्रह वर्ष मा. दि. 
शनि ० ३ बुध २ ४ २७ केतु ० ४ २७शुक्र ३ ४ ० 
बुध १ ८ ९ केतु ० ११२७ शुक्र २ १ ०सूर्यं १ ० ० 
केतु १ १ ६ शुक्र १ २०० सूर्यं ० ४ ६ चन्द्र १ ८ ० 
शुक्र ३ २ ० सूर्य ० १० ६ चन्द्र ० ७ ०मं. १२ ० 
सूयं ० ११ १२ चन्द्र१ ५ ० मं. ० ४ २७राहु ३ ० ० 
चन्द्र १७ ८ मं. ० ११२७ राहु १ ० पृद्गुर २ ८ ० 
में. ११ ६ राहु २ ६ १८ गुरु ० ११ ६ शनि २ ० 
राहु १ १० ६ गुरु २ रे ६ शनि १ १ & बुध २ १० ० 
गर २ १ १२ शनि २ ८ & बुध ० ११ २७केतु १ २ ० 
` योग १९० ० योग १७ ० ० योग ७० ० योग्र २० ० ० 


दशोसाधन : २६१ 


दशा साधन और दशा का समय निकालने का उदाहरण 

जिसकी जन्म कुण्डली में विशोत्तरी दशा निकालतीं है उसके लिये जन्म नक्षत्र का 
भयात और भभोग निकालना चाहिए । 

(देखो कुण्डली बनाने का गणित) 

मान लो सम्वत्‌ १९९५ इष्ट कालीन सूर्य कन्या के गतांश १५ ( ५ रा १५०) 
(यहाँ सूर्य स्पष्टः ठीक नहीं मालुम है केवल राशि अंश मालुम हैं । इस कारण कला 
विकला को छोड़ कर सूर्य के केवल राशि अंश लिया है) । 

जन्म नक्षत्र पूर्वाषाढा भयात (भुक्त घडी) ४८ घ. १२ प, भभोग (पूर्ण नक्षत्र) 
६६ घ. १२ प. है । इसका विशोत्तरी मत से दशा साधन करना है । 

विशोत्तरी दशा चक्र में पू. पा. जन्म नक्षत्र से शुक्र की महादशा होती है । इसके 
पूर्ण वर्ष २० हैं तो शुक्र की महादशा में जन्म हुआ है ऐसा कहेंगे । शुक्र के २० वर्ष में 
कितने वर्ष भुक्त हो चुके हैं और कितने वष भोगने को रहे हैं गणित से निकालते हैं । 
(भयात % महादशा वर्ष) ४८ घ. १२ प. > २० वषं=२८९२ प. % २० वषं=५७८४० 


eon 


भभोग ६६-१२ ३६७२ पल ३६७२_ 
१ ३६७२) ८८१६०(२२ दिन 
घड़ी के पल बनाये ७९४४ 
४८ घ. १२ प. ६६ घ. १२ प. ६१२० 
२८६० २८६० ७९४४ 
EC इह्य पऽ 
_११२ +१२ =१४ वर्षे ६ मा. २२ दिन भुक्त व. 
२८९२ पल ३९७२ पछ शुक्र वर्ष-मास-दिन 
भयात भभोग पूणं वर्ष -२०, ० ० 
३६७२) ५७८४०(१४ वर्ष भुक्त वष-१४ ६ २२ 
३९७२ [शेष ५ ५ ८ भोग्य वर्ष 
१६१२० शुक्र को महादशा शुक्र के 
१५८८८ वर्षे. मा. दि. और भोगने को रही । 
२२३१ ५ ५८ 
२१२ मास 
३६७२) २६७८४(६ मास 
२३८३२ 
२९५२ 


26३० दिन_ 


२६२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


विशोत्तरी दशा चक्र राहु १५ ० ० 

ग्रह वर्ष -मास दिन गुरु १६ ० ० 

शुक्र ५ ५ ८ शनि १९ ० ० 
` सूर्यं ६ ० ० बुध १७ ० ० 

चंद्र १० ० ० केतु ७ ० ० 

मंगल ७ ० ० 

अंतदंशा साधन 


शुक्र की महादशा केवल ५ व० ५ मा० ८ दि० भोगने को शेष रही है । अब 
इसमें देखना है, शुक्र के अन्तगेत कौन ग्रह की अन्तर्दशा भोगने को रही है । शुक्र 
महादशा की अन्तर्दशा के वर्ष उलटे क्रम से घटाते जाना चाहिए । अर्थात्‌ अत्तु की * 
अन्तदंशा के वर्ष घटने पर और शेष रहे तो उसके (पहिले जो“ग्रह हो उस की दशा 
घटाना, इसी प्रकार जब तक घटते जावे उलटे क्रम से घटाते जाना चाहिए । जो शेष 
रहे वहाँसे अन्तदंशा का समय गिननां चाहिए। शुक्र की अन्तदँशा में इस 


प्रकार ॒वष हैं । 
देखो अंतदंशा चक्क-- 

ग्रह वर्षे मास प० मा० दि० 
१ शुक्र ३ ४ शुक्र भोग्यवर्ष ५ ५८ 
श्सूय १ ० --६ अंत का केतु १ २ ० घटाया 
३चंद्र १ ८ शेष? ४ ३ ष 
४ मंगल १ २ --८ बुध २ १० ० घटाया 
श्राह ३ ० शेष १ ५ ८ 
दगुरः २ दु --७ शनि ३ २ ० नहीं घटा 
७शनि ३ २ 
वध २ १० 
९केतु १ र 
योग २० ° 


यहाँ उलटे क्रम से अन्तदेशा के वर्ष घटाना आरम्भ किया । केतु और बुध के 
वर्ष घट गये, शनि के वर्ष नहीं घटे । इससे प्रगट हुआ कि शनि की अन्तदंशा. में 
जन्म हुआ था मर शनि की अन्तर्दशा १ व० ५ मा० ८ दि० भोगने को शेष रह: 
गई है। 


इसी के अनुसार अन्तर्दशा चक्र बनाया । 


दशासाधन : २६३ 


शुक्र महादशा की अंतदंशा 
ग्रह वर्ष मास दिन इसके आगे सूर्य की महादशा आरम्भ 
शनि १ भर ८. होगी। उसके अन्तर्देशा वर्ष, चक्र के अनुसार 
बुध २ १० ° ही उद्धूत कर देना और आगे महादशाओ की 
केतु १२ ० अन्तर्दशा भी चक्र के अनुसार स्थापित 
योग ण शर द करना । 


महादशा और अन्तदंशा का समय निकालना 

जन्म सम्वत्‌ ओर जन्म समय का सूर्य स्पष्ट लो और इसमें ग्रह की महादशा या 
अन्तर्दशा के वर्ष मास दिन आदि इसमें जोडते जाना तो दशा का समय (जब तक वह 
दशा रहेगी) निकल आयगा । जोड़ने के लिए सम्वत्‌ में वर्ण, सूर्ये की राशि में मास, 
अंश में दिन, कला में घड़ी और सूर्य की विकला में दशा के पल जोड़ना । 


सम्बत्‌-वर्ण . सूयं अंश<दिन इसका उदाहरण देकर 
सूर्यराशि=्मास सूर्यं कला=वड़ी नीचे समझाया है । 
सूयं विकला=पल 


महादशा चक्र बनाकर उसमें जन्म का सम्बत्‌ और जन्म समय का सूर्य स्पष्ट 
राशि अंश कला विकला जोड़ना पड़ता है। - 

उदाहरण में सूर्य स्पष्ट नहीं निकाला । सूर्य की केवल राशि अंश ज्ञात है, इससे 
केवल राशि अंश छ्या है । कला विकला ज्ञात न होने से छोड़ दिया है । 

सम्वत्‌ सूर्यराशि अंश २०१६ १० २३ 

जन्म संमय १९९५ ५ १५ +मंगल महा के ७ ० ० 
शुक्र महादशावर्ण ५ ५ ० तक मंगल = २०२३ १० २२३ 
=तक शुक्र २००० १० २२३ +राहु महा. के १८४ ० ० 
+सूर्यं महा. के ९ ० ० तक राहु २०४१ १० २३ 


——————् 


तक सूर्य= २००६ १० २३ नगुरु म. के ds ROR 

+चन्द्र महा-के १० ० ० तक गुरु २०५७ १० २३ 

तक चन्द्र= २०१६ १० २३ + शनि म. के १९ ० ° 
तक शनि २०७६ १० २२३ 
नवुध- के १७ ० ० 
तक बुध= २०९३ १० २३ 
केतु क्के ७ ० ० 


SNS मी माय 
तक केतु २१०० १० २३ ड 


२६४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा प्रारम्भिकं शान खण्ड 


अन्तर्दशा चक्र 
जन्म समय सम्वत्‌ सूर्य राशि, अंश 
१९९५--५--१५ 
+-शनि की अन्तदंशा १--५-- ८ 
तक शनि= १९९६--१०-२३ 
+बुध की २३--१०---० 
तक बुध- १९९९८२३. 
नेकेतु १-०२-- ० 
तक केतु= २०००--१०-२३ 


इस प्रकार शुक्र की महादशा में अन्तर्दशा वर्ण हुए । 
अंश जोडते समय ३० अंश से अधिक होने पर राशि में एक वढा दो और राशि 


जोडते समय १२ से अधिक हो तो वर्ण में एक बढ़ा देना । 
इस प्रकार जोड़ कर महादशा या अन्तर्देशा का समय निकाल .लेना । अव इन 
सबको इस प्रकार चक्र बनाकर लिखेंगे । 


साधन किया हुआ महादशा चक्र शुक्र की अन्तदंशा का चक्र 
सूर्य की सूर्य की 
अह वर्ण मास दिन सम्वंत्‌ रा. अंश ग्रह वर्ण मास दि. सम्वत्‌ रा. अंश 
६ १९९५ ५ १५ जन्म १९९५ ५ १५ जन्म 
शुक्र ५ ५ ८ २००० १० २३ तक शनि१ ५ ८ १९९६ १० २३ तक 
सुयं ६ ० ० २००६ १० २३ » बुध २ १० ० १९९९ ८२३ ,, 
चन्द्र १५ ० ० २००६ ११ २३ ,, केतु १ २ ०२००० १०२३ ,, 
मं. ७ ० ० २०२३ १० -३ „ 
राहु १५ ० ० २०४१ १० २३ „ 
शुरु १६ ० ० २०५७ १० २३ ,, 


शनि १९ ० ० २०७६ १०:२३ „ 
बध १७ ० ० २०९३ १० २३ ,, 
+ २१०० १० २३ ,, 

इसके आगे सूर्य की अन्तदंशा के वर्ष इसमें जोडते जाओ तो सूर्य की अन्तर्दशा का 
चक्र बन जायगा । आगे चन्द्र, मंगल, राहु आदि की अन्तर्दशा इसी प्रकार निकाल 
क्रो । चक्र से प्रगट होगा कि इतने सम्वत्‌ में जब सूर्य उतने राशि अंश पर आयेगा 
तब तक वह दशा रहेगी । जसे शुक्र महादशा सम्बत्‌ २००० में सूयं जब १० राशि 
२३ अंश पर आयगा उस समय तक रहेगी । इसी प्रकार और भी ग्रहों की दशा या 
` अन्तर्देशा के विषय में समझना । 


र्दी 6. 


कार्य सिद्ध योग : २६५ 


सूर्य की कौन राशि किस चान्द्र मास में पड़ती है पहिले बता चुके हैं, उसके | 
अनुसार उस सम्वत्‌ का मास जान सकते हो । मोटे हिसाब से सूर्य १ दिन में १ अंश 
चलता है। इस हिसाब से जितने अंश हों उतने दिन जान लो । यदि पंचांग पास हो 
तो पंचांग देख कर उस समय की तारीख निकाल लो, जिससे प्रगट हो कि किस 
तारीख से किस तारीख तक कौन ग्रह की दशा रहेगी । जैसे कन्या राशि का सूर्य है 
तो कुआँर में कन्या राशि आती है । इसी प्रकार समय का अनुमान कर लेना । 


अध्याय ५० 
कार्य सिद्ध योग 


जब यह जानना है कि कोई विशेष कार्य सिद्ध होगा या नहीं, तो उस समय घड़ी 
देखकर लग्न निकाल कर उस समय के ग्रह पंचांग से देखकर कुंडली बना लो । यही 
प्रश्न कुण्डली हुई। इसी पर से किसी प्रश्‍न का विचार करना पड़ता है। जिस प्रश्‍न 
का विचार करना हो वह प्रश्‍न किस भाव से सम्बन्ध रखता है, खोजो । जैसे किसी 
ने स्त्री सम्बन्ध का प्रश्‍न किया तो यह सप्तम भाव से सम्वन्ध रखता है, इस कारण 
सप्तम भाव कार्य स्थान कहलाया । कार्य भाव का स्वामी कायेश कहलाता है । मान 
लो सप्तम स्थान में वृष राशि है तो वृष का स्वामी शुक्र होता है । इस कारण कार्यश 
यहाँ शुक्र हुआ । फिर लग्नेश कार्यंश और उनकी दृष्टि आदि सम्बन्ध से निम्न रीति 
से प्रश्‍न का विचार करो । 


( १) लग्नेश, कार्यंश लग्न में हो । 

( २) लग्नेश कार्येश दोनों कायं स्थान में हों । 

( ३ ) लग्नेश कार्य स्थान में हो और कार्येश लग्न स्थान में हो । 

( ४ ) किसी स्थान में लग्नेश, कार्येश साथ हों ! 

( ५ ) लग्नेश लग्न में कार्येश कार्य स्थान में हो । 

( ६ ) लग्नेश कार्येश कहीं हों परन्तु उनकी दृष्टि हो । 

(७ ) लग्नेश कार्येश अपने अपने उच्च या स्वगृह के हों । 

इनमें से किसी योग के होने पर कार्य सिद्ध होगा और इनमें से कोई योग न हो 
तो कार्य सिद्ध नहीं होगा : 


२६६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड 


कार्य सिद्धि समय 
(१) चन्द्र की दृष्टि और योग से जो समय आवे उस समय में या जब लग्नेश 
या कार्येश का मिलाप हो पंचांग देख कर समय का विचार करना । 
(२) प्रश्न काल में जो लग्न हो और वतंमान में जो लग्न का उदित नवांश हो 
और उसका जो ग्रह नवांश स्वामी हो उनके अनुसार समय की अवधि जानना । 
ग्रह रवि चन्द्र मंगल बुध गुरु शुक शनि 
अवधि अयन क्षण दिन ऋतु नास पक्ष वर्ष 
( ६ मास ) 
कार्य सिद्ध कितने मास अयन क्षण या कितने दिन में होगा जानने को लग्न के . 


उदित अंश देखना, जितने अंश पर हो, उतनी ही संख्या कहना । 


® 


अध्याय ५१ 
उ नवांश ज्ञान 


किसी राशि के ९ सम विभाग करो तो एक विभाग को नवांश कहते हैं । ३०25: 
३९--२०-का १ नवांश हुआ । किसी राशि के आरम्भ होने से अन्त होने तक, इस 
र प्रकार ९ नवांश पूरे हो जाते हैं । र 
दरै अब यह जानने को कि किस राशि में पहिले कौन नवांश उदय होता है, राशियों 
की दिशाओं पर ध्यान दो । जिस राशि की जो दिशा है उसका जो भाव है स्मरण 
ओ। रखो तो राशि के आरम्भ नवांश का पता लग जायगा। 
ह ( १ ) यहाँ लग्न की दिशा पूर्व है जिसकी राशियां १, ५, ९ हैं तो लग्नभाव १ 
होने से इन राशियों का नवांश मेष से आरम्भ होगा। 
कट ( २) उसके बाद दशम की दिशा दक्षिण है जिसकी राशियाँ २, ६, १० हैं, . 
तो ये राशियाँ दशम भाव १० की होने से, इनमें १० राशि का नवांश पहिले उदय 
होगा । 
(३) इसके बाद सप्तम की पश्चिम दिशा की राशियां ३, ७, ११ हैं तो ये 
राशियाँ सप्तम भाव ७ की होने से ७ राशि से इनका नवांश आरम्भ होगा । 


दिशाओं की राशियाँ और भाव 

नवांश ४ राशि से आरम्भ होगा, क्योंकि ये चतुर्थभाव उत्तर की राशियाँ हैं । ( देखो 

चित्र संख्या ८८ ) पट 
आरम्भ की उदित नवांश (आरम्भ का नवांश) की राशियाँ ऊपर बता चुके हैं 

इनके आगे क्रमशः आगे की राशियों का उदय होगा । यहाँ नवांश चक्र देते हैं 

नवांश समझ लेना । 

(राशियों की दिशायें राशि गुण धर्म चक्र में दे चुके हैं ) 


र र मूल्य: रू० ६५ 


55 “ सचित्र ज्योतिष-शिक्षा 
प्या १ बी० एल० ठाकुर 
„ ज्योतिष के अधिकतर ग्रन्थ संस्कृत में ही हैं । किन्तु संस्कृत से अनभिज्ञ व्यक्तियों के लिए इस 


माध्यम से विषय का अध्ययन कठिन है । इसलिए हिन्दी में एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता 


| . थी जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति ज्योतिष का सरलता से अध्ययन कर सके । :.. - 


इस प्रयोजन को ध्यान में रखकर ही प्रस्तुत पुस्तक सात खण्डो में प्रकाशित की गई है । ये 
सात खण्ड प्रारम्भिक ज्ञान, गणित, फलित/'वर्ष-फल, प्रश्न मुहूर्त तथा संहिता खण्ड हैं । 


प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड: इस खण्ड के अध्ययन से ज्योतिष-सम्बन्धी बहुत-सी बातें समझ में `... 


आ जाती हैं, जैसे किसी का जन्म का सम्वत्‌, मास, पक्ष, दिन, समय आदि जाः 


संक्षेप में बताई गई हैं। 
गणित खण्डः इसके दो भाग हैं ।इसमें पूरी जन्मपत्री बनाने की विधि है । प्रत्ये 
की सोदाहरण रीति देकर पूरी गणित-प्रक्रिया दी गई है । र 
प्रथम भाग: १००; द्वितीय 
फलित खण्ड: प्रथम भागः इसमें फलित-सम्बन्धी बातें दी गई हैं और महापुरुषों की कुण्डलियों 
से उदाहरण देकर समझाया गया है । 


द्वितीय भाग: इसमें ग्रहों को दृष्टि, योग, वर्ग, स्थान आदि ज्योतिष के आवश्यक विषयों 


पर सूक्ष्म विवेचन क्रिया (अ) ८५;(स) १४० 


भाग: इसमें विस्तृत दशा-विचार के साथ भाग्य, धर्म, कीर्ति, विद्या, बुद्धि, ˆ 


सुख-दुःख आदि विषयों पर विचार एकट किया गया है, माता-पिता, भाई-बन्धु आदि 
क पर ग्रह-प्रभाव का ज्ञान प्राप्त करने के लिएइस ग्रन्थ की उपादेयता अनुपम 

| ९५ 
वर्षफल खण्डः इसमें वर्ष-फल बनाने का पूरा गणित उदाहरण देकर समझाया गया है । 


` प्रश्‍न-खण्ड: इसमें प्रशन-ज्योतिष सम्बन्धी बातें दी गई हैं और किसी प्रश्‍न का उत्तर देने का 


अभ्यास उदाहरण देकर समझाया गया है । 

मुद्र्त-खण्ड का लागती पतन | शुभाशुभ मूहूत्तों का विवरण 
दिया गया हे । 

संहिता-खण्डः इसमे राष्ट्रीय ज्योतिष-सम्बन्धी विषयों पर विस्तार से विचार किया गया है । 
अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुसार देश या नगर की राशि स्थिर करने 
के प्रकार बताए गए हैं । किसी भी देश के भविष्य की जानकारी के लिए ज्योतिर्विद इस 
खण्डका सफल उपयोग कर सकते हैं । भविष्यवाणी में प्राच्य और पाश्‍चात्य दोनो रीतिंयों , 


का सुविराद व सासार्भित वर्णन है । ४७. . 


मोतीलाल बनारसीदास . 
दिल्ली वाराणसी पटना बंगलौर मद्रास शर 


